IM) 
॥ श्री ज्ञानेशवरो बिजयते ॥ 
! ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 
। चतुर्थ अध्याय 
| कमंत्रह्माप॑णयोग 
ने 
ह 
री ह डॉ. गोविंद रामचंद्र नल कर 


CC-0. ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


श्री गीता ज्ञानेइवरी 


श्री ज्ञानेश्वरी-सुबोधिनी 


चतुर्थं अध्याय 


क्मंब्रह्मापंणयोग 


अतूवादक : 
श्री म. दा. बरसावड़ डॉ. गो विद रामचंद्र उपळाईक र 
एम्‌. ए. फलटण. 
फ़ळटण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


कट 
औं कृपा मुद्गरणालय 


2 
३-४-३०६९ छिंगमपट्ली, हृदराबाद-२७ 


] 


चैत्र शुद्ध प्रतिपदा 
गुढो पाडवा शके १८९५ 


दि. ४ एप्रील १९७३ 


प्रकाशक : 
डॉ. गोविंद रामचंद्र उपळाईकर 


'फलटण जि. सातारा 
En CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


श्री जगजीवन 
ज्ञानेश्वर माऊ 
जह 
सविनय 
समर्पित 


३ 


क्‌ 


ली 
9 
म 


SN 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


कुछ अपनी बात....... छ 


“ आमुते कीर प्रसवली | तुझी कृपा ॥ ' 
श्री ज्ञानेश्वरी-सुबोधिनी के चतुर्थं अध्याय का यह 
हिन्दी-अनुवाद पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए मुझे 
परम संतोष है । 'सुबोधिनी' यों तो बहुतही विस्तृत टीका 
है । इस अध्याय के अन्तर्गत ज्ञान, भक्ति तथा कमें के संदर्भ 
में यत्र तत्र विस्तत भाष्य किया गया है, और भाव सौंदर्य भी 
मुखर किया गया है। यहाँ गहराई में पेठकर जो अमूल्य 
ज्ञानर त्न ढूंढ़ा है वह सचमुच अनोखा और प्रभावकारी है | 
'सुबो धिनी' के लेखक पु० गोबिन्द महाराज के विचार अनूदित 
करने का यह प्रयास मेरी दृष्टि में एक प्रकार सेवा है । सन्तों 
की भाषा ठीक तरह समझाने के लिए संतोकी ही आवश्यकता 
है । श्री ज्ञानदेवजी के विचारों की तहतक पहुंचकर पू० 
गोबिन्द महाराज ते सुबोधिनी के रूपमे एक महान्‌ संकल्प 
साकार किया है । 
“ गहना कमणो गतिः । ' 
कमं की गति सचमुच विलक्षण तथा गहन है । इस 
संबंधमें यहाँ स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कमसे मुकत 
नहीं । जब तक आखिरी साँस है तब तक कमे किये बिना हम 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२) 


रह नहीं सकते । कर्मत्याग सर्वथा असंभव है कितु कमंफल 
त्याग संभवनीय है । फलाशा कमंकी असली बंधकता है । जो 
कर्म फलों को त्याग देता है, कमका अभिनिवेश नहीं रखता 
वह कर्म करने पर भी बड़ नहीं । निष्काम कमयोग स्वरूप" 
ज्ञान की साधना में विरोधी नहीं, कितु सहायक है । स्वरूपदर्शन 
मनुष्य जीवन क्री चरम सफलता है। निष्काम कर्मयोग में 
नि:संग जीवन स्थित है, जहाँ स्वरूपज्ञान का आलोक मनुष्य 
की साधना क्रो सफल बनाता है | यह सम्पूर्णं चराचर मानो 
ईइवर की ही उपासना में लगा हुआ है | कितु स्वरूपज्ञान न 
होनेकी वजह यहाँ बुद्धिभेद है । ज्ञान का खड्ग सारे बन्धनों से 
अतीत होकर उस पार लक्ष्यवेध कर सकेगा । अतः ज्ञान की 
बराबरी किसीसे नहीं होगी । 
४ न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 

ज्ञानकी महत्ता वर्णन करते समग्र श्री ज्ञानदेवजी सचमुच 
उत्साहित-से होते हैं । ज्ञान सवथा अतुलनीय है | क्या अमृत 
की माधुरी अन्य किसी के पास हो सकती है ? ज्ञान केवल 
एक ही है, एकमेवाद्वितीयम्‌ है। जब उसकी अन्तर में 
अभिव्यक्ति हो जाती है तब शांति अंक्रुरित होती है, प्रसन्नता 
प्रसन्न होती है, सौंदर्य साकार हो जाता है। “सत्यं शिवं 
सुंदरम्‌ । का साक्षात्कार सत्र सदेव अनुभव किया जाता 
है । जहाँ विचारों को प्रवेश नहीं, किसी भी प्रकार का कार्थ- 
कारण संबंध जहाँ रह नहीं सकता, द्वैत तथा द्वंद्र आदि के 
दोषोंसे जो सर्वथा अलिप्त है, ऐसे स्वरूप ज्ञान की साधना भी 


` CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


बे. 


(३) 


सर्वेविलक्षण है। जहाँ मन अमनीभाव को प्राप्त डता है, 
प्रवृत्ति पूर्णतया निवृत्त हो जाती है, शब्द सवथा मान हा जात 
हैं विवेक तथा बै राग्य संपूण रूपमें विद्यमान रहते हैं तब वह 
। है, वह न देखनेपर भी अपने आप सहजही दिखाई देता 
। ज्ञान तथा अज्ञान की पारंपरिक परिधी हट जाती 
यह परमात्मसुखनिधान अपनानम ही मनुष्य की चरम 
सफलता है । यह ज्ञानसूर्यं सभी प्रकार के रुशर्याके, दायर 
तमान्ध:कार को नष्ट करने में समर्थ है। 
सत्संगस्तु दुर्लभः अमोघश्च । 
विवेक तथा वेराग्य के सिवा सर्वविध साधनाअ संपन्न 
नहीं हो सकती । यथार्थ ज्ञानम विवेक सहाय्यक है । अयथाथ 
के प्रति विराग न हो तो आसक्ति हट नहीं सकती । सत्य म 
प्रीति होना विराग का परिणाम है । विषय वेतुष्ण्य निर्माण 
होता आसान नहीं । सारासारविवेक विराग की भूमि निर्माण 
करता है । भगवान्‌ पतंजलि के योगसूत्र में विवेक तथा बराग्य 
की महिमा विशेष रूपसे कही गयी है । एक ओर सत्य का 
ज्ञान है, विवेक है, दूसरी ओर असत्य के प्रति विराग है 
अनासक्ति है । साधनाकाल मंथ दोनों एक दूसरे के पोषक 
है । अंततः दोनों एकरूप से हा जाते हैं। जहाँ स्वरूप ज्ञान 
वहाँ विवेक है, विराग है । इन्हें पाने का अत्यन्त सुलभ तथा 
अमोघ उपाय है संत-संगति । सत्संग ।! सज्जनों की संगति 
हमें सांसारिक मोहसे दूर रख सकती है। सत्संग विवेक तथा 
वैराग्य की वुद्धि करनेवाला है अत वही ज्ञान की उपलब्धि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


७०) 


का प्रधान साधन है। उसके समान दूसरी साधना नहीं | 
ज्ञान प्राप्ति के लिए संतोंकी ही कृपा आवश्यक है। जो 


परमात्मज्ञान-चाहते हैं उन्हें तनु मन धनसे संतोंकी सेवा 
करनी चाहिए । श्रो ज्ञानदेवजी कहते हैं - 


तें ज्ञान पैं गा बरवें । जन्हि मनि आथि जाणावें । 
तरिहि संतातें भजावें | सर्वस्वेसीं ।। अ. ४ ओ. १६५ 
सत्संग निर्चित परिणामकारी है | वह सचमुच अमोघ 
है। 'अगवंता करावें दास्य सकळ ' । किसी भी प्रकार का 
अभिमान खोकर संतोंकी सेवा करनी चाहिए | फिर वह कभी 
व्यर्थं नहीं होगी । 
' येथं मोक्ष असे आइतां | श्रवणाचि माजि | ' 
श्रो ज्ञानेश्‍वरी को महिमा गाने की क्षमता मुझमें कदापि 
हीं । श्रीगीता का गहन भावार्थ उसमें मुखर हुआ है । उसके 
तात्विक चितन में अनुभूति की गहराई है, कवित्व में रसिकता 
है, रसानुभूति में परतत्त्व-स्पश की क्षमता तथा भाव-विभावों 
के उत्कट आविष्कार में आनन्दसाम्राज्य की सत्ता निहित 
है । इस क्रांतिकारी ग्रन्थराज ने गत सात सौ सालोसे ज्ञानकी 
परिधी आमजनता के लिए मुक्त की है | जो गहराई में 
पेठकर इसे अपनायेगा उसके लिए मोक्ष कहीं दूर नहीं । श्री 
ज्ञानदेवजी ने भी यही प्रतिज्ञा व्यक्त की है - 
“ श्रवणाँसवें सुमनां । समाधी जोडी | ” 


केबल अवधान दीजिए, फिर साधना सहज सफल है। उसके 


के ७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


RE 


Mt PI पी 


(५) 

लिए अन्य प्रयत्नोंकी, अन्य ग्रन्थों की आवश्यकता नहीं । 

इस चतुर्थ अध्याय को अनूदित करते समय' मैं ने अननुभूत 
आनन्द को पाया है । फिर भी यह काम कठिन जरूर था । 
पू० गोविन्द: महाराज की कृपा के कारण ही इसे पार कर 
स्रा । आपके लेखन में गहरी व्यंजना है, शब्द्र अर्थं की भी 
तहतक पहुंचते हैं। फिर शब्द शब्द नहीं रहते ।; रहती है 
केवल अनुभूति । ऐसे सिद्ध वाकयोंको, परतत्त्व से स्पश 
करनेवाले शब्दको स्पष्ट करने का प्रयास मैं बया कर सकता ! 
जो कुछ कर सका उस संबंध में मौन ही उत्तम !! | 
“ गुणी गुणरागी च । 

सर्वश्री डॉ. रामनारायणजी करवा, रामदासजी दाणी, 
बापून्‌राव जाधव (फलटण), प्रा. बसन्तराव जोशी (सोलापूर), 
शिधये बन्धू, प्रा. गोविदराव जोशी (पुणे) आदि सुहूदों का 
प्रोत्साहन मेरे लेखन में काफी सहायक हुआ है । सर्वश्री 
कू, वि. देशपांडे, वा. मो. कोळेकर, बा. गं. गुजर, प्रा० प्र. न. 
दीक्षित, म. चि. काग्हेरे, पं. रामसेवकदास आदि अध्यापकों 
का मागदर्शन मैं भूल नहीं सकता | 

गत सात साल मैं पवारवाडी के ज्योतिलिग हायस्कूल में 
अध्यापन कायं कर रहा हू । प्रशाळा के चेअरमन मा० दि. ग. 
पवार, मुख्याध्यापक श्री. ज. त्र्यं. डोईफोडे, सहकारी अध्यापक 
तथा मेरे छात्राण आदि सभीते मेरे इस लेखन के प्रति आस्था 
प्रकट की है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(६) 


राजा वत्यंबकराज बहाहूर, रायरायान्‌ (हैद्राबाद), 
जिनकी सक्रिय प्रेरणा से हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध होने लगा है, 
उनकी याद किये. बिन्ञा रह नहीं सकता । आपके दोहित्र 
श्रीमान सुरेन्द्र मल्हारराव जिन्सीवाले, यह सराहनीय कार्ये 
कर रहे हैं। आप प्रशंसा के पात्र हैं। श्रीकृपा मुद्रणालय 
(हैद्राबाद)' के श्रीमान यशवन्तराव जोशीजी ने मुद्रण कार्य 
पुर्ववत्‌ सुचारु रूपसे किया है । इस प्रकाशन में लगाये चित्र 
फोटू एवं ब्लाक्स भाग्यनगर के श्री राजनबाब्‌ , ए. एफ्‌. आय. 
ए. पी., ने सुचारु रूपसे तेयार कर दिए हैं जिसके लिए 
धन्यवाद । 


मेरा परम सौभाग्य है कि श्री ज्ञानेश्‍वरी तथा पु० गोविद 
महाराज की 'सुबोधिनी' की यह सेवा आपकी कृपास हो रही है। 
मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ | 


' नोल-प्रभा',. ) - म. दा. बरसावडे, 
कसबा पेठ, ) ड 

फलटण (सातारा) ) 
| ) 


२३-९-१९७ २ 


— 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


~ 


श्री गणेशायनमः । 
चसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्‌ ॥। 
प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रकपाणय । 
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥ 


॥ हरिः ॐ । श्री गुरुभ्योनमः । श्री गोपालक्कष्णायनमः ॥ 


श्री ज्ञानेश्वरी-सुबोधिनी 
चतुर्थोऽध्यायः 
। कमंब्रह्मापंणयोग । 


आजि श्रवणेंद्रियां पिकले । जे येणें गीतानिधान देखिलें । 
आतां स्वप्तचि हे तुकलें । सांचासारिखं ।। १॥ 


अर्थ :- आंज श्रवणेंद्रियों का परम भाग्योदय है । उन्होने 
श्री गीताका निधान देखा । स्वप्नही मानो सत्यके साथ तुला 
गया ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२) श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 


व्याख्या +- 


समूचे जगतूका सौंदये जिसमें निहित है वह श्रीगीतातत्तव 
बस्तुतः जीवनसे भी अधिक प्रिय रहा है । अहो ! महद्भाग्यम्‌ | 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीतारहस्य स्पष्ट कर रहे हैं। श्रीमीता का 
निधान श्रवणों को सुलभ हुआ । इन्द्रियों का यह परम सौभाग्य 
है कि वे उसका आस्वाद ग्रहण कर सकते हैं । जीवन सबको 
प्रिय है किन्तु जीवन में परतत्त्वका साक्षात्कारही श्रेय है । 
चाहे जीवन न्योछावर हो जाय परन्तु परतत्त्वसे वह जरूर 
स्पष्ट रहे । जीवनका सार, जीवितका मांगल्य, परमकल्याण 
का निधान तथा ज्ञानपूर्ण अमुतही यहाँ बाँटा जा रहा है। 
यह मंगल योग निःसंशय दुलभ है। अमृतत्व का यह 
रसपूर्ण अनुभव अन्यत्र कहाँ प्राप्त होगा ? स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी वाकसुधा रसलीने होकर बह रही है। महामना 
अर्जुन श्रवणसुख अनुभव कर रहा है । यह नितांत आवश्यक 
है कि हम भी उस दिव्य प्रसंग का लाभ प्राप्त केर लें । मानो 
जीवितही यहाँ शब्दरूप' हुआ है। अमृत के समान मधुर 
आम्रफल केवल रसरूप होकर आस्वादके लिये सिद्ध है | यहाँका 
वक्तव्य न केवल रसंपूणं है, यहाँ श्रवणसुख भी रसलीन हो 
गया है । मोक्षश्री का सारा बभव, शांतरस का महासुख यहाँ 
साकार होकर खडा है। श्रोताओं के सभी मनोरथ पूर्ण 
करनेवाली अत्यन्त दुलभ चीज यहाँ सबके लिये सिद्ध है। 
देवता-दर्शन का चरम सौभाग्य तथा सौख्य सुलभ है । 


सरल हृदय अर्जुन वस्तुतः ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ंथा (३) 


सांख्य योग का सुंदर विश्लेषण सुनकर वह आनंदविभोर हुआ 
था । उसने जो अनुभव किया, जो पाया, उससे उसकी सुननेकी 
इच्छा भी निरन्तर बढतीही रही। श्री भगवानका वक्तव्य 
नितांत रम्य तथा ब्रह्मासुख का प्रत्ययकारी था । प्रगाढ़ तन्मयता 
तथा निगूढ आत्मीयतासे अर्जून का मन भी बारबार सांख्यमय 
होता रहा । भगवान की कृपा बनी रही । तत्त्वचितन की 
अपेक्षा 'तन्मय' होनाही श्रेष्ठ । सांख्य सिद्धान्तों का अध्ययन 
आवश्यक सही किन्तु उससे भी पार होना चाहिये । अर्जुन 
संवादसुखमें ही लीन होता रहा । सुनते सुनते संशय का पुरा 
निरास होना आवश्यक है | अतः श्रवण की महत्ता बढकर है । 
सांख्ययोग की बात वस्तुतः कर्मयोग के संदर्भेमें स्पष्ट की गयी 
थी । अर्जुनजी ने समझा कि केवल सांख्ययोगही श्रेष्ठ है । वह 
भूल रहा था कि भगवान्‌ उसे कर्मयोग की ओर-युद्ध क्षेत्र की 
ओर-अग्रसर कर रहे हैं । उसका श्रवण निःसंशय नहीं रहा । 
वह कुछ का कुछ समझ रहा था । 


निःसंशय होकर श्रवण होनेसे साक्षात्कार को महासिद्धि 
दूर नहीं रह सकती । जहाँ साक्षात्कार है वहाँ समत्वबुद्ध 
है । समत्वबुद्धिसे किये गये कमं बंधक नहीं रहते । सांख्ययोग 
बुद्धिका समत्व निर्माण करता है। यह अनुसंधान महत्त्वका है । 
श्रवण का भी विशुद्ध रूप है । जहाँ अन्तर में स्थित परतत्त्वही 
श्रवणरूप होकर श्राव्यकी आत्मीयता पह्चानता है वहाँ श्रवण 
“श्रवण' नहीं रहता । वहाँ तो परतत्त्वका अद्वय प्रत्ययही है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


लत as श MM _ 
ns 


(४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


अतः श्री भगवान ने अर्जुन की पात्रता बढायी | उसके 
श्रवणसुख की वृद्धि की । उसका श्रवण, शुद्ध करने का निश्चय 
किया । उन्होंने कहा-“ हे अर्जुन ! तुम समझ रहे हो कि मेरा 
यह कथन बिलकुल स्वप्नह्दी है । जगत्‌ में स्वप्न के दृश्यों का 
कया महत्त्व ? बात यह है कि स्वप्न के दुश्योंकी भी अपनी 
सत्ता तथा महत्ता है। वह चाहे भ्रामक भी क्यों न हो किन्तु 
उसके पीछे भी गूढ़ तत्त्व निहित है। स्वप्न की सचाई संशयातीत 
नहीं हो सकती तो भी उसकी तुलना यहाँ सत्यके साथ की 
गयी है । स्वप्न की सचाई प्रत्यक्ष जागृतावस्था में भी अनुभव 
होनी चाहिये । जिन जिन मनःसंक्रल्प के कारण स्वप्न का 
बिलोभनीय दृश्य दीख पडता है उनका मूलभाव जागूतावस्थामें 
भी स्पष्ट होना चाहिये । मनके संकल्प, उसके भाव, उसके 
बिचार तथा तरंग आदि सभीका सम्यक दर्शन तथा सुस्पष्ट 


संधान जिसे प्राप्त हुआ वह स्वप्न की तथा जागृतावस्था की 
सचाई पा सका | 


वस्तुतः स्वप्नमें जागृत होनेवाले मनोभाव, विकार, गृण, 
इच्छा तथा आकांक्षा जीवनकी चाह प्रकट करते हैं। जीवनमें 
प्रत्यक्षतः उनका अवतरण अभीष्सित रहता है । स्वप्न सुखकी 
कामना बढ़ाता है। सुखकी ओर संकेत करता है। स्वप्न 
सुखको ध्येय करके हम आगे बढते हैं | किन्तु स्वप्न स्वप्नही है । 
बह सुखका आभा है । जीवन की सचाई उसमें निहित नहीं । 
जीबन मे भी प्रत्यक्षतः यही अनुभव किया जाता है। असली 
सुख कहीं और है । हम जीवनासक्त जरूर हैं क्योंकि स्वप्न के 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय अथा (५) 


समान जीवन भी अपनी कुछ सत्ता .रखता है। मनुष्य अन्तमुख 
होकर जब विचार करने लगता है कि जीवनकी मधुरता कहाँसे 
प्राप्त हुई ? क्या यही सच्ची मधुरता है ? वह कब प्राप्त हो 
सकती है ? कैसे ? सचमच माधयं क्या है ? यह आत्मचितन 
उसे स्पष्ट करता है कि जीवनमें भी विलक्षण चारुता है, माधुय 
है । किन्तु उसकी अपनी वेदना भी है। वह निरंतर परतत्त्व 
की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करती है। यहाँका सुख 
जागतावस्था का अनभव एकप्रकार सीमित है, प्यास बढ़ाने- 
वाला है । विकल करनेवाला है । यह जो समझता है उसका 
मन निःसंशय प्रगल्भ तथा विकसित होता है। इस अवस्था में 
श्रवण भी विलक्षण प्रत्ययकारी रहता है । 
धर्मग्रन्थोके-गीता, भागवत, रामायण आदि-परिशीलन से 
मनपर कतिपय अच्छे संस्कार हुआ करते हैं। उसके द्वारा श्रद्धा 
बढती है, परिपालन सुकर होता है। मनुष्य की स्वप्नसृष्टिजिस 
प्रकार रचना (संगीत) प्रचुर तथा बिलासमथ रहती है उसीप्रका र 
जीवन भी विविध भावोंसे भरा हुआ, परतत्त्वका स्पशे करते 
हुए परिपुष्ट हो जाता है । यह श्रवण सचमूचही तन्मय करता 
है । जब कि ये शब्द, उनके गीत, उनके अनुकार, स्वर तथा 
धानि प्रत्यक्षतः प्रत्ययकारी होते हैं तब सचमुचही स्वप्न के 
समान य सच हो जाते हैं। यहाँ ईशसुष्टिका सारसवस्व 
शब्दरूप द्वारा अक्षर होता है । यह ईश्वर की लीला अपना 
अमृतत्वही प्राशन करने देती है । आत्मीयता की अमर अनुभूति 
में जीवन की अशाइवती नष्ट होती है। अन्यथा जीवन भी 
स्वप्न ! 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri initiative 


। 
| 
|) 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
Ei 
| 


(६) श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 


~~ 


ON 235 ANSAAAAIIIIIAAASSS 


जब अनभति प्रांजल है, जब आचार अनुभूतिनिष्ठ है 
जब स्वप्न स्वप्न नहीं रहता, जहाँ केवल वतमान हा साक्षा 
है वहाँ दशंन वस्तुतः श्रेष्ठ निधान है । वह आत्मस्थिति सदाके 
लिये आत्मीय रहती है | वह अभंग है, अखंड है । यहाँ मनुष्य 
का देवताभाव प्रकट होता है यहाँकी दृष्टि दिव्य हैं, अनुभूति 
विश्वात्मक है। देवताभाव अपनासा रहता है । जीवन की 
स्थिति, गति, उसके कर्तव्य तथा विलास-विराग सबकुछ 
हस्तामलकवत होकर उसे कर्तव्य तथा अनुष्ठान का स्पष्ट संदेश 
प्रतीत होता है। जीवन का सारसवस्व प्राप्त होनेसे श 
जीवन के वारेमें विरत्रित रहती है. किन्तु अनुष्ठानका भी 
महत्त्व जानने के कारण ये आत्मनिष्ठ जीवन की विविध 
भमिकाओं में अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाते रहते हैं। इस 
अवस्त्रामें वे चराचरमें अपनाही रूप देखते हैं तथा आत्मभाव 
से परस्पर एकात्मकता का भाव जगाते हुए जीवन त्रिताते हैं 
स्थिर तया परिपूर्ण, आत्मलक्षो तथा विश्वाकार भावनासे 


परिपूर्ण महात्मा आदर्श उपस्थित करते हैं । जीवन को पावन 
करते हैं । 


यह आत्मानुभूति जोवन में सबसे बढ़चढ़कर है। उसके 
सिवा जो श्रवण वह निरर्थकही है | यह निगूढ भाव श्रवण में 
निहित होना चाहिये । अन्यथा बृद्धि जडत्वसे यक्त रहती है । 
मनोमालिन्य नही हटता । वस्तुतः अपने स्वभाव को पहुचानकर 
विषयों की सुष्टिसे उसे अलिप्त रखनाही अत्यन्त आवश्यक है 
निर्लेप बुद्धि स्वयंप्रकाशी हो सकती है। उसके प्रक्राश-किरण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डया (७) 


समुद्र की तरह गभीर तथा सूर्यप्रकाश की तरह व्यापक होते हैं । 
बुद्धि अपनी सारी शक्ति प्रस्फुटित करती हुओ अपनी महत्ता 
को प्रकट करती है । वहाँ बुद्धियोगका वभव मुखरित होता 
है । देहकी सत्ता, उसका सामर्थ्यं तथा लक्षण आदि के बारे में 
निश्चित आदर्श तथा उद्देव्य प्रस्तुत होते हैं । देहके द्वारा उसके 
इन्द्रियोंके विशुद्ध संवेदन से आत्मभाव का प्रकाशकिरण बुद्धि 
लक्षित करती है । वह देहातीत, इन्द्रियातीत, परतत्व संकेतित 
होने के लिये अनंतरूपों द्वारा प्रयव्नशील रहती है | वहां श्रवण 
प्रतीतिगम्य है। श्रवण. अपने निगूढ भावको अपनाते हुए 
परतत्वका साक्षात्कार कराता है । 


जीवन सदाके लिये डन्ट्वात्मकसा रहता है । बिना निद्र 
अन्‌भति सहजता. नहीं रहती । चन्द्र तथा सूय का मीलन 
दर्श” कहलाता है। उस समय दोनों एक रूप होते हैं। 
चन्द्र तथा सूर्य की सापेक्ष स्थितिपर प्रकाश तथा अंधेरा है । 
जब कि दोनों परस्पर देखते हैं तब सापेक्षताकी भावना नहीं 
रहती । वहाँ चंद्र सूर्यही रहा । वह्‌ एकात्मकताका निरपेक्षता 
का तथा नि्ृद्रका अनुभव करता रहा। वह अपने को खो 
जाता है । अपनापन या पृथकत्वही नहीं रहता । उसी प्रकार 
अपने भाव को जागृत करनेवाला 'श्रवण' अनुभूति की एकदेशी 
बत्ति नष्ट करता है । परिपूर्ण तथा आत्मभाव से ओतप्रोत 
होकर श्रवणसे भी साक्षात्कार की सिद्धि अपनायी जाती हैः 
उस समय अपना कतंव्य मनुष्य के लिये सर्वोपरि रहता है। 
कतव्य के प्रति आत्मभाव निर्माण ,होता है । वहीं वह रमता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 
|) 


(८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


है । उसे और कुछ सूझताही नहों वही कतेव्य उसे सच्चा सुख 
निरभिलाष आनंद तथा निद्वंद् अनुभूति प्रदान करता है। 
उसका प्रसाद प्रसन्नता बढाता है। स्वगंसुख भी उसकी तुळनामें 
न के बराबर है। जीवन का परमसुख अपनी सीमा लाँबता 
है । अंधे को मानो परमानन्द का महोत्सव दीख पडा हो । 


श्रवणेंद्रिय का विषय है शब्द | शब्द आकाशतत्त्व का 
गुण है । आकाश की व्याप्ति कहाँ नहीं ? शब्दकी व्याप्ति भी 
विशाल रहती है । श्रवणेंद्रिय की शक्ति भी असीम हो सकती 
है ॥। आकाश-तत्त्वकी भांति वह भी सवंगत हो सकती है। 
श्रवण की यह महत्ता अनुभूति पर अवलंबित है । इस जगत्‌ 
के जो कष्ट, दुःख, दैन्य तथा कठिनाइयाँ आदि बातें सहजही 
नियन्त्रित हो सकती हैं। वहाँ व्यक्तिकी श्रेष्ठता प्रतिष्ठित 
होती है । शब्दकी असीम शक्ति तथा श्रवणेंद्रिय असीम व्याप्ति 
व्यक्ति के जीवन में वभव की विपुलता निर्माण करती है। 
जीवनकी सत्ता सवंत्र व्याप्त है । उसका संवेदन सर्वसामान्य से 
अलक्षित रहता है। उसी सत्ताका स्पन्द आकाशतत््व के 
माध्यम से शब्दद्वारा व्यक्त है । वे यथार्थता के तरंग, वास्त- 
वता के स्फुरण सत्यस्पर्शी व्यक्ति के द्वारा सहजही लक्षित 
होते है । वह सत्‌ तत्व का साक्षात्कार अपने आप ज्ञान को 
सफल कराता है । यह श्रवणेंद्रिय तथा उसकी शक्ति आकाशः 
तत्त्वकी है । आकाशही उसकी देवी है। उसका देवताभाव 
जागृत होनेपर जीवनकी विंशाल तथा असीम अनुभवराशी 
व्यक्ति के लिये ज्ञात रहेगी । वह देवताभाव मनुष्य को उसकी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


RES 


अध्याय. थथा (९) 


हेतको बातही कहता जायेगा । व्यक्ति की अभिव्यक्ति वस्तुतः 
नामरूपात्मक है । पहले पहल तो शब्द ही है। मनुष्य की देहमें 
आकाश ओतप्रोत है । श्रवणेंद्रिय का देवताभाव जागृत होनेपर 
वह व्यक्ति तथा समष्टिका माध्यम बन जायेगा । मनुष्य की 
देह उस समय सचमृचही ईश्वरीय तत्त्वकी वाहक होगी । वह 
जीवनयापन धर्मानुज्ञासे युक्त होगा । जीवन के कणकण में 
तथा व्यक्ति. के अणुरेणु में अनायासही परिपोषण मिलता रहता 
है । वह निरामय तथा आनंदघन जीवनकी उपलब्धि है । वह 
अवस्था जीवदशा की परमसखी, परमहितकारिणी है | वही 
केवल सुखदा है, कल्याणी है | इसी कारण श्रवणेंद्रियका तथा 
श्रवणका भी महत्त्व है ॥ वहाँ मानो कोई मनुष्य हमसे हितकारी 
सुसंवाद करता रहता है । नामरूपात्मक व्यक्ति देवताभाव को 
अपनाता है | जीव तथा जगत्‌ के बीच यह सुखसंवाद अपनी 
नित्य नूतनता के साथ निरन्तर प्रतीत होता है । वह ब्रह्मरूपता 
देवताओं को अतिप्रिय, अभिमानास्पद है। परम समाधान 
तथा अविकल प्रसन्नता यहाँ व्यक्ति को परिपुष्ट करते हैं। 


मानो वह श्रवण व्यक्ति का यज्ञोपवीत, जीवदशाका महत्त्व, 


मनुष्यका परमसुख तथा धमकी धारणा हैं मनकी बात अलग 
है । उसे इस निगूढ श्रवणकी महत्ता कंसी समझे ? निरर्थक 
संकल्प-विकल्प करते हुए वह मन जीवदशा का मूल लक्षित 
नहीं करता । मनुष्य के व्यक्तित्व का मूलस्रोत जो शब्द- 
आकाश उसीको लक्षित करना उचित है। जीवकी नामरूपात्मक 
व्यक्ति परमसखी है । श्रवण की इस निगूढ़ व्याप्ति में वही 
सुखदा है । दुःखको सुखमें पलटा देती है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


Bs) Pr 


(१०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


उपर्युक्त अवस्था के कारण मनुष्य का जीवन आमूलाग्र 
परिर्वातत होता है | यहाँ जो जिन्दगी बितायी जाती है वह 
सहज तथा निलप है | उसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं । 
उसका जीवनयापन एक प्रकार ब्रह्माचर्य-ब्रह्मका अनुशासनही 
है । भिन्न अवयव तथा इन्द्रिय उसी परतत्त्व के भिन्न भिन्न 
अविष्कार से हैं । पिताके मनमें पुत्रके प्रति जो स्नेहाद्र ता है 
वही यहाँ परतत्त्व तथा इन्द्रियों के संनिकष में है। इन्द्रियों का 
विषयोपभोग अब केवल विषयरूप नहीं होता । वहाँ उसके 
निगूढ अंतःस्तल में परतत्वस्पर्शी अनुभूति निहित है | यहाँ 
देवतांभाव जागृत है ! जीवनकी असली सत्ता यहाँ ढंकी नहीं 
रहती । मनकी अत्यन्त सुकोमल तथा स्नेहपूर्ण अवस्था 
प्रभावितसी रहती है । सुखकी प्राणाधार शाक्त है आत्मीयता 
जो पुत्रके संबंध में पिता अनुभव करता है । पिता स्वतः 
निरपेक्ष होकर भी पुत्रके प्रति कर्तव्य की भावना मानता है । 
उसीके अनुसार संसार के समूचे व्यवहार के संबंध में अनुभूति- 
संपन्न व्यक्ति केवल कर्तव्यमात्र की भावना से युक्त रहता है । 
बह्‌ सदा के लिये अनासक्त है । जीवन का सच्चा अर्थ तथा 
उसके योग्य शब्दोसे संपन्न भाषा सहजही आवश्यकता के 


. अनुसार उससे मुखरित होती है। जो बोलने योग्य है वही 


बोला जाता है | जो करने योग्य-कर्तव्य है वही केवल किया 
जाता है । मनुष्यदेहकी महत्ता यहाँ अनायासही खरी उतरती 
है । इसका कारण है विवेक। विवेक का नित्य अंकुश उस 
व्यक्ति के जीवन में प्रगाढ़ अनुभूति, सरस रसिकता, प्रसन्न 
मनोवृत्तियां तथा अनासक्त आस्वाद और उपभोग सदैव 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डथा ( ११ ) 


प्रस्तुत है । 


वस्तुतः वह परतत्त्वदशंन स्वभावसिद्ध है। उसे देखने 
के लिये किसी प्रयत्न की आवश्यकता हैही नहीं । “मुहुर्त. आदि 
के द्वारा उसकी उपलब्धि दुय्यम-गौणही है । एक बार व्याही 
गयी स्त्री दूसरी बार ब्याह करनेपर उद्युक्त हो तो वह ब्याह 
भी गौण समझा जाता है। अमावस्या की अवस्था भी सूर्य 
तथा चन्द्र के मीलन की स्थिति की ओर संकेत करती है। 
अतः वह 'दशं' कहलाता है । वह सहज दर्शनीय अवस्था इसी 
प्रकार जीवन में प्रस्थापित होनी चाहिये । स्पष्टीकरण या 
पृथक्करण के द्वारा अपने आप प्रतिप्रसव की स्थिति संभव है । 
फिर वहाँ गौणत्व नहीं होगा। अन्यथा दर्शन तो दूर रहा 
किन्तु आडंबरही शेष रहेगा । भगवान की तसवीर गलेमें 
पहनकर फिर अपनेको ही पूजनीय बभाने की चेष्टा हास्यास्पद 
है । 'दक्षंन' सहज न होनेपर कष्टकारी, तथा कमंयुक्त रहता 
है। देवतादशंन दिनचर्या का प्रधान अंग' होना चाहिये । 
साथही यह स्पष्ट .है कि उसमें सहजता रहे | प्रयत्न तथा 
अभ्यास के द्वारा आरंभ करके तत्पश्चात्‌ वह अपने आप बन 
जाय । उसमें सच्ची आत्मोयता रहे । देवतासन्निध सदेव सिद्ध 
रहेगा । आत्मोपम्य भावसे वहाँ मानो प्राणक्य अनुभव हुआ | 


जो अतीत है वह परमात्मस्वरूपे लीन है । आत्मज्ञान 
द्वारा अतीत के बारेमें यही 'प्रतीति होगी । प्रवृत्तिका स्वरूप 
बाहरी तथा निवृत्ति आंतरिक है । निवृत्तिही प्रवृत्ति रूपमें 
आविष्कृत हो सकती है। कहतेका तात्पर्यं है कि दोनों 


\ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


CE 


(१२) श्री ज्ञानेब्वरी सुबोधिनी 


व्स्थाएं परिणामस्वरूप एक हूं । जाव तथा जगत्‌ की अभि 
न्रित की ओर यह संकेत है। स्त्रीका मन अपत्य प्रसव क 
ळे तथा पश्चात भी अपत्यकाही स्नेह लिये हुए है । उसके 
लये आपत्य स्नेह के सिवा प्रथम तथा पश्चात्‌ कुछ भा नहा । 
वहाँ स्नेह सच्चा है। वेसेदी जीवकी निवृत्ति तथा प्रवृत्ति 
परिणामतः एकरूप है । क्योंकि निवृत्ति -तथा प्रवृत्ति दोनों 
सापेक्ष हैं किन्तु आत्मराज केवळ निरपेक्ष है । निवृत्ति के पहले 
और प्रवृत्ति के पश्चात्‌ भी वह निरपेक्ष है। उसकी निरपेक्षता 
सच्ची है । इस अनुभूति का प्रशासन जिसप्रकार होगा उसीपर 
उसकी महत्ता है। विना प्रत्यय केवल आचार अर्थहीन, 
आडंबरयुबत रहेगा । केवल गेरुआ वस्त्र पहननेसे वया होगा ? 
सगूण या निर्गुण स्वरूप का अनुसंधान न होनेपर गेरुआ वस्त्र 
पहननेपर भी वे नग्नही हैं। उन्हें किसी प्रकार आधार नहीं । 
वे निरालंब तथा निराधार हैं। वह अनुभूतिशन्य जीवन 
अकार्यक्षम तथा भावहीन हैं । वहाँ केवल संकल्प हूँ, अनुष्ठान 
नहीं । अतः यह्‌ निरथंक तथा निष्फल हूँ । नियमन तथा 
संयमन न होनेसे वहाँ गुणदशंन श्रद्धाहोन, आर्जवरहित होता 
हुँ । जब गृणत्व सगुण तथा संयमसे दूर हूँ तब वह व्यथ है । 
मनके द्वारा की गयी पूजा भी देहभाव को परिपुष्ट करती है | 


$ a Fy 


9 2 | 
त 4 0 


वहाँ और कुछ निष्पन्न नहीं होता । तीर्थयात्रादि साधन 
तभी सफल हैं जब कि वहाँ अनुभूति निहित है। सदाके लिये 
अनुभवही श्रेष्ठ तथा द्रष्टव्य है । सगृण भी देखो, निर्गुण भी 
अपनाओ । उन दोनों के बीच स्वस्थ रहो। उस समय 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


SN 3 


अध्याय ४ंथा (१३) 


AON YY YY YY YY YY 


यथार्थता-यथातथ्यता-अनभव होगी । जहाँसे सगुण तथा. 
निर्गण निष्पन्न है उसकी अनुभूति अपनायी जायेगी । उसी 

एकांतमें स्थिर रहो । वह एकांत वस्तुतः देवता दर्शनही है । 

वहाँ सगृणता का पुरा निश्‍चय तुम कर सकोगं। | 


 मनके संकल्प स्वसुख को छोडकर निर्माण होते हैं 
वहाँ व्यर्थता रहती है। वही वृत्तिशूब्यता निर्माण करती 
है। अतः इस जीवको जीवनकलारूप पानी देना चाहिये, 
अलंकार रूप अक्षत्‌ चढाना चाहिये । अंतर्वाह्य वह एकही है, 
वही परिपूर्ण, निरन्तर है । उसी पूर्णका स्वीकार करते रहो । 
॥ १॥ 
आधीचि विवेकाची गोष्टि । 
वरि प्रतिपादी कृष्ण जगजेठी । 
आणि भक्तराज किरीटी । परिसत असे ।। २॥ 
अर्थ :- पहलेपहल तो यह विवेककी बात । तिसपर जग- 
दीश .भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुना रहे हैं और भक्तश्रेष्ठ अर्जुनजी 
सुन रहे हैं । 
व्याख्या :- यह विवेकयुक्त कहानी वस्तुतः श्रेष्ठ है। 
सरलं हृदय अर्जुनजी ने प्रस्न पूछा हैं। विद्यार्थी की जिज्ञासु 
बद्धिमत्ता का आविष्कार प्रश्‍न है। उसका कुशलता से स्वीकार 
करनेपर जो सम्यक समाधान किया जाता है वह भी नितांत 
मणीय है। भक्तराज अर्जूनजी सुन रहे हैं । जहाँ संपुण 
पांडित्य . अधिष्ठित है, प्रसन्नता बढानेवाली तथा बुद्धि को 
लुभानेवाळी श्री भगवानूकी कल्पनाप्रचुर सुसंगत भाषाशेली 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


है, वहाँकी महत्ता अवणंनीय है । स्वयं भगवानने वह प्रश्‍न 
स्वीकार किया है | उसका समाधान करनेके लिये उद्युक्त है । 
चक्ता--श्रोता तथा श्राव्य तीनोंकी योग्यता असाधारण है ॥२॥ 


जसा पंचम आलाप सुगंध । कि परिमळ आणि सुस्वाद । 
भला जाला विनोद । कथेचा इये ॥३॥ 


अर्थ :- मानो कोयलका पंचम स्वर सुगंधित हुआ है और 
वह सुगंध भी स्वादयुक्त है। उसी प्रकार यह कथा रम्य 
(विनोदनयुक्त) हुई है । 


व्याख्या :- बुद्धिकी बाधा भी कुछ कम नहीं । उसका 
निश्चय पलट सकता है । कभी यह ठीक तो कभी वह । इस 
स्थितिमें सामंजस्य निर्माण होना या उसकी यथार्थता अनुभव 
करना अत्यन्त आवश्यक है। यह कार्य भी प्रसन्नतासे सहज 
विनोदन द्वाराही अच्छी तरहसे हो सकेगा । श्री भगवान यही 
बात रंजकतासे कह रहे हैं। उनका कथन मानो अमृतरसास्वाद । 
भगवान श्रीकृष्णही मानो श्रीवसंत है | वहाँ विविध देवताओं 
का सुस्वर संगीत संपन्न है। उसमें सबसे श्रेष्ठ स्वर 'पंचम' 
इस ढंगसे आलापित हो रहा है कि श्रोताका मन बरबस 
आकृष्ट हो रहा है । भ्रमर के मनमें परिमल के प्रति आकषण 
है । उसी प्रकार वह आलाप मनको आकृष्ट कर रहा है। 
मानो उस स्वरमें भी सुगंध आया है। एक अनिर्वचनीय 
तल्लीनता वहाँ परिपुष्ट हो रही है। पंचप्राण भी उसपर 
न्योछावर करने योग्य है। पंचफ्राण वहाँ तर्लीन-तन्मय. होते 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


म की 


अध्याय उंथा ( १५ ) 


हैं । इसी कारण वहाँ अभूतपूर्व रसनिष्पत्ति है । वह कथन 
सचमुचही अलौकिक तथा आस्वाद्य है । ब्रह्मरस की प्रत्यय- 
कारिता परोसी जाती है। वृद्धिका स्वरूप विशाल नहीं । 
वृद्धि उस रसका आस्वाद या निश्‍चय नहीं कर सकती । कुछ 
कुछ झुंझलाती है । वह अनन्यसाधारण प्रेम, रस तथा उसकी 
रंजकता बुद्धिसे कुछ हृदतक परे रहती है । इसीसे बुद्धि कभी 
कभी मुरझाती है, कभी मुसकराती है, कभी हठ करती है तो 
कभी रूठती है । यह क्रीडा देखते रहनेमें भी विलक्षण माधुरी 
है, विनोदन ह | उसके द्वारा अंतःकरण में प्रसन्नता प्रविष्ट 
होती है । उस अनुभूतिका सुख भी अलौकिक है । जब हम 
वह अनुभव करेंगे, उसकी स्थिति अपनायेंगे तब कहीं उसकी 
प्रतीति कुछ कुछ स्पष्ट कर सकेंगे। वह अवस्था अपने आप 
प्रभावकारी होती हुँ। यह आस्वाद अमृतरसपान के समान 
है । यहाँका कथोपकथन, इसकी कथावस्तु तथा अद्वितीय पात्र 
अपनी अनन्यसाधारण पात्रता के कारण श्रोताओं को आकृष्ट 
करतेही हैं साथही उनके मनका हठ भी दूर करते हैं । अहंता, 
अहंकार, अभिमान त्यागकर श्रोता श्रीभगवान के चरणकमलोंमें 
लीन रहते हैं । यह असाधारण पात्रता अन्यत्र कहीं नही । 


मनकी अवस्था अनेक तरंगयुक्त है । उसमें बहिर्मखता 
प्रधानसी रहती हैं । मन बुद्धिकोही महत्त्व देता है। किन्तु 
जब बुद्धि भी अपनापन त्यागकर उस निर्गुण निराकार का 
कुछ कुछ प्रत्यय वृत्तिरूप करनेका प्रयास करती है तब वहाँ 
जो कुछभी रहता है वह मनकी अंतरंग का परिचायक तथा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


AANA 


परिवर्तित जीवनका संकेत है। वहाँ पाप पाप नहीं रहता, 
पुण्य पुण्य भी नहीं। जो कुछ है वह अत्यन्त पावन तथा 


, प्रसादपूर्ण । निरहुकारी बुद्धि सदेव समर्थं है। उसका बल 


पाकर मनकी चेष्टाएँ भी आनंदविभोर करती हैं | वह मनका 
सुसंवाद-सुखसंवाद होता है। बुद्धिका निश्चयात्मक बल मनकी 
प्रसन्नता बढाता है। मनकी दुबेलता दूर करके उसे योगारूढ होनेके 
लिये उद्युक्त करता है । मनकी संपन्नता तथा सामर्थ्ये दिन व 
दिन बढ़ता है। न बुद्धि परतत्त्वलक्षी रहती है न मन भी । 
किन्तु वह परतत्त्व उन दोनोंके हाथ अनायास आ जाता है । 
अन्धेको प्राप्त हुआ दुष्टियोग जिसप्रकार अनिर्वचनीय आनन्द 
को परिपुष्ट करता है, उसी प्रकार यहाँ भी मानो आनंदार्णंव 
उछलता रहता है। वह आनंदोत्सव कंसा कहा जायेगा? 
शुद्ध ज्ञानवान व्यक्तिको जो सुख प्राप्त होता.है वही अन्धेको 
भी दृष्टियोग के द्वारा सुलभ होगा | मतलब की बात यह है 
कि हमभी अपने को दृष्टियुक्त समझते हैं | एहिक अर्थमें वह 
सही है । किन्तु जिस प्रकार अन्धा दृष्टि पाकर अत्यन्त प्रसन्न 
होता है उसी प्रकार हमभी परमार्थ दृष्टि पाकर होंगे । वह 
अपनाही स्वरूप हम अपनाते हैं वहाँ परम सुखके कारण 
विलक्षण तन्मयतासे हम डोलते रहेंगे। न वहाँ रात है न 
दिन । उस ज्ञानरूप वृत्तिका परतत्त्वरूप, रसाद्र सवसव वहाँ 
स्वयंसिद्ध है । अनुभूति मानो साकार होगयी | उस अरूप का 
साक्षात्कार हुआ । सादर तथा सानंद स्वीकार करने योग्य 
वह है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


=> >> 


अध्याय था (१७) 


केसी आगळीक दँवाची | जे गंगा जोडली अमृताची । 
हो कां जे तपें श्रोतयांचीं | फळा आलीं ।।४॥। 


अर्थ :- कैसा परमभाभ्य है कि अमुतकी स्वर्गगाही प्राप्त 
हुई है | श्रोताओं के तप सफल हुए । 


व्याख्या :- जहाँ वह योगदुष्टि नहीं वहाँ अंधेपन के सिवा 
और क्या है? जो यह वृत्ति भूल बैठता है वहाँ अज्ञानही अज्ञान 
है, देन्य है । वस्तुतः श्री भगवान के रूपमें वेराग्यकी पराकाष्ठा है, 
सभी प्रकारका ज्ञान उसीमें परिपूर्ण तथा सफल है । उसके 
पास न दैन्य है न अज्ञान ! वस्तुतः ज्ञान उस भगवान की कृपा 
है । उसीका अनुग्रह है । जो प्राप्त करता है उसे देवत्व की 
अपूर्वता भी सहज सुलभ है। मनका 'मनपनन' नहीं रहता । 
चित्तकी प्रसन्नता बढ़ती हैं। वह उन्मनी होता है। वहीं 
श्रीभगवान का अधिष्ठान है। परमपवित्र अमृत नदी है। 
चित्तवत्तियों को पवित्रता देनेके लिये श्रीभगवान का यह कथन 
मानो गंगामँया के समान है । जन्मजन्मतक किये गये तप की 
यह परिणति फलरूप होकर श्रोतागण को पावन कर रही हूँ | 
यहाँ वृत्तिसाक्षित्व सिद्ध हैं। परम सुख तथा परम पावित्र्य दोनों 
का परस्पर समन्वयसा रहा हो । वस्तुतः पावित्र्य भी केवल 
उसी परमरूपका आविष्कार हूँ । अर्थात्‌ जहाँ भगवान्‌ हैँ वहाँ 
पावित्र्य अनिवार्य है, साथही उसके सान्निध्यमें कोई वस्तु 
अपवित्र नहीं रह सकती । वहाँ केवल क्ृपा-दृष्टि हूँ | वह 
दर्शन दिव्य, दृष्टि भी दिव्य तथा ज्ञान भी चरमसीमाका । 
चह प्रेम अंतःकरण की कृपा का प्रसाद 'हु॥।४॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिदी 


आता इन्द्रियजात आघवे | तिहीं श्रवणाचे घर रिघावे । 
मग संवादसुख भोगावे । गीतारहस्य ।।५। 
अर्थ :- सभी इन्द्रिय श्रवणेंद्रियका आश्रय ले लें और 
तत्पइ्चात्‌ श्रोगीतारहस्य का संवादसुख अनुभव करें । 


व्याख्या :- वस्तुतः अमृत मानो मूर्तं अमरत्व है । उसका 
प्रवाह मूतिमंत पावित्र्य है । तपःसामग्नी सभी प्रकार प्रायश्चित 
लेकर अब श्रोताको श्रवण सुखके लिये तेयार करती है । 
प्रत्यक्ष देवत्व भी साकार हुआ है। मनभी प्रसन्नता के कारण 
विवादरहित तथा पावन हुआ है। संपुर्ण गुणों के साथ सभी 
आशंकाओं से रहित होकर देवताभाव यहाँ जागृत है । इन्द्रियों 
को अपने सभी विकारों के साथ यहाँ बुलाया गया है । शायद 
वे श्रवण की रुचि अनुभव करेंगे | वहू अभिनव रुचि, अभिरुचि 
लेकर इन्द्रिय अपना विकृत विचार छोड बँठेगे और वे भी 
पावन होंगे । अभूतपूर्व तथा अश्रृतपू्वं सुखसंवाद यहाँ अनायास 
श्रवणसुलभ है | अतः सभी इन्द्रियों को चाहिये कि वे श्रवण 
में अपने को प्रतिष्ठित करें। जीवनतुष्णा असीम है साथही 
उसका रहस्य पा जाना भी दुष्कर है। जन्म जन्म तक तपदचर्या 
होनेपर भी वह ज्ञानरहस्य हाथ नहीं आता । किन्तु अब 
श्रीभगवान्‌ श्रीअर्जुन के प्रति अत्यन्त स्नेहील, कृपाल्‌ है । 
भक्तप्रेम के कारणही वह यह रहस्य सुलझा रहा है। वह सब 
कुछ साद्यंत स्पष्ट कर रहा है । कल्पद्र म के समान अभीष्ट 
सिद्धि दिलानेवाला यह श्रेष्ठतम वक्तव्य सुननेके लिये 
सभी इन्द्रियों को श्रवण के घरही जाना होगा। सभी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था (१९) 


देह केवल कानही हो जाय | श्रवणमेंही सब कुछ तल्लीन हो 
जाय, तन्मय हो जाय ।॥।५॥ 


हा अतिशय अतिप्रसंगे । सांडुनि कथा ते सांगे । 
जे श्रोकृष्णार्जुन दोघे । बोलत होते ॥६॥ 
अर्थ :- श्रीकृष्णार्जुनका यह संवाद और कुछ कहने के 


अलावा जल्दी कथन कीजिये | 


व्याख्या :- श्रोताओं के लिये यह कथन निःसंशय श्रेष्ठ 
श्रेणीका है । उसमें महान आशय छिपा हुआ है । प्रसंग स्वरूप 
वर्णन करनेकी अपेक्षा प्रत्यक्ष कथनही शुरु किया जाय | अब 
आशयमहत्ता कहने के अतिरिक्त प्रत्यक्ष संवादही कहा जाय। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा धनुधर अर्जुन इन दोनोंका संवाद 
सुनने को हम उत्सुक हैं। वह जल्दी जल्दी सुनाया करों। 
हम तीब्रत।से उत्कंठित हुए हैं । कृपया वह सुनाइयं ।।६॥ 
ते ब्हेळी संजय रायाते म्हणे । 
अर्जुन अधिष्ठिला दैवगृणें । 
जे अतिप्रीति श्री नारायणें । बोलिजत असे ॥॥७॥॥ 
अर्थ :- उस समय संजय राजा धुतराष्ट्र्से कहता है, 
“ श्रीअर्जुन देवी गुणोंसे अधिष्ठित है। श्रीभगवान्‌ अत्यन्त प्रमके 
साथ उससे कह रहे हैं। 
व्याख्या :- संजय भी अचरज में पडा | उसे अर्जुन का 
पुण्य अलौकिक सा लगा । उसने राजा धुतराष्ट्रसे कहा । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


£. ‘Dye Nd 


~~~ 


४ राजन । अजून सचमुचही पुप्यवान है। वह देवी गुणोंसे 
धिष्ठित हआ है । देवी इच्छासे उसका जावन अनशासित 
रहा है। अतः श्रीभावान नारायण भी उसपर परम संतुष्ट 

। उनके मनमें अर्जुन के प्रति नितांत प्रेम है । उनका प्रमरसः 
यक्त संवाद श्रवणीय ही है | उसके अंतर में स्नहसुधा तथा 
बाहर प्रसन्न वक्तव्य है । उसकी विशालता तथा गहराई काई 
कह नहीं सकता । यह्‌ प्रम वस्तुतः ज्ञानरूप है ॥७॥ 


जे न सांगेचि पित्या वसुदेवासी | 
जे न सांगे माते देवकीसी । 
जे न सांगेचि बंधु बळिभद्रासि । 
- ते गृह्य अर्जुनासी बोलत ।।८।। 


अर्थं :- पिता वसुदेवजी, माता देवकीजी तथा बंधु 
बळरामजी को भी जो बात ( भगवान्‌ श्रीकृष्णने ) नहीं कही, 
वह अत्यन्त रहस्यपूर्ण (बात) अर्जुनको सुना रहे हैं । 


व्याख्या :- वह परमगद्म ज्ञान श्रोभगवानने न अपने पिता 
वसुदेवजीसे कहा न माता देवकीसे भी कहा । यह अनिर्वचनीय 
प्रेम केवल श्रीअर्जुनकोही प्राप्त हुआ | बलरामजी प्रत्यक्ष भाई | 
उनका वास्तव्य सदा श्रीभगवान के पास। वह सचमुच 
श्रीभगवानके ही समान । तिसपर भी श्रीभगवान्‌ उनसे रनेहाद्र 
होकर इस प्रकार वार्तालाप नहीं करते | श्री अर्जुनका परम 
सौभाग्य है कि वह यह श्रेष्ठ ज्ञान, उसका सौरस्य तथा आस्वाद 
पा सका ॥।८॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था (२१) 


देवी लक्ष्मी येवढ़ी जवळिक । 
परि न देखे या प्रमाचे सुख । 
आजि श्रीकृष्णप्रेमाचे बिक । यातेंचि आथी ॥९॥ 


अर्थ :- श्रीभगवती लक्ष्मीजी भगवान के अत्यन्त निकट 
रहती हैं किन्तु इस प्रेमका सुख वह्‌ भी नहीं पा सकी । 


व्याख्या :- श्रीभगवती महालक्ष्मीजी श्रीभगवान के अत्यंत 
निकट हैं । उनके समान कौन अधिक सामीप्यलाभ कर पाया 
है ? किन्तु बात यह है कि उन्हें भी भगवान्‌ यह निगूढ तत्त्व 
प्रकट नहीं करते । इतना अलौकिक और असीम प्यार केवल 
श्री अर्जुनजीको ही उपलब्ध हुआ । प्रेमका यह अगाध सामर्थ्ये 
है । अर्जुन की निष्ठा भी अटल थी । अर्जूनने मानो प्रेमतत्व 
पहचाना, नहीं वह प्रेमरूप हुआ । श्रीचरणों के प्रति उसकी 
श्रद्धा, भक्ति, स्नेह चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ । यों कहे कि 
कि उसकी भवित ही मानो अर्जुनरूप हुआ ॥९॥ 
सनकादिकांचिया आशा । वाढिनलिया कीर बहुवसा । 


परि त्याहि येणे माने य॒शा । येतीचि ना ॥१०॥ 
अर्थ :- सनकादिकों की आशाएँ बहुतही आतुर हो उठीं 
कितु उन्हें भी इस प्रकारका यश श्राप्त नहीं हुआ । 


व्प्राख्या :- सनकादि ऋषियों के लिये भी यह यश अप्राप्य 
रहा । बस्तुतः उनकी निष्ठा, उनका श्रीचरणों के प्रति अपार 
प्रेम संदेहरहित हैं । उनका गौरव तथा भव्ति अपार थी। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


> 


(२२) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


किन्तु स्नेहरूप यश केवल श्री अर्जुनकोही प्राप्त हुआ । ऋषियों 
को आशा थी और वह सही थी । उसमें कुछ अनुचित नहीं 
था । श्रीभगवान्‌ की लीला अगाध है । उन्होंने केवल अर्जुनको 
अपनाया और यह गीतामुत पान कराया ॥१०। 

या श्रीजगदीशवराचे प्रेम । येथ दिसतसे निरूपम | 

कंसे पार्थं येणें सर्वोत्तम । पुण्य केले ॥। ११॥ 

अर्थं :- यहाँ जगदीश्वर का प्रेम अत्यन्त निरुपम होकर 

ही प्रकट हुआ है । पार्थजी ने सर्वोत्तम पुष्य कहाँसे पाया ? 


व्याक्या :- संपूर्ण ब्रह्मांडका अधिष्ठाता, जगत्‌ का नियंता 
तथा ज्ञानका परम एश्वर्य वह श्रीभगवान्‌ यहाँ अर्जुनके बारेमें - 
निरतिशय प्रेमाद्र हुआ है । यहाँ उपमा देनेमें कोई समर्थ नहीं। 
स्वयं श्रीभगवान्‌ भी निरूपम होकरहो उससे बर्ताव कर रहे 
हं । श्री अर्जुने यह पुण्य कहाँसे प्राप्त किया ? यह सर्वोत्तम 
पुण्य या पुण्यका सर्वोत्तम उसे किसप्रकार प्राप्त हुआ ? श्री 
भगवात्तकी कृपा है ॥११।॥ 
हो कां जयाचिया प्रीति । अमतं हा आला व्यक्ति । 
मग एकमेकाचिये स्थिति । आवडतसे ।। १२।। 
अथं :- उसके प्रेमही के कारण वह आत्मरूप भगवान्‌ 


व्यक्त हुआ है और परस्पर की (एक दूसरे की) एकात्मता 
उन्हें प्रिय हुई है। 


व्याख्या :- श्री अर्जुतके साथ स्नेहील भगवान सानंद 
वार्तालाप कर रहे हैं । यह मानो अर्जुनकी ही प्रीति है, जिसके 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डेथा (२३) 


लिये वह अमूर्त परतत्व साकार होकर खडा हुआ । अर्जुन भी 
उसी परतत्त्वकी भवित की मूर्ति ! यहाँ दोनों एकरूप हुए । , 
न अर्जून भवत है न भगवान देवता । अभेद भक्तिकाही यह 
दृश्य आँखोंको लुभा रहा है। वहाँ द्रत नहीं । परस्परं प्रीति 
और उससे निष्पन्न भक्तिके कारण अब विभक्ति-अलगता- 
पृथक्त्व नहीं । दोनोंको ही परस्पर अपार प्रीति है। जन्म- 
जन्मतक बाट जोहेनेपर भी जो संभव नहीं वह अनायास सुकर 
हुआ है । श्री भगवान के पादपद्म मूते होकर अर्जुन के सामने 
हैं ॥ १२॥ 

येःहवी हा योगियां नाडळे । वेदार्थासि नाकळे । 

जेथ ध्यानाचेहि डोळे । पावती ना ।।१३।। 


अर्थं :- वस्तुतः योगियों को भी वह (दीखता नहीं, वेदार्थ 
में भी वह स्पष्ट नहीं होता, ध्यान करनेवाले नेत्र उसे पा 
नहीं सके । 

व्याख्या :- निःसंशयही विलक्षण योगदृष्टि श्री अर्जुनजी 
पा सके । जहाँ योगियों को भी यह बात परम दुःसह तथा 
दुष्कर ज्ञात होती है, वेदोंके लिये भी यह निगूढ रहा है फिर 
अर्जुनने यह पाया । निःसंशय आदइचयंकारक बात है । आँखोंको 
केवल बाह्यसृष्टिज्ञान है । वे इस जगत का अंतरंग किसप्रकार 
पहचानेंगी ? जगत्‌ का असारत्व तथा भ्रामकत्व भी जिनके 
ध्यान नहीं आता वे चर्मचक्षू क्या इस स्वरूप को अपनायेंगे ? 
योगियों की आँखें भी असमर्थ हो जाती हैं । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२४) श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनी 
MUR) © जप जज लिए 
ते हा निजस्वरूप । अनादि निष्कंप । 
परि कवणे माने सकृप । जाला आहे ।।१४॥ 


अर्थ :- आत्मरूप, निष्क्रंप तया अनादि परमात्मा आज 
कितना कृपालु हो चुका है ? 


व्याख्या :- वस्तुतः श्री भगवान्‌ अनादि-निजस्वरूप हैं । 
किसी भी प्रकार का विकार उन्हें विकारवश नहीं कर सकता । 
वे स्वतःसिद्ध निजस्वरूप तथा केवल साक्षी हैं | कर्म की गति 
उनपर परिणाम नहीं कर सकती । दयाद्र होना या सहृदय 
होना ये बातें कर्मप्रभव हैं। श्रीभगवान्‌ तो कमसे सर्वथा 
निळेप हैं । भगवान्‌ की वह अमृतस्वरूप कृपा सर्वं विलक्षणही 
माननी चाहिये | उनकी अमूतं कृपा भक्तराज अर्जून के कारण 
सातुकंप मूतं हुई है ।।१४॥ 
हे त्रेलोक्यपदाची घडी । आकाराची पेलथडी । 
कैसा याचिये आवडी । अवतरला असे ।।१५।। 


अर्थ := त्रेलोक्य का उगमस्थान तथा सगणता के उसपार 
होनेवाला वह परमात्मा श्री अर्जुनजी के स्नेह के कारण ही 
व्यक्त हुआ है। > 


व्याख्या :- यह तो सवंविलक्षण रुचि है । कोई ऐसी बात 
नहीं कि जो भगवान को अपने अधीन कर सकेगी । यह्‌ अर्जुन 
काही निस्सीम प्रेम है जो भगवान के लिये बडी धरोहर है । 
अतः निजस्वरूप श्रीभगवान्‌ इस विश्वमें साकार हुए । वह 
असीम, अपार तत्त्व केवल अर्जुन के लिये सीमित, साकार 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


REESE Tn 


RH 


si isn 


SESS: J 


अध्याय ४ंथा (२५) 


हुआ | यह वही कृपा है जो मुनियोंको भी दुर्लभ रही है। 
त्रेलोक्य में ओतप्रोत वह्‌ परमतत्त्व सरूप हुआ । वह 'अनिवायं 
निवारणीय हुआ, 'बिभु' स्थूल हुआ तथा आकाशरूप घनीभूत 
होकर 'मर्यादाशील बन गया । नादब्रह्म आकलनीय हो सका । 
वह स्वर न केवल श्रवणसुभग रहा कितु मधुर तथा आस्वाद्य 
भी हुआ । उसकी स्नेहसिकत तान रोम रोम पुलकित करती 
हुई अपनी असीमता का परिचय दिलाती रही । नादब्रह्म 
का मल रूप ॐ कारही मानो वहाँ समापित हुआ है, न्योछावर 
किया गया है । त्रेलोव्य उस भगवान्‌ का विशाल स्वरूप है । 
अणुसे भी सूक्ष्म, सबमें व्याप्त तथा सबसे व्यापक परमात्मा 
स्थिति-गतिशील होकर रहा । सम्‌चा संसार स्थिति-गति, 
उत्पत्ति-लय, विकास-विनाश आदि विविध ढंढोंसे युक्त है । 
यह उसकी मर्यादा है । संसार की सर्जन शित तथा परिवर्तन- 
क्षमता अनादि रूपसे अवाधसी रही है। किन्तु उसमें भी 
एकही तत्त्व अक्षुण्ण है । दिगू तथा कालके बंधन वस्तुजातके 
लिये अनिवार्य है | जो इस विशाल विभु मर्यादाशील दिग्काल- 
यक्त संसारमें उससे भी परे तथा उसमें निहित तत्त्वको 

चानता है, उसका साक्षात्कार करता है, वह सचमुच ही 
सौ वार धन्य है । 


बात साफ है कि इस संसारमें भी वह असीम समा हुआ 
है | वह सीमित होकर दिग्‌ तथा काल के बंधन स्वीकार 
करता है। जीवमात्र को वह एसा अनुभव कराता है कि 
जिससे वे उसे लक्षित कर सकें | संसारकी विविधता तथा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


ढंद्वात्मकता, और घातप्रतिघातसे ऐसी प्रत्ययकारी गहरी 
दुष्टि निर्माण होती है कि आँखें मुंदनेपर भी दर्शनोत्सुक इसे 
देख लेता है । संसार की तह तक वह जा सकता है। वार्धक्य 
जराजजेर नहीं रहता किन्तु केवल प्रकृतिका परिणाममात्र रह 
जाता है । बच्चा बूढ़ा हो सकता है किन्तु उसके अंतःकरणमें 
स्थित वह परमतत्त्व केवल देवताभाव है। न वह बच्चा है न 
बूढा । न बढता है न नष्ट होता है । यह प्रचीति इसी त्रैलोक्य 
के साक्षात्कार द्वारा, उसके अंतस्तल को अनुभव करनेवाले 
साधक पा सकते हैं । 


देहकी सिकुडन है वार्धक्य । जब हम उसके अंतःस्तल के 
परमतत्त्व को लक्षित कर सकते हैं उसी समय हमें इस देहके 
बारेमें सच्चा विराग रहता है । देहबुद्धि हट जाती है । साधक 
आत्मनिष्ठ होकर प्राकृतिक जराको तुच्छ समझता है। उसे 
किसी भी प्रकार डर नहीं रहता । वार्धक्य शरीर का परिणाम 
है । वह आत्मापर असर करनेमें असमर्थ है। इस रहस्यका 
साक्षात्कार होनेके कारण विश्वरूपमें-देहयुक्त होनेपर भी 
देवताभाव जागृत रहता है । वह ढेंका नहीं रहता । 


मिट्टी जांबुनद में गिरनेपर सोना बन जाती है। आकारकी 
सीमा उस प्रत्ययकारी अवस्थामें बाधक नहीं हो सकती । 
आकार स्वरूपाकार हो जाता है। जसे जांबुनदकी मिट्टी भी 
सोनेकीही रहती हैं। आकारवान्‌ व्यक्तिमत्व उस विशाल 
तथा गहरे तथ्यको अपनाकर रहता है, साथही अपनेको खोकर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डंथा ( २७ ) 


असीम, अथाह बना लेता है । इसी कारण यह संभव होता है 
क्रि वह्‌ 'आख्यायिक' रहस्य संवादरूप हो जाता है । अनिर्वाच्य 
का वर्णन किया जाता है। अमावसकी रात्रिमें केवल अंधेरा 
है। कुछ भी लक्षित नहीं होता। आगे पन्द्रह दिन हलके 
चन्द्रमाकी कला बढती है । रात उजली होती है । हरेक चीज 
स्पष्ट हो जाती है। वह चन्द्रमाका सामर्थ्य रातको 'ज्योत्स्ना 
ज्योतित' कर देता है । यहाँ आत्मनिष्ठा ही एक एसी चीज 
है जो सत्रका 'रहस्य' धवल कर सकती है । वही देहको आकार 
की सीमा पार करने को उद्युक्तं करती है। कर्मफल तथा 
कर्मबंध का अन्योन्य प्रभाव देहधारणा है । जहाँ ज्ञानका प्रवेश 
नहीं वह बचपनही है । तथापि देह धारणाको भी महत्त्व है। 
तीनों गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। जब इन 
तीनोंमें हलचल है, प्रमाण व्यस्त होता, एकाध ज्यादा या कम 
हो जाता है तब प्रकृतिकी त्रिया, सर्जनशीलता आरंभ होती 
है । वहाँ साम्यावस्था न होनेसे देहधारणा भी अस्वाभाविक 
होकर विषमता तथा विवशता को लेकर बनी रहती है। 
अतः सदैव यह प्रार्थना रहती है कि यह देहधारणा स्वाभावि- 
कता अपनाये । देहका पोषण त्रिगुणोंकी विषमता न बढ़ावे । 
उनमें साम्यावस्था निर्माण हो । साधक इसी ओर अग्रसर 
होनेको उत्सुक है । वह अपनेको उपकृत समझेगा यदि उसे 
ऐसी महती बात कोई कहें कि जिससे साम्यावस्था के सोपानों 
पर कदम चढाता जाये । 

वस्तुतः नग्नता तथा नमन जीवभावका आविष्कार होना 


+ 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 
30 20 SRS Be 


ल 


चाहिये । उसे यह कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिये कि वह 
सबकुछ है। जीव उपाधियुक्त हैही और चाहता भी हैं 
उपाधियाँ, मान, सन्मान ! जिससे उपाधियों के आवरण कम 
नहीं होते, बढ़तेही जाते हैं । कर्मफल तथा कर्मबंध और भी 
जटिल तथा अनिवार्य होते हैं। साधक के लिये यह अवस्था 
हानिकर है. । यें बंध और उसके अटल परिणाम उसे बाधक 
रहते हैं, वह जकडा जाता है । उससे मुक्त होनेके लिये उसका 
हृदय व्याकुल रहता है। तिलमिलाकर, तडप तडपकर वह 
भगवान से प्रार्थना करता है कि कमंबंधसे जकडे हुए मेरे 
व्यक्तित्व मुक्त कीजिये । स्वभावस्थैय बनाइये | यह सारा 
झंझट हट जाय । 


संभव है कि कई सँकडों साल बीत गये होंगे । बार बार 
पुनजेन्म के फेरमें जीवमात्र पडा हुआ है । मनुष्य का यह 
शरीर धारण केवल इसोलिये है किं उसके द्वारा वह अश्राव्य, 
सुना जाय । वह अदृश्य देखा जाय । जगत्‌ के समूचे अनुभव 
केवल इसी एक की ओर संकेत कर रहे हैं । देह व्याकुल है उस 
असीमका स्पर्श पानेको । यह तो मनुष्यकीही देह है जो जगत्‌ 
की अन्तिम सीमा है । वही एक पूरी प्रदक्षिणा है। बार बार 
खोजनेपर कमाँक्रे द्वारा प्रयत्नशील रहनेपर भी वह हाथ नहीं 
आता । किन्तु एक बात अवश्य होती.है कि हमारी श्रद्धा 
अधिक दृढ तथा अधिक उत्कट बन जाती है। यही श्रद्धा 
हमारे प्रयत्न, हमारे कमं बनाये रखती है । किन्तु वह तत्त्व 
न तो कर्मफल का अधिकारी है न किसी प्रयत्न का परिणाम । 


= CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (२९) 


श्रद्धा अभंग है, प्रयत्न छटते हैं, कर्म निष्काम हो जाते हैं और 
आत्मराज अपने स्वरूपमें स्थित होते हैं । 

देहकी सीमा, कमंकी गति तथा जगतका दिगूकालयुक्त 
आविष्कार उसकी पहचानमें हस्तामलकवत्‌ हो जाता है । वह 
आंतरिक पुकार जीवमात्र को ब्रह्ममय बना देती है । नादब्रह्म 
का सर्वव्याप्त तथा सर्वलिप्त वैशिष्टय यही है। हृदय की 
तंत्री छडती हुओ वह पुकार हरेक के अन्तर को देवताभावसे 
भर देती है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वाक्‌सुधा हर मानव के 
मनमें अटल विशवास तथा अगाध श्रद्धा पेंदा कर देती है। 
त्रेलोक्यका विकास या विनाश, संकोच या विस्तार, पोषण या 
विघटन जिस आधारपर हो रहा है वह जगत्‌की सिकुडन, 
घडी-पद स्वयमेव श्रीभगवान्‌ हैं। नित्यनूतन तथा सनातन 
संसार की लीला पुरुषोत्तम के इगितपरही अवलंबित है | 
यहाँ पुराना छोडा जाता है, नया स्वीकार होता है। तिसपर 
भी वह सनातन है । जिस प्रकार संसार की सनातनता है उसी 
प्रकार श्री भगवान्‌ भी पुराणपुरुषोत्तम हैं संसार तो उच्हींकी 
लीला है | जब आप अर्जुनसे सुख संवाद कर रहे हैं तब वह 
आ्चर्थसे युक्त होकर हषंविभोर हो उठता है । उसकी बुद्धि 
उसमें विनीत तथा प्रीतियुक्त है । श्रद्धा विमल है, विशवास 
अटल है तथा अंतःकरण देवताभावसे ओतप्रोत है । श्रीभगवान्‌ 
की महिमांमयी अपार करुणा बह रही है।.. 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


श्री भगवान्‌ उवाच्‌ - 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽञ्रवीत्‌ ।। १।। 


मैंने यह अव्यकत योग विवस्वान को समझाया । उसने 
मनु को तथा मनु ने इदेवाकु को बताया ।।१।। 
मग देव म्हणे पंड्सुता | हाचि योग आम्ही विवस्वता । 
कथिला परि ते वार्ता । बहुता दिवसांची ।।१६॥ 
अर्थ :- श्रीभगवान्‌ अर्जुनजी से कह रहे हैं, “ है पंड्सुत, 
यही योग हमने विवस्वत को समझाया था । कितु वह बात 
तो बहुतही पहले की है । 


व्याख्या :- श्रीभगवान्‌ कहते हैं, “हे अर्जून ! तेरा 

तपःसामर्थ्यं बहुतही श्रेष्ठ है। तेरी साधना अव्वल है। इसी कारण 
तुझमें देवी गुणोंका प्राबल्य है। ईक्ष्वाक्‌, मन्‌ जैसे राजषियों के 
समान तेरी योग्यता यहां मान्य हो रही है। यह वात निःसंशय 
उन दैवी गुणोंकी है कि जिससे वह देव भी तेरी सहायता कर 
रहा है । इस सुखसंवाद का अधिकारी होना कोई मामूली 
बात नहीं । यह योग 'क्मेयोग है । वह हमने पहलेपहल 
बहुतही पूर्वे श्रीभगवान्‌ सूर्येनारायणसे कहा । यह बात बहुतही 
पुरानी है । ग 

मग तेणे विवस्वते रवि । हे योगस्थिति आघवी । 

निरूपिली बरवी । मनुप्रती ।॥। १७॥ 


अर्थ :- तत्पश्चात्‌ विवस्वत्‌ सूर्येने यह संपूर्ण योगस्थिति 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri initiative 


_ “TP PN WO WN NNO 


अध्याय ४था (३१) 


ठीक रूपसे मनूको समझा दी । 
व्याख्या :- उस रवि नामक विवस्वान्‌ के द्वारा यह योग- 
स्थिति ब्रह्मपुत्र के साथ रहूनेवाले मन्वंतर मनुको यथाविधि 
अत्युत्तम प्रकारसे कही गयी । 
मनूने आपण अनृष्ठिली । मग ईक्ष्वाकुसि उपदेशिली । 
एसी परंपरा विस्तारिली । आश्य हे | १८।। 
अर्थ :- मनु ने स्वयं उसका अनुष्ठान किया और ईक्ष्वाकू 
को भी इस का उपदेश किया । इसभ्रकार इस योग की प्रारंभिक 
परंपरा फल गयी । 
व्याख्या :- इस योगस्थिति का यथाशास्त्र अनुष्ठान 
मनुट्टारा हुआ। बादमें उसने वह योग ईक्ष्वाकुसे कहा । 
उसको उपदेश दिया । इसी प्रकार आद्यतनसे यह परंपरा 
विस्तार पाकर ईक्ष्वाकूतक आ पहुंची । 


एवं परंपराप्राप्तमिमं राजषंयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप ।।२।। 
हे शत्रुतापन अर्जुन ! इस प्रकार परंपरासे प्राप्त हुए इस 

योग को केवल राजषियोंते ही ठीक ठीक जान लिया । संसारमें 
उसके व्यक्त होनेको दीर्घं कालावधि बीत जानेके कारण अब 
वह नष्ट हुआ है ।। २॥। 

मग आणिकही या योगाते। राजऋणषी जाले जाणते । 

परि तेथुत्ति आता सांप्रते । नेणिजे कोण्हि ॥१९॥ 


अर्थ :- उसके बाद भी और कई राजष इसे-इस कर्मयोग 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


को-जाननेवाले थे | तथापि उनके पश्चात्‌ अब इस काल कोई 
जाननेवाला नहीं रहा । 


व्याख्या :- यह योगस्थिति सर्वथा आद्य है। वही ज्ञान 
है जो आदिकारण का भी आद्य है। वही परंपरासे विस्तृत 
हुआ है और अनेक राजषियोंने अनुष्ठानद्वारा इस योगस्थिति 
का साक्षात्कार कर लिया । अब आजकल वंह योग जाननेवाले 
नहीं रहे । अतः इस संबंधमें भी किसीके मनमें उत्साह भी न 
रहा । यद्यपि उस योग के बारेमें आदरयुक्त मान्यता दीख 
पडती है तो भी उत्साह के तथा अभ्यास के अभाव के कारण 
वह सबकुछ ऊपरी है | योगस्थिति की यथार्थता पहचाननेवाले, 
अभ्यास तथा अनुष्ठानद्वारा साक्षात्कार करनेवाले और उत्साह 
के साथ साकार द्वारा दृढ़भूमिको प्राप्त हुए व्यक्ति आजकल 
नहीं के बराबर हैं । 


जहाँ उत्साह नहीं दिखाई देता वहाँ आंतरिक लगन भी 
नहीं होती । वहाँ केवल उपरी भूलभूलैया है। बुद्धि विकास का 
प्रधान कारण है । वह विश्‍्वव्याप्त “महत्‌ के विकास का 
क्षमतासंपन्न अंश हैं। उसकी यथार्थंता न नापने के कारण 
वह भी कार्यदर्शी नहीं होती । बुद्धिकी विविध शक्तियाँ या 
विशिष्ट कार्यनिदशंक आविष्कार, मति, प्रज्ञा, धी आदि हैं । 
बद्धिद्वारा होनेवाले निश्चय को विशिष्ट सीमातकही अपनाया 
जाता है । इस व्यवसायमें भी आनन्द है । निश्चयात्मकता में 
स्थेयं है । वह स्थेयं शाइवतिकी आभा दिखलाता है। वहाँ 
आनन्द का सर्जन है। तथापि उसे अपनी मर्यादा है। 


\ 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


FE <+ का 
SS RP 


जा 


his i, Ys hon hii SS 


अध्याय उंथा (३३) 


निश्चयात्मक वुद्धिका कार्य उसकी समस्त शक्तियों द्वारा 
अनुप्राणित नहीं होता । मति, प्रज्ञा, धी आदि के द्वारा एक 
साथ उसके निश्चय को नहीं स्वोकृत किया जाता । उनमें 
संदेह बना रहता है । एकाध अनुगामी होती है किन्तु एकाध 
पराङ मुख भी रहती है। यह बुद्धिभेद उस आनन्द को स्थेय्रंता 
नही देता । जहाँ स्थिरता नहीं वहाँ स्व भी “स्वस्थ” नहीं 
हो सकता । वुद्धिके भिन्न भिन्न आविष्कार 'भेद' के गाते रहते 
हैं। उनमें न तो समन्वय है, न सुसूत्रता, न स्वाधीनता । 
बुद्धिकी शुद्ध स्थिति में स्वाधीनता है, एकात्मकता है, अभेद 
है । निश्चय अपनी समस्त शक्तियोंद्रारा अपनाया जाता है । 
वहाँ बुद्धिभेद नहीं होता । किसीभी प्रकार का संदेह भी नहीं 
रहता । ये शुभचिन्ह प्रकट होनेपर बुद्धि अपनी यथार्थता 
अपनाती है । आत्मीयता बढ जाती है । योगस्थिति का प्रसाद 
प्राप्त होता है। वहीं उत्सुकता सादर तथा सत्कारयुक्त 
होकर दुढभूमि अपनाती है। 
प्राणिया कामीं भरू । देहाचिवरी आदरू । 
म्हणोनि पडिला विसरू । आत्मबोधाचा ॥॥२०॥ 

अर्थ :- आजकल जीवमात्र सर्वंथा विषयसेवन में ही 
अतिलीन तथा इर्द्रियों के कायल, देहात्मवादी . होनसे इस 
आत्मबोध को भूल गया । 


व्याख्या :- मनुष्य में सामान्यतः देहबुद्धि का प्राधान्य 
हता है | किन्तु वह भी अंतमे फंस जाती है । वस्तुतः यह 
शरीर आत्माका मन्दिर है । उसका प्रयोजन आत्मदर्शी है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


किन्लु जब देहबुद्धि मोहयुक्त रहती है तब वहाँ नशा के सिवा 
और कुछ नहीं । मोह बुद्धिको घुमाता है और मनुष्य केवल 
देहप्रवण, देहपरायण हो जाता है । देहका मूल प्रयोजन ही 
जहाँ ओझल हो गया है वहाँ देह भी क्योंकर अपनी योग्यता 
के अनुकूल बनी रहेगी ? बृद्धिका सारा इन्द्रजाल केवल देह के 
लिये ही होता है। देहका सौंदर्यं बढ़ाने के सिवा उसे और 
कुछ सूझता नहीं । वहाँ ज्ञानवस्या कहाँ रहेगी ? वह तो निगूढ 
तहमें मौन है। जो श्रवण साक्षात्कारप्रद हो सकता है वह 
अब उस रूपमें कँसे रहेगा? सर्वव्यापक दृष्टि की गति भी 
स्तब्धसी बनी रहती है । यह्‌. देहधारणा प्रयोजनशून्यहो है। 
चतुविध देह से परे होकर उस साक्षीभूत -'तस्व का अनुसरण 
हाँ अभावरूप है । जो कुछ है वह व्यर्थ, गतिहीन, मतिमूढ 

है । वहाँ न प्राणोंकी रक्षा है, वृत्ति निरोधरूप मान है । उन 
दोनों का आधार जो आत्मरूप वही ओझल होकर रहा। 
देहधारणा भी उसके सिवा संभव' नहीं किन्तु देहमें भी वह 
विकारवश नहीं । प्रत्यक्ष जीवन में! उसका . प्रभाव होनेकी 
अपेक्षा अभाव .सा.रहेगा तो जीवन भाररूप है । जीवन का 
कर्म नैष्कम्य तब तक संभव नहीं, जबतक वह आत्मसाक्षात्कार 
रूप नहीं हूँ | हरेक बात उसी आत्माकी अविच्छिन्न धारा हें. 
वही मानो पदमें पद, आत्मामें ही आत्मा जेसा बसा.हुआ हैं.। 
अगर यह ब्रह्मरूपता प्रतीत न होती हो तो देहधारणा अपनी 
प्रकृति, प्रमंच का बोझ उठाने की क्षमताही पा नहीं सकती । 
अतः उसका यह अपरप्रत्यय सचमुच वृद्धिवेभवकाही अदुद्य् 
रूप है, वही केत्रल बुद्धिका सोधासादा. आविष्कार | मनुष्य 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


eon Rosh 


अध्याय ध्या ˆ - (३५) 
का व्यवच्छेदक लक्षण बुद्धिकी प्रधानता इसीलिये स्वीकार 
करता है| तिसपर भी वह परप्रत्यय मुखरित नहीं होता । 
वह अक्षर मौन है । जीवमात्रको दिया गया संकेत वही नाम 
है । वह अव्यक्त का अर्थशून्य प्रारब्ध तथा कर्मका विकार- 
प्रसव परिणाम ! यहाँ कम न साक्षी है न आत्मलक्षी ! कितु 
जब हम तपाचरण करेंगे कुछ अनुष्ठान संपन्न होगा तभी 
संभव है कि इस देहके कणकण में चेतन्य की आभा झलकेगी | 
उसकी योग्यता सिद्ध होगी और वही देहधारणा-कर्मंधारणामें 
परिणत होगी । अन्यतः जीवित चंतन्य न के बराबर है। 
लाशकी क्या महत्ता है ? वह चेतन्यहीन कलेवर किस दुष्टिसे 
उपयुक्त ? उसी प्रकार साक्षाव्कारशून्य जीवन में न अनुभूति 
की गहराई है, न जीवन की सचाई, न किसी प्रकार सफलता 
या सार्थकता ! । शब्दकी महत्ता उसके अर्थरूप पर निर्भर है । 
[न अर्थ है तो न शब्द भी ।) अर्थ न हो तो शब्द भी नहीं रहा । 
अर्थगौरव से लदे हुए शब्द सार्थकता पाते हैं अन्यथा नही । 
उसी प्रकार आत्मलक्षी देहधारणा धर्मयुक्त है, वेसी अनात्मलक्षी 
नहीं हो सकती । वहाँ केवल देहकी महत्ता रहती है। देहमें 
स्थित जो चेतन्य, अक्षर, बुद्धि, ज्ञान या प्रकाश का प्रभावही 
ओझलसा रहने के. कारण स्वरूप जागृति ही नहीं है । इसीलिये 
मनुष्यमात्र को वह अव्यक्तपर भाव स्पष्ट नहीं होता, प्रतीत 
नहीं होता. । जन्म जन्म में किये गये पुष्यके प्रभावसे अगर कुछ 
वैराग्य वभव उदित हुआ तो यह .देवतादर्शन परमात्मदर्शन 
संभव है| और एक़् उपाय हैं संतोंकी कृपाके कारण मनका 
मालीन्य दूर होतेपर भी बुद्धि परमात्मदर्शा हो सकती है ॥ संतोकी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


कृपा मनकी विकारंवशता को नियन्त्रित करने में विशेषरूपसे 
क्षमतासंपन्न है | बृद्धिका विचार अब विकारवश नहीं हो 
सकता । उसमें दृढता के साथ आत्मप्रेरणा प्रस्फुरित होती है । 
अपनापन आ जाता है। उसकी शुद्धता संपन्न होती है। 
संतोंकां दर्शन इस समय उस परतत्त्व के सगुण रूपकी प्रत्यय- 
कारिता दिलाता है । बृद्धिका व्यवस्थापन धीरे धीरे व्यवसा- 
यात्मक होता है । उसी विवेक, वेराग्यादि अभ्यास द्वारा जब 
वह इस प्रकार अपनायी जाती है तभी सगण की विश्वात्मकता 
अनमत्र होतो है। प्रत्यक्ष ज्ञानयोग्यता प्राप्त होनेको यह 
उपांत्य अवस्था है । इस अवस्था में यह नितांत आवश्यक है 
कि कुछ भूजनादि भवितिसाधना का अनुष्ठान हाता रहे । 
वस्तुतः यहाँ निःस्पुहता, कर्तेव्यप्रामाण्य, व्यावहारिकता तथा 
निरामयता की प्रतीति श्री भगवान को कृपासे आगे चलकर 
संभव होती है । साधकको भी यही आशा रहती है। वेंराग्य 
त्तिक्रा प्रमाण संतुलित न रहनेपर साधक को फिर अभ्यास से 
वह अपनाना आवश्यक होता है। वेराग्य की मात्रा घटने- 
ब्ढ़वेक़ी अवस्था आंदोलित तथा अस्थिर साधना की परिचायक 
है | अतः अभ्यास द्वारा विराग में उत्कटता स्थिर करना 
निरतिशय आवश्यक है । अन्यथा साधना का साफल्य फिर 
दर रहेगा । धारणा का मूल चेतन्य ही नहीं अपनाया जायेग।। 
केवल साधक वृत्ति रहेगी । वहाँ 'स्व का अवलंबन नहीं । 
एक प्रकार फंस जानाही होगा । देवता के सामर्थ्यंसे, देववशात्‌ 
अगर हमें अपनाया जायेगा, तो संभव है कि हम उस जाल को 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय दथा (३७) 


परास्त करेंगे । हम ऊपर उठेंगे । अंतिम अवस्था को पायेंगे । 
वहाँका दर्शन सचमुच संतों का साही रहेगा । संतकी प्रतिष्ठा, 
गति, अनुभूति तथा धारणा हम पा सकेंगे | जिसे हम 'बोध' 
या 'आत्मा' कहक़र शब्दावडंबर निर्माण करते हैं, वह 
अवडंबरमात्र न रहकर अपनी सचाई तथा गहराई के साथ 
उसकी साथकताका प्रत्यय पाया जाता है । क्योंकि अब उन 
शब्दोंक्रे पीछ अर्थसिद्धता है और जो कुछ है उसका साक्षात्कार 
बुद्धि अनुभव करती है । एसी अवस्था में केवल शब्दरूपता 
अर्थवान नहीं हो सकती । उन शब्दोंमें उस असीम का वाहन 
होनेकी क्षमता नहीं होती । अतः शब्द अव्यवस्थित अनुवाद सा 
रह जाता है । और मनुष्य उन अर्थविहीन वाक्योंद्ारा ही 
ज्ञान में अवगाहन करना चाहते हैं । शब्द के पीछे अनुष्ठान 
तथा अनुभूति न होनेके कारण उसकी गहराई अज्ञानी कभी 
नहीं पा सकते । उनक्री आशा निराशा में ही परिणत होती 
है । परिणामतः वृत्ति अनुवृत्त न होनेसे केवल देहबुद्धिसे ही 
इसका गौरव बढ़ाया जाता है जो प्रयोजनशून्य होनेके कारण 
निष्फल है । अंततः देहबुद्धि के अनुकूल जो है उसीका ही 
विजय सा होकर, वही महत्त्व बढता है और अनात्म में ही 
अपनापन बोया जाता है ॥ 
अव्हांटलिया आस्थाबुद्धि । विषयसुखाची परमावधि । 
जीव तैसा उपाधि । आवडे लोकां ॥। २१॥। 

अर्थ :- वहाँ आत्मविषयक न बृद्धि रही न आस्था। 

टेढ़े मेढे रास्तेपर चलना ही पसंद हुआ । विषय सुखकी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


TU न 


परमोवधि होनेके कारण जीवमात्र की यह्‌ उपाधि सबको 
बहुत भाने लगी । 


व्याख्या :- अनात्मवादी मनुष्य की यह स्थिति | न उसे 
परमार्थ बृद्धि न परार्थं में आस्था | वह केवल स्वार्थ के सिवा 
और कुछ देखता नहीं | उसक्री जीवोपाधि केवल भोगमयता 
का आधार होकर रहती है । वहाँ और कुछ सूझताही नहीं । 
वहाँका कर्म ज्ञानसे कोसों दूर है। आस्तिक्यब॒द्धि मार्गविहीन 
है । वहाँ व्यक्तित्व केवल बोझ है । जीव के सिर यह निरर्थक 
बोझ ढ़ोना है | वहाँ 'स्व का अवळंब नहीं, जीवको गति नहीं, 
उपाधि से विरकिति नहीं । वह जीवित खाली दूसरे का बोझ, 
एक अनावश्यक प्रयोजनशून्य, परावलंबी कमं है | यह सत्य है 
कि जो वैराग्य का श्रीगणेश भी नहीं जानते, वे भी जीवन का 
नित्य व्यवहार अनायास कर सकते हैं | न वे यह जान सकते 
हैं कि उत्ता आचार धर्महीन, कर्म फलयुक्त तथा बंधक 
और जीवन साक्षात्‌ अनुभूतिसे विहीन है । उन्हें इन बातों की 
तनिक भी कल्पना नहीं हो सकती। वेराग्य की बात तो 
सर्वथा विलक्षण है। वह 'रंचक घटमें आये बगेर उसकी 
कल्पना भी कोई कर नहीं सकता । प्रत्यक्षानृसंधान के सिवा 
बिरक्ति की दीप्ति, रीति, अनुभूति या गति आकलन नहीं 
हो सकती । स्वप्तमें भी उसका परिचय अन्यान्य लोगों को 
संभव नहीं । विरक्ित के सिवा अनात्म के प्रति विराग निर्माण 
होना दुष्कर है । वहाँ हम. केवल अनात्मभाव को ही, कुछ 
दूसरी ही बातको अपनाते हैं । जिसे सचमुच कुछ भी. सत्ता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (३९) 


नहीं वही सत्तावान होकर आत्मासे भी बढ़कर अतिव्याप्त 
रहता है | उस असीम अव्यक्त का प्रथम आविष्कार यद्यपि 
बुद्धितत्त्व है तो भी वह मूल नहीं। बुद्धितत््वकोही 'महत' 
नाम है और वह अपनाही महत्त्व मानो बढ़ाता है। उसकी 

हत्ता यद्यपि विश्वव्याप्त है तो भी वह असीम नहीं, अक्‌ंठित 
है । उसका विचार रहस्य इसी कारण ससीम, मर्यादायुक्त 
तथा परतत्त्वसे ऊपर है। उसको ऊपर उठाना या उसीपर 
निर्भर रहना वस्तुतः आकाश के फूल या काल्पनिक फूल से 
सिरको सजाना जंसा है । जिस प्रकार बादल को आधार नहीं, 
यद्यपि उनका आकाश में संचार होनेके कारण अस्तित्व दीखता 
है, तो भी वे निरालंब है । बादलों जेसी बुद्धिकी अवस्था । 
वही बुद्धि मनके द्वारा अपने विचार, अनुभव, महत्त्व को प्रकट 
करती है । मनका अपना ज्ञान काहे का ? जो वृद्धिमें है वहो 
मनमें। मन न तो मौन रहता है, न ज्ञानसाक्षी होता है। 
चाहे कुछ भी बकता जाता है | विशेषतः यह कि वह बृद्धिका 
ही मंडन करता रहाता है। परन्तु मन तथा बुद्धिसे परे 
होनेवाली कुछ महत्त्वपूर्ण चीज हैं इसकी जिज्ञासाही नहीं 
रहती । बुद्धि देहधारणाको ही महत्व देनेवाली, मन बुद्धिकी 
महत्ता बढ़ानेवाला और देह जीवके लिये भोग रूप उपाधि, 
'फिर यह कँसे संभव है कि बुद्धि उस परतत्त्व को और संकेत 
करे ? वहाँ बुद्धिका लक्ष्य वही हैं। देहधारणाकोही महत्त्व 
रहता है | मनुष्य जीवित का. मंडन केवल. बृद्धिही है ऐसी 
धारणा | एसे अनात्मवादी बुद्धिनिष्ठ होते हैं कितु आत्मनिष्ठ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(४०) श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 


नहीं । वहाँ सभी बातोंकी कसौटी केवल बुद्धि है । बुद्धिप्रामाण्य 
ही महत्त्वका माना जाता है । यह्‌ नही देखा जाता कि उससे 
भी परे कुछ दिव्यानंद है। वह बुद्धि केवल अहंपोषण में 
मस्त है । उसके सारे निश्‍चय, सारा ज्ञान, सारा वभव केवल 
अहुंगुष्टि के लिये, अहंता बढ़ाने के लिये रहता है। वहाँ 
परतत्त्व के प्रकाश की आभा नहीं, किलु बुद्धि के नवनव 
उन्मेष के अहपुष्ट बिचार विलास ! मनुष्य कई बार अपना 
कथनही स॒त्य मानता है । वह.कुछ हदतक सही भी हो सकता 
है परन्तु सत्यको भी अनुशासन की नितांत आवश्यकता है । 
वास्तवताविहीन सत्य सचमुच विसंगत बात है। आकाश में 
फूल होही नहीं सकता वसेह देहवुद्धिका समूचा विलास केवल 
अभावात्मक, अनात्मवादी है । न यहाँ किसी प्रकार शांति, 
न मनको ध्येय्रवादिता । वह्‌ तो भूला भटकता रहता है। 
एसी अवस्था में संभव है कि मनुष्य के जीवनकी अवधि नष्ठ 
हो । किन्तु मनकी 'भ्रमन्ति जारी रहे। आयुष्य की सीमा 
निश्चित है किन्तु मन सापेक्षतासे असीम | एक देहके बाद 
दूसरी देहमें वह्‌ इसी प्रकार ध्येयहीन रहकर सारे आयुष्य को 
वह निष्फल बना देता है। मनुष्य की देहधारणा सचमूच 
निरथैकसी हो जाती है । सिरपर गूथे हुए फूल की सुगंध ली 
जाती है किन्तु कोई सिर का विचार नहीं करता | फल का 
विचार है, सुगंध भी अपनायी जाती है किन्तु सिरके बारेमे 
अनास्था है, यही भूल हैं। किन्तु जब उसके सबंध में भी 
आस्था निर्माण होगी तब यह स्पष्ट होगा कि फूल और सुगंध 
दोनों उपरी है। महत्त्व सिर को है, तब वहाँ देवताभाव, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


फेक है 


अध्याय डथा : (४ १) 


भ्रेष्ठत्व जागृत होता है । वहाँ जीवन के बारेमें नये विचार 
प्रस्फुटित होते हैं। आयुष्यकी सफलता तथा सार्थकता का 
विचार शुरु होता है। किन्तु यह कठीनसी बात है। लोग 
इस ओर नहीं देखते । उन्हें यह सब कुछ खपुष्प के समान 
लगता है । वेराग्य उनकी दुष्टिसे ओझल है । वहाँ जीवित को 
किसी भी प्रकार आधार नहीं । सिरमें गंथ हुये फूल की 
कहानी इसी प्रकार है । सिरका फूल और आकाश फूल दोनों 
एकही । दोनों में व्याप्ति है किन्तु पुति नहीं। अतः उनको 
नक्षत्र का फूल भो कहा जाता है । मनुष्य की देहमें यही बुद्धि- 
तत्व है । आकाश फूल आकाश की ओर देखता है। सिरपर 
रखे हुए फूलकी दृष्टि भी ऊपर है। वह सिर को नहीं देख 
सकता । अतः उसका व्यवहार आपाततः उल्टा रहता है। 
मूलभूत पोषणकी दृष्टि यहाँ अनुस्यूत नहीं रहती । जो कुछ 
होता है वह ऊपरी। अहंपोषण के सिवा और कुछ नहीं रहता । 
यहां वैराग्य का उदय कैसे संभव है ? कितु जब यही बुद्धि- 
सिरका फूल-नक्षत्रफूल जब अहंपोषण की एवजमें अपने सच्चे 
पोषण की ओर ध्यान देगा तो सम्भव है कि मनुष्य का पोषण 
यथाधर्म होता रहेगा । वहाँ मनृष्यत्वकी दीप्ति उदित होगी । 
अन्यथा उस पोषण में मनुष्य की स्थिति नष्ट भ्रष्ट होती है, 
वह केवल सर्जनशीलता के सिवा और कुछ दे नहीं सकती । 
मनुष्य की पचनक्रिया बिगड जानेपर देहकी सारी स्थिति 
दुःसह हो जाती है | प्रकृति का अन्न है साम्यावस्था। तीनों 
गुणोंकी साम्यावस्था जब और जहाँ संभव है तब वेराग्यसू्येका 
प्रकाश फेला जाता है । अन्यथा हीनबल नक्षत्रकी भाँति मनुष्य 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(४२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


जीवित कृपण, सामर्थ्यंरहित, पराङ मुख, मनदुर्वल, ममता से 
व्याप्त तथा शोकाकुल हो जाता है । एसी अवस्था में ये अन्य 
बातें ही महत्व की होती है। वृत्ति अंतर्मुख नहीं होती 
फलस्वरूप सबकुछ व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थताही जब बची 
रहती है तब जीवित की सार्थकता सदाके लिये असंभव है। 
वह खपुष्प के समान निरर्थक होता है। देहधारणा की ध्येयहीन 
अवस्था जीवित को बोझ बनाती है। क्योंकि मनकी संपन्नता 
वहाँ नहीं । दुर्बल मन तथा दरिद्री धारणा कर्मगति को रोकने 
में सवंथा असमर्थ है । मनुष्य जिन्दा रहता है इतनाही । 
जीवनयापन चलानाही उसकी मुक्ति ! ! 


येतहबी तर्हि खबृणियांच्या गांवीं । 
पाटाउवें काय करावीं । ; 
सांगे जात्यांधा रवि । काय आथो ।।२२॥। 


अर्थं :- दिगंबर दीक्षा प्राप्त योगी को (क्षपणक या जैन) 
श्रेष्ठ वस्त्र की आवश्यकता ही वया? जो जन्मतः अन्ध है 
उसे सूर्य की क्या महत्ता ? 


व्याख्या :- सिर बुद्धिका योतक माना जाता है | उसका 
सचमुच रत्न है आत्मनिष्ठा । वह्‌ निगूढ रत्न छोडकर जब 
खाली उपरी रत्नोंकी ओर लक्ष केंद्रित करेंगे तो क्या पायेंगे ? 
सिरपर गूंथा हुआ अन्य रत्न या कलंगी जीवितहीन है । ऐसें 
बाह्य रव्नोंको या कळंगी को क्या जीवित है ? वह तो असंभव 
है । इस प्रकार का कथन सचमुच नंगा असत्य है । जीवन की 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ज °. 


अध्याय डथा ( ४३ ) 


वृत्तियां भी अपने आपमें नंगी हैं। हमारा व्यवहार भी आच्छा- 
दित सा कहाँ है ? वह भी निरालंब, छत्रहीन है । आत्मनिष्ठा 
का सच्चा छत्र जब तक बुद्धि के पास नहीं है तब तक यह 
संपुर्ण जीवन ही छत्रहीन, निराधार है । ऐसे खुली बात को 
आच्छादन की क्या जरूरी ? और वहाँ उंचे वस्त्रोंकी वया 
कीमत ? वाणीका विलास विदग्ध होना चाहिये, जीवन की 
स्पृहा विशुद्ध रूपमें निर्माण होनी चाहिये, यह जो प्रपंच वाणी, 
अक्षर तथा वृत्तियों से ओतप्रोत है वहाँ यथोचित आचार तथा 
अनुशासन और विचारों का परतत्त्वस्पर्शी उन्मेष होना 
आवश्यक है । यही वस्तुतः सच्चा आलंबन, आच्छादन या 
ऊंचा वस्त्र है। केवल उपर्युक्त अवस्थामें ही ऊंचे वस्त्रोंसे 
वृत्तियों को ढँका देना शोभा देगा। वहीं अळंकारों के लिये 
उपयुक्त जगह है । वहाँ वस्तुतः उँचा वस्त्र क्या है? वह 
सचमुच मनोबल है । बृद्धिको प्राप्त हुई तारतम्य दृष्टि है। 
उसकी वह सर्वथा, सर्वकश रूपमें चारों ओरसे पूर्णरूपेण 
विकसित अवस्था है। यहाँ वस्त्रादि की शोभा सौगूना बढ 
जाती है । वही मानो मनुष्य की देह का देवी एश्वर्य ही प्रकट 
हुआ है । वस्तुतः यह महत्त्व की बात विकारों के सपने में 
भी नहीं आती । अतः उनकी ओरसे हेतुतः दुर्लक्ष, अनवधान 
हुआ करता है | यही समाज में सवंत्र पाया जाता है। यह 
अन्यथा स्थिति बुद्धिके लिये अपना रंजनमात्र रहती है । वहाँ 
वेराग्यकी भाषा है ही नहीं । जहाँ वैराग्य नहीं, वहाँ आलंबन 

नहीं, जहाँ सच्चा आलंबन नहीं वहाँ आत्मनिष्ठा काहेकी ? 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


. 


(४४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


वहाँ सबकुछ आच्छादनरहित, खुला है। मनुष्य जीवन के 
पोषण की कल्पना भी ऐसी बिलकुल सीधी । विषय ओर रंजन 
दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची । खाना, पीना, सोना आदि 
क्रियाओं में जीवन का इतिकतेव्य ! इन्हीं बातों की निरतिशय 
आस्था । वहाँ वैराग्य की बात कोसों दूर है। स्वभाव में 
अहंता और उसके अनुकूल विषयोपभोग का बडा भारी बोझ 
हरदम सिर पर लिये आदमी घूमता रहता है | ज्ञानदर्शंन की 
न चाह है, न लगन उससे ऊपर उठना बहुतही कठीन है । 
सभी कर्म यद्यपि ज्ञानमें परिसमाप्त होते हैं तो भी उसके लिये 
ज्ञानाग्नि की जरूरी है। जहाँ -यह अग्निदर्शंन नहीं वहाँ 
परिसमाप्ति, तृप्ति, सफलता काहेकी ? केवल देववशात्‌ वह 
ब्रह्मांड का स।रसर्वस्व प्रत्येक को अनाथास प्राप्त होगा यह 
कहना सरासर भूल है । किसी बडे महत्त्वपूर्ण कार्यारंभ के 
लिये शुभ तिथि देखी जाती है। उस तिथी को चंद्रबल की 
आवस्यकता रहती है। जहाँ चंद्रबल नहीं. वहाँ संपन्नता, 
स्थिरता तथा सफलता भी नहीं होती । वंसे 'पिंड' तथा 
बरह्मांड' के सामरस्य की अनुभूति केवल देववशात्‌ असंभव 
है । काल्पनिक चंद्र या चंद्रबल किसी भी प्रकार व्यवित को 
समुन्नत करनेमें असमर्थ है। भ्रामक ` आशा गंधवेनगर में 
मनुष्य को अपना ऐहिक प्रपंच कंसे दीख पडेगा ? वस्तुतः 
जिसके पास न आस्था है, न लगन है, न प्रेम है, न सच्ची 
उत्कंठा, उसको यह आत्मनिष्ठा का भार निःसंशय दुःसह है । 
जिस तिथिको चंद्रबल ही नहीं, उसे क्या हम पौणिमा की 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डया ( ४५ ) 


महत्ता देंगे? अगर वह अमावस्या हो तो फिर क्या सवंत्र 
अंधेर ही अंधेर !! अतः आवश्यक है कि वह ज्ञानसाधना- 
चंद्रबल-आत्मनिष्ठा' अपनी देहमें प्रोत्साहित होनी चाहिये । 
उसकी गतिमानता खुद प्रयत्तशील रहना चाहिए। यह खाली 
खेल नहीं । देहबुद्धि से एकरूपता पानेपर क्या यह हाथ 
आयेगा ? बारीश की रिमझिम क्या उपयोगी हो सकती है ? 
न वहाँ बाढ है न खेतीको पुरा पानी । केवल रिमझिम चल 
रही है। या इसके खिलाफ जोरोंकी वर्षा | अमर्याद बाढ़, 
खेतोंकी पुरी नुकसानी !! उससे क्या लाभ ? कष्ट तथा 
तकलिफ के सिवा वहाँ और कुछ नहीं । वह न वृष्टि है न 
अनुस्थिति कि जो सचमुच जनकल्याण का मागं खुला करे । 
उजली रात है, चाँदनी चारों ओर फली हुई है तोभी घरमें 
दियेकी आवश्यकता हैही । दिये बिना घरके व्यवहार केसे 
संभव है ? दियेकी ही आवश्यकता है । यह तो बिलकुल स्पष्ट 
है कि यह संपूर्ण कथनही मार्गदीप है | उसके प्रकाश में वह 
वस्तु अपने आप प्रतीयमान होगी । किन्तु एक बात और है 
कि उसके लिये दृढ़ लगन होनी चाहिए। चातक चन्द्रमा की 
राह देखता है। वह चाँदनी में संतुष्ट है । चातक के लिए 
चाँदनी की आवश्यकता है किन्तु हमारे लिये केवल चाँदनीही 
नहीं और कुछ आवश्यक है । हम घरमें रहते हैं। ज्योत्स्ना 
होनेपर भी घरमें दिया आवश्यक है । चातक की संतोषवृत्ति 
हमें असंभव है । आकाश में चन्द्रमा है और वह बहुत उचाई 
पर । उसकी ज्योति स्वयंपूर्ण कहाँ है ? भगवान्‌ सूर्यनारायण 
की वह दीप्ति चन्द्रमा की विशिष्ट अवस्था होनेपरही उसे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(४६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनो 


प्राप्त हो सकती है । उसे हम अमावस्या कहते हैं | रवि चन्द्र 
की वह एकरूपता जैसे होती है वेसेही धीरे. धीरे. .प्रकाश का 
पर्वकाल शुरु होता है। चन्द्रकला नित बढ़ती जाती. है | वही 
सच्चा दिया जलता जाता है। इसी ज्ञानज्योति के कारण 
साधकको आगे बढ़नेको प्रोत्साहन, मार्गदर्शन तथा अनुसंधान 
प्राप्त हो सकेगा । जनसाधारण की दृष्टि गृहस्थी, प्रपंच, 
एहिक एश्वर्य, लौकिक प्रतिष्ठा और सवसाधारण आचार- 
बिचार इन्हींकी परिधिमें घिरी हुई रहती है। क्या यहाँ यह 
कैसे संभव है कि कुछ अधिक व्यापकता तथा गहन गहराई 
अपनायी जाय ? जीव तथा जीवन, उच्चार तथा आचार, 
धर्म की धारणा तथा देहमें छिपा हुआ देवताभाव आदिके 
बारेमे कुछ निश्चित धारणा हैही नहीं । जहाँ न स्वार्थ है, 
न परार्थ है किन्तु सच्चे अर्थमें 'परमार्थ है, जहाँ देहपृथककरण- 
रूप ज्ञानाविर्भाव है, जहाँ केवल वेराग्यही है, जहाँ अंतःकरणी 
अलंकरण है, वहाँ केवल देहबुद्धि में परमात्मतत्त्व का सन्निवेश 
करना सरासर भूल है। किसी भी पर्यायमें देहबुद्धि या 
देहात्मवाद उसं आत्मवादी से निःसंशय कनिष्ठ है। 


वहाँ वराग्य तो यहाँ आशापान, वहाँ निःस्पृहता तो यहाँ 
देहकी चिरंजीवताही मानो स्वीकार । यह _देहधारणाही: 
महत्त्वपूर्ण तथा अजरामर स्वीकार करत्तेमें कसी बडी भारी 
भूल है ! क्या ज्ञानकी एक बूंद भी ऐसी अवस्था में प्राप्य है ? 
जो कदापि संभव नहीं, वया उसे संभाव्यता की पात्रता हम 
ला सकेंगे ? वहाँ केवळ ज्ञानत्व है। यहाँ हम देहमें पांचभौतिक 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


तत्त्वोंका ही आविष्कार पायेंगे। तिसपर भी यह देह 
सुप्रतिष्ठित करतेकी चाह सर्वविलक्षण होकर सर्वसामान्यसी 
दीखती है । देहमें स्थित बुद्धि अनात्मवादी रहती है, देहकाही 
आलबन स्वीक्रार करती है। न केवल देहमें बृद्धितत्वका 
अंश है, किन्तु समूचे शरीरमें, उसके कण-कणमें वह व्याप्त 
है । देहमें वृद्धितत्त्व प्रधान है किन्तु बुद्धित्व भी उस अव्यक्त 
का एक “महत्‌ आविष्कार मात्र है। अतः जहाँ महत्‌ है, 
उसके अन्तगत वह सवंसाक्षी निगूढ परमतत्त्व भी निहित. है। 
यह देखा जाता है कि महत्‌ अपनीही महत्ता बढ़ाता, किन्तु 
वह स्वयं जिसका स्फुल्लिग है, उसकी महत्ता अपनाने में 
असमर्थ रहता है । यही कारण है कि जिससे बुद्धि अनात्मवादी, 
देहात्मवादी हो जाती है | जहाँ नामोच्चार साम्य है, जहाँ 
मानो वह साकार-निराकार के अतीत वह आकारही मनुष्य- 
रूपमें एश्वर्ययुक्त हो आया है, उसकी तुलना में मनुष्य के 
चेहरेपर, या मार्थपरही तेजकी पराकाष्ठा है, मनुष्य की 
वृद्धिमें ही ज्ञानसवंस्व है वगरह कहना नितांत व्यथं है। 
वस्तुतः जीवन में यही मुख्य है, मुख है | किन्तु लोग इसका 
विचार नहीं करते और जोवनयापन करते हैं। उन्हें मुख 
रहता है किन्तु दंतहीन मुखके समान निरर्थक । उनका वार्धक्य 
वस्तुतः इस सच्चे तथ्यसे -पराङ मुख रहने में है । अतः उनसे 
सगुण की सत्ता, महत्ता तथा परतत्वस्पर्शी क्षमता दूर रहती 
है । उसे वे देख नहीं सकते । वहाँ जो ज्ञानदुष्टि का असीम: 
वैभव भरा.पड़ा है, उसे देखते नहीं | वहाँ बुद्धि मानो. अन्धी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ht ie 


(४८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


हुई हो । चंद्रबलही नष्ट हुआ । केवल घर गृहस्थी में और 
देहपोषण में वह मग्न रहती है। वस्तुतः उसके पाइ्वमें जो 
दीपन है, जो दीप प्रकाश देता है उसकी यहाँ न पहचान है 
न उसका ज्ञान। वह दूरस्थ है जिससे उसे जानेवाला विरला । 
वह सर्वविलक्षण नित्यसाक्षी आकाशरूप होनेके कारण, मनुष्य 
की देहमें होनेपर भी मनुष्य उसे नहीं जानता। वराग्य के 
शब्द उन्हें अपरिचितसे रहते हैं, ज्ञानसे परावृत्त रहते 
अतः वह जीवन सचमुचही असफल रहता है ॥२२।। 


कि बहिरेयांचे आस्थानीं । कवणि गीतातें मानी । 
' कि कोल्ह्या चांदण । आवडी उपज ॥२३॥ 


अर्थं :- बहरों की सभामें कौन संगीत का आदर करेगा ? 
क्या सियार को कभी चाँदनीसे प्यार होगा ? 


व्याख्या :- गान विद्यामें जिसने प्रावीण्य प्राप्त किया है, 
एसा गायक यद्यपि पूरे कौशल के साथ गा रहा है, तो भी 
बहरे को उसकी कलामें किसी भी प्रकार रुचि नहीं हो सकेगी । 
ऊपरी अविर्भावोंसे न वह तुष्ट हो सकता है न उसके गायनसे 
कलानंद ! सियार उजली रातसे घुणाही करेगा | वह स्वयं 
धूतं होता है, उसका कार्य सिद्ध होनेके लिये अंधेरकी ही 
आवश्यकता । उसका जीवभाव देहपुष्टि के लिये लालायित 
है । क्या वह कभी चाँदनीसे प्रेम करेगा ? मनुष्यके लिये तो 
यह सरासर मूर्खता है, उसपर अज्ञान का गहरा प्रभाव । 
फलस्वरूप यह जीवधारणा केवल 'ताप' के सिवा और कुछ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (४९) 


नहीं । इन्हीं त्रिविध तापोंका उपशम करने.का सच्चा मागं 
छोडकर केवल उनका उल्लेख करके घूमते फिरते रहने में 
जिनकी जिन्दगी बीतती है, उन्हें ज्ञानके बारेमें आस्था कदापि 
नहीं हो सकती ॥२३॥। 


पे चंद्रोदया आस्तें । जयांचे डोळे फुटती असते । 
ते कावळे केंबि चंद्रातें । वोळखती ।। २४।। 


अर्थ :- चन्द्रोदय के पहले कौओंकी आँखें मूंदी जाती हैं, 
क्या वे कभी चन्द्र को पहचानेंगे ? 


` व्याख्या :- ज्ञानचंद्र का उदय होनेपर जो आँखें मुंद लेते 
हैं, एसे कौओंको उसके प्रकाश की तनिक भी कठ्पना नहीं आ 
सकती । वे चन्द्रमा के प्रकाश को पा नहीं सकते । उनकी 
आँखें मूंदीही रहेंगी । उनका स्वार्थ, उनका ममताभाव या 
उनका अपनापन इतना व्यापक रहता है, कि जिससे यह 
अनायास प्राप्त चन्द्रमा भी उनके सामने ढेंकासा रहता है । 
यह उनका अपनापा उनकी राहमें रुकावट है | दूसरी ओर 


' यह सामर्थ्यं है कि यह संपूर्ण ममत्व दूर हटानेकी क्षमता 


रखनेवाले व्यक्ति इसी धरतीपर विहार करते हैं। परमात्म- 


, तत्त्वसे पुलकित हुए ये महात्मा वस्तुतः ज्ञानचंद्रही हैं । ज्ञान- 


रवि का मानो इन्हें आदेश है. कि.ये ज्ञानप्राप्ति की स्थिति को 
पूर्णता लायें | उन स्वार्थी लोगोंको इनकी क्या कीमत? 
आत्मदशंनही सचमुच आप्तदशेन है | ऐसे आप्तको जिन्होंने 


पाया है, जो दिगकालातीत ब्रह्मभाव को अपनाये हुए हैं 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(५०) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 

A 
जिन्होंने इस ब्रह्मांड का भेदही मुखर किया है, एसे पूर्ण चंद्रमा- 
रूप श्रीगुरु वस्तुतः अनन्त प्रेमधाराओं का वर्षाव करते हुए 
हमारे स्वाभाविक आप्त हैं | उनसे आप्तसंबंध समुद्ध करनेमें 
निरतिशय प्रेमकी प्राप्ति है । संपूर्ण जगतूही उनका आप्त है। 
वे पूर्णानन्दसे ओतप्रोत ईश्वरही हैं । अतः यहाँ विवेक तथा 
वेराग्य की आवस्यकता है। ये दोनों सहोदर साधक को सच्चे 
साथी हैं ।।२४॥ 


तेसी बेराग्याची शींव न देखती । 
जे विवेकाची भाष नेणती । 
ते मूर्खं केंवि पावती । मज ईश्वरातें ।। २५॥ 


अर्थे :- जिनके पास न वेराग्य की सीमा है, न विवेक की 
कल्पना, वे, मूखे मुझ परमात्मा को केसे पायेंगे ? 


व्याख्या :- यहाँ विवेक की बात बिलकुल अलग है | 
विवेक में भी कभी कभी अस्थान में लगन है, एक प्रकार 
जाडच है । इससे आदमी प्रयत्नहीन रहता है या प्रयत्नशंथिल्य 
आ जाता है । फलस्वरूप आत्मीयता का विकास नहीं होता । 
यहाँ सच्चा आश्रय है वेराग्य । वह आश्‍्चयंजनक: उपाय है । 
विवेक को वेराग्य की साथ न होनेपर उसकी क्षमता नि:संशय 
घटती है। वेराग्य में उपरति है, अनासकित है। अनासक्ति 
में असीम सौंदर्यं निहीत है । वेराग्य बुद्धि की जडता हटाता 
है, कर्मकौशल को विकसित करता है, मनष्य को इश्व रत्व 
प्रदान करता है, बुद्धिको ऐड्वर्य पराप्त कराता है और सच्ची 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( ५१ ) 


योगधारणा-योग्य धारणा-निर्माण होती है, प्रसन्नता खिल 
उठती है । एसे वराग्य की बाततक जिन्हें नहीं भाती, विवेक 
का श्रीगणश भी जो नहीं अपनाते एसे मूर्खोको मेरा धाम 
पाना कसे संभव है? मुझ ईश्वर की प्राप्ति में वे सर्वथा 
अपात्र हैं ॥२५॥ 


कैसा नेणों मोह वाढीनला । तेणे बहुत काळ व्यर्थ गेला । 
म्हणोनि योग हा लोपला । लोकि ईये ।।२६॥ 


थं :- यह मोह कितना फेल गया है! (वस्तुतः वह 
षड्विकारों में एक किन्तु वह मानो छः गुना बढ गया है) 
इसी कारण दीघंकाल योंही निर्थक सा बीत गया । अतः यह 
योग कुछ ढ़का सा, लुप्त सा हुआ है | 


व्याख्या :- मानो समय को मोह ने अपनाया है। वह 
मोहित हो चुका है । इसी कारण उसे अपनी विद्यमानता का 
भी भान नहीं । समय बीतता है. किन्तु उससे जीवन भी क्षीण 
होता है । बहुतसा काल जानेपर भी वह परमार्थ नहीं अपनाया 
जाता । उसको आत्मीयता जीवन में दीख नहीं पडती। 
परमार्थ की उपलब्धि सच्चे अर्थमें पुरुषार्थ है । पुरुषार्थ इसीमें 
है कि वहाँ प्रकृतिसे भी, देहात्मवादसे, वृद्धिनिष्ठासे छुटकारा 
पाया जाता है । पुरुष सर्वथा निःसंग होकर अत्मवान, सत्तावान 
तथा सवंसाक्षीमात्र रह जाता है। वस्तुतः यह होनेकी बात 
नहीं, वह स्वयंसिद्ध है किन्तु उसका साक्षात्कार नहीं होता । 
उसके लिये उपाय है वेराग्य ! वेराग्यके ही कारण यह पात्रता, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(५२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


धारणा तथा योगदान संभव है। यह स्पष्ट ही है कि इसी 
कारण वराण्य की प्रतिष्ठा है । जब वेराग्य द्वारा आँखोंमें वह 
ज्ञानांजन डाला जायेगा तभी यह आत्मीयता जीवनमें प्रतीयमान 
होगी ॥२६॥ 


स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
अक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्यृतदुत्तमम्‌ ।।३॥। 


अब वही यह पुरांतन योग-यह श्रेष्ठतम ज्ञान-मैंने तुझे 
कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और सखा भी ॥। 


तोचि हा आजि आता | तुजप्रति कंती सुता | 
सांगितला आम्ही तत्वतां । भ्रांति न करी ॥ २७॥। 


अर्थं :- है. कुंतिसुत, आज मैंने तुझे वही योग तत्त्वतः 
स्पष्ट किया है । इसमें किसीभी प्रकार संदेह मत कर ! 


व्याख्या :- अतः हे अर्जुन ! तू किसी प्रकार संदेह मत 
कर ! तेरी बुद्धिको संभ्रमित मत होने दे। उसे स्थिर. रख । 


किसी भी प्रकार की भ्रांति नष्ट होनेके लिये ही योग एकमात्र : 


उपाय है | उसे तत्त्वदृष्टिसि ही जाना जाता है| जिसे यहाँ 
जानना है वह भी तू है। तुझमें भी वही आत्मरूप है जो 
विव्वव्याप्त है । अतः अकारणः अपनी बुद्धिको-महत्‌ को- 
महत्ता मत दो। अन्यथा भ्रांति रहेगीही | वह भ्रांति का लक्षण 
त्याग दे । देहबुद्धिक कारण भति है, उससे निराजञ बनानेवाली 
झूठी आशा पैदा होती है। उसे तू क्यों अपनाता है? एतदर्थ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ंया (५३) 


इस देहको देहात्मवाद के वैभव की लालसा में मत अटका । 
उसे योगभाव के द्वारा अपनाता जा। तब संभव है कि बुद्धि 
अपने को मुक्त करायेंगी । तभी तुझे ' योगभाव का रहस्य भी 
समझगा । तू भी योगयुक्त रहेगा ।।२७॥ 


हैं जीवींचे निज गुज | परि केंवि राखों तुज । 
जे पढ़ियसि त्‌ मज । म्हणौनियां ॥। २८॥ 


अर्थ :- यह्‌ मेरे मनकी निगूढ तथा निजी बात. है | तू . 


तो मुझे बहुतही प्रिय है अतः वह बात तुझसे गोपनीय नहीं 
रख सकता । 


व्याख्या :- यही सचमुच मेरा अपना रहस्य है | यही 
मेरी आत्मीय बात है। यह एक. एसा  सर्वविलक्षण ज्ञान, है 
कि जो तेरी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ है। तेरा अज्ञान 
मझे एकप्रकार आवाहन कर रहा है । वही मुझे पढाने को 
प्रेरित कर रहा है । तू यह कंसा समझ पायेगा ? तुझे इस 


ज्ञानरहस्य का आधार किस प्रकार प्राप्त हो सकेगा ? इस. 


ज्ञानरहस्य द्वारा तेरी केसी रक्षा की जाय ? इन्हीं प्रश्‍नों के 
कारण मैं सब सुस्पष्ट कर रहा. हू । मनुष्य की देह जरा 
मरणसे कभी अलिप्त नहीं । वह तो एक सुनिश्चित विधान 
है । वह होताही 'रहेगा। परन्तु यह भी निश्चित है कि मेरा 
आत्मीय.  ज्ञान.इस देहमें भी पूर्णता का. प्रत्यय दिलायेंगा.। 
मनुष्य की देहकी यही महत्ता है.। इसमें वह. ज्ञान महत्ता ला 


देता है.।. पंचप्राणों कोः भी _जिसकेद्वारा . प्रतिष्ठा है, जो. सवा, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(५४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


स्वयंभू तथा सर्वस्पर्शी है वह नित्य स्वाभाविक ज्ञानही मनुष्य 


को सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त कराता है। उसका अखंड तथा 


यथोचित संवेदन जीवनमें बडा आधार है। 


तू प्रेमाचा पुतळा । भक्तीचा जिव्हाळा । 
मैत्रियेची चित्कळा । धनुधेरा ।॥२९॥ 


अर्थ :- हे धनुर्धर ! तू प्रेमकी मृति, भक्ति की आत्मीयता, 
तथा स्नेहकी आत्मा है । 


व्याख्या :- उस प्राणाधार शक्तिके कारण वह चिरंतन 
आत्मीय संवेदन सवंत्र साम्यता लाता है। जहाँ देखें वहाँ 
एकात्मकता का आविष्कार प्रतीत होता है। वहाँ सच्चे प्रेम 
के सिवा और कुछ नहीं । मूर्तिमंत प्रेमही अनुभव किया जाता 
है । उसी अनुपात में तुझमें वह उदित हुआ है । तीव्र आस्थासे 
जो जिज्ञासा प्रकट होती है, जिससे जान लेनेकी उत्कटता 
तथा उत्कंठा उमड आती है और अंतःकरण के साथ एक 
आत्मीय लगन सिद्ध होनेके कारण वहाँ सचमुच भकितका 
भावोत्कट आविष्कार अपनापन बढ़ाता है। जीवन में मान- 
हानिके भी प्रसंग आते हैं, देहबुद्धि के कारण स्वार्थ, लोभ, 
मान, अपमान आदि के बारेमें एक विशिष्ट धारणा रहती 
है । किन्तु जब यह सगुण आत्मीयता का उदय होता है तब 
इन्हीं विचारों में परिवर्तन होता है । ये सभी बातें अनासवत 
भावमें परिणत होती है और केवल मित्रता का, आत्मीयता 
का परिपोष होता रहता हैं। तब हमारा आचार निहेतुक 


+ | 
h i CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 
hi 


अध्याय डया ( ५५ ) 


तथा निरपेक्ष रहता है । किसीभी प्रसंग के कारण मान तथा 
अपमान का प्रश्‍नही नहीं रहता | मनकी अस्थिर वृत्ति नष्ट 
हो जातेके कारण सभो प्रसंग सहज, स्वाभाविक तथा मित्र 
भावनासे ओतप्रोत रहते है। एकता तथा एकात्मता का यह 
आत्मीय साक्षात्कार अनुभव करनेवालों में मित्रता के सिवा 
और क्या रहेगा ? बहीं पर जो चेतन्य की कला है वह भी 
मूर्तिमान एकता है | इन सभीका प्रत्यय हे धनुर्धर ! मैं तुझमें 
पा रहा हु । तू मृतिमान प्रेम, भक्ति की आत्मीयता तथा 
मित्रता की चित्कला है ।॥२९।। 


तु अनुसंगाचा ठावो | आतां तुज काय वचूं जावो । 
जरिंह्‌ संग्रामारूढ़ आहों । जालों आम्ही ।।३०॥ 


अर्थ :- तू अनुराग का आलंबन होनेसे तुझे इससे (इस 
योगसे) किस प्रकार वंचित रखूंगा ? यद्यपि युद्धके लिये हम 
प्रस्तुत हैं तो भी इससे (ज्ञान से) वंचित नहीं करू गा | 


व्याख्या :- वहाँ मन, चित्त तथा बुद्धि आदिका जो विलक्षण 
सामरस्य अनुभव किया जाता है उसके द्वारा इस जगत की 
अचेतन वस्तुको भी अपनाया जाता है। वहीं पर भी चेतन्य 
की क्षमता आत्मदर्शन के अनुरूप है। आत्मविद्‌ जो ज्ञान 
अन्तर में अनुभव करते हैं वही चित्कला 'इस विश्वमे - भी 
व्याप्त देखते हैं । वहाँ सत्र एकही अपनापा प्रतीत होता है। 
अनुसंग की बात भी यह है। जहाँ जहाँ बिचार है, आविष्कार 
है वहाँ वहाँ उसी सगुणता का साक्षात्कारही है | इस देहबृद्धि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


के साथ पृथक्‌ व्यक्तित्व वहाँ विसजितसा होता है । वहाँ 
'संग' ही बाधित रहा। वह उस परमतत्त्व का अनुसंगी 
बनकर सबंत्र एकात्मकताका ही प्रत्यय दिलाता रहता है। 
वह न अपने को देखता है, न अहं को पुष्ट करता है । ममत्व 
छोडकर “सर्व खल्विदं ब्रह्मम्‌' की अनुभूति से ओतप्रोत होकर 
अनुसंगी स्थिरता पा लेता है। मन प्राण तथा कर्म का जो 
आविष्करण होता है उसमें केवल आत्मीयता ही प्रतीत होती 
है । यही कारण है कि तू म॒तिमंत स्नेह मित्रता है | गुणातीत 
का सगुणरूप, नामातीत का नाम और अरूप का रूप तूही वन 
गया है । मेरा मन भी इसी कारण आतुर है कि क्या कहू ? 
आत्मैक्य भाव की पराकाष्ठा जहाँ प्रतीत होती है वहाँ वक्तव्य 
है कहाँ ? मौन ही संवाद है। मौन को मुखर करने जैसा | 
यह कठीन काम है । यह प्रयास होनेपर क्या हाथ आयेगा ? 
इसका उत्तर है कि कुछ भी नहीं । वह निष्फळ प्रयास रहेगा । 
उस अनुभूतिका यथातथ्य प्रकटीकरण केवल अशक्य है। 
प्रकटीकरण को भी एक मर्यादा है। उस मर्यादा को लाघ कर 
अधिक कुछ प्रकट नहीं हो सकता है । उसकी कुछ व्याख्या 
करने.में आत्मेक्यभंग है। उस स्थिति में आत्मीयता का 
अनुसंधान देहमें स्थिर नहीं रहेगा। जो कुछ भी आचार 
होगा; हिलना, चलता और हलचल आदि सब कुछ अपने 
स्वरूप में स्थिर होनेमें कठिनाई.है। उन्ह 'त्स्वरूप में सामरस्य 
पाने के ल्यि जो प्रयास होंगे जो नियाएँ-खिंचना, पाडना, 
पाना, आक्रोश करना, सुनना, देखना, उडना आदि-होंगी 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 
_ (५६) शरी ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी | 
MPN Oe 
| 
| 


rs 


अध्याय ४था (५७) 


उनके द्वारा केवल असफलताकाही प्रत्यय प्राप्त होगा । उन 
क्रियाओं का आधार जो देह, उसको बृद्धि, मन आदि सबको 
आकलन कर लेना और उसमें निहित ज्ञानको अपनाना यह 
कुछ एरे गरे का काम नहीं । यहाँका संपूर्ण रामरस तथा 
रसात्मकता अपनाना निःसंशय युद्धके जसा दुलंङ घ्य है। यद्ध- 
भूमि का यश योद्धाके तेजपर अवलंबित रहता है। वह 
निर्वाच्य वात है । बुद्धिकी विशालता तथा उसकी तेजस्विता 
कही नहीं जा सकती । कहनेपर भी कुछ उपाय नहीं हो 
सकता | उसे केवल सुननेका हठ करनेसे कुछ भी हाथ नहीं 
आयेगा । केवल कष्टही रहेंगे। अतः वह अनावश्यक है । 
निःसंशय तेरी भक्ति सर्वबिलक्षण तथा असीम है। मित्रता 
का आधार भी तू है । कया तुझसे कुछ गोपनीय रखा जायेगा ? 
इस युद्ध क्षेत्रमें भी मैं यह नितांत आवश्यक मानता हू कि तू 
इन्हीं बातोंको अपनाता जा ॥।३०॥ 


तर्हि नावेक हें साहावें । गाज्य वज्य ही न धरावें | 
परि तुझे अज्ञानत्व हरावें | लागे आधि ॥३१॥ 


अर्थं :- किचितृकाल यह सह ले, गजबजाहट को भूल 
जा । पहले पहुल तेरा अज्ञान किसी भी प्रकार हटानाही होगा । 


व्याख्या :- अतः यह स्पष्ट है कि यहाँ भौन ही सवथा 
सिद्धिप्रद है । अन्यथा यहाँका बडी आवाज में बोलना, 
अधिकारयुक्त कथन, सावेश साग्रह वक्तव्य या अभिमानयुक्त 
होकर एऐंठकर कुछ कहना आदि सबकुछ सत्त्वहीन, अवास्तव, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(५८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


दोषग्रस्तही रहता है | उससे यथातथ्य का कुछ भी बोध नहीं | 
हो सकता । उसके द्वारा प्राणशशक्ति पर दवावसा आकर कुछ | 
का कुछ कहू दिया जाता है। उसके अनुरूप होनेवाला बर्ताव |; 
भी सर्वथा अस्वीकार्य है। हम जो अन्न खाते हैं उसका भी | 
कुछ परिणाम होही जाता है | अन्तके द्वाराही यह देहधारणा | 
है । अनात्मवादो देहबुद्धि का जाड्य एसी अवस्थामें कुछ | 
हद तक जरूर रह जाता है। सगृणता की मर्यादा पार | 
करना इसी कारण कुछ कुछ असंभव हो सकता है। इससे 
जो अन्तराय पैंदा होता है, उसे हटाकर हमें सहना चाहिये। | 
प्रकृतिजन्य धाक जमी सी रहेगी । किन्तु उसकी ओर अवधान । 
न देकर हमें अपनी राहपर अविचल श्रद्धा बढ़ानी चाहिये | 
एसी अवस्थामें कतिपय नये नये अनुभव आते रहेंगे। उन 
सबोंको सहते जाना चाहिए, तथा किसी भी अन्तराय में अटके | 
नहीं रहना चाहिय । साथही अपनो दिनचर्या दृढ़ होनी चाहिये । 
जो कुछ है वह किस प्रकार यथार्थता पा सकेगा ? उसकी 
सार्थकता कँसे अनुभव होगी? उसकी महत्ता किस प्रकार 
स्वभावगत होकर रहेंगी? इन वातोंको पूरी तरह तुझे 
समझाने को मन अतीव उत्कट है । इसलिये पहले पहल तेरा 
अज्ञान नष्ट करना नितांत आवश्यक है । तेरी देहके कण-कण 
में ज्ञानका आवाहन होता रहे। वहाँ जो कुछ अन्तराय होता 
हो उसे दूर हटाया जाय। जिससे तुझमें ज्ञानकी कला संपूर्ण 
` रूपमें विकसित होकर रहेगी । उसकी दीप्ति तेरे जीवनमें, 
देहकी अणुअणु में उजियाला फेलायेगी । उससे तेरी बुद्धि 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( ५९ ) 


स्वाभाविक स्थिरता को अपनायेगी। वह फिर कदापि 
उत्छु खल नहीं होगी । उसकी सर्वांग स्थिरता नितनूतन रूप 
दिखलायंगी । अतः आवश्यक है कि वह स्थेय प्राप्त करा 
लेना ।।३१।। 
अर्जुन उवाच :- 
अपरं भदतो जन्म पर जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादो प्रोक्तवानिति ।।४।। 


अर्जुनजी ने कहा :- 

आपका जन्म अभी अभीका है, विवस्वात्‌ का जन्म तो 
बहुतही प्राचीन है फिर यह योग आपने उसको स्पष्ट किया 
(समझाया) यह केसे ? 


तंव अर्जुन म्हण श्रीहरि | माय आपुलियाचा स्नेह करी । 
तेथ विस्मय काय अवधारी । कृपानिधि ॥३२॥। 


अर्थ :- तब अर्जुनजी ने कहा, “ हे श्रीहरि, कृपानिधि, 
माँ का प्यार अपने अपत्यपर होताही है। उसमें आइचयं:की 
क्या बात ? 


व्याख्या :- उस समय श्री अर्जुनजी ने विनय की, हे भगवन्‌ 
श्रीहरि! माँ अपने बच्चे के बारेमें बच्चेके साथसाथही पेटमें प्यार 
बढ़ाती है । वह प्रेमका बोझ उसे कष्टकारी नहीं होता । वह 
अनिवंचनीय मातृप्रेम ! सम्‌चे जगत्‌ की स्नेहील आँखें ही !! 
उसका दर्शन तथा दृष्टि दोनों भी परममंगल, परमप्रेमरूप ! 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(६०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


प्रेममें रसलीन हुई वह्‌ माँकी मृति मानो अत्यद्भुत आनन्द की 
प्रतिमा है । मातुत्व तथा मातुप्रेम पर ब्रह्मानन्द भी व्योछावर 
क्रिया जाय । न उसे उपमा है, न दी जा सकेगी । उसका पुत्रप्रेम 


४ 
| 


उसके लिये मतिमान आनन्द है । वह अनेकों में उसी एकसे 
असीम प्यार करती है। उसकी स्नेहगंगा अनंत धाराओं से 
अपने बच्चेको सुस्तात करती रहती. है। उसमें नवल ही 
क्या ? ॥३२॥। 


तु संसार श्रांताचि साउली। अनाथा जीवांची माउली। 
आमतें कीर प्रसवली | तुझी कृपा ।॥।३३।। 


अर्थं :- घर-गृहस्थी में थके हुए लोगों के लिये तू हि 
छाया है, अनाथ जीवों की माँ है । सचमुच तेरीही कृपाने हमें 
जन्म दिया है। (हम तो अनाथ जीव हैं, हमारा जीवन, है 
कृपानिधि, तुम्हारी कृपापर सर्वथा निर्भर है, उसीपर परिपालित 
है और वही संरक्षक है |) 


व्याख्या :- हे भगवन्‌ ! तुम्हारा यह कथन अमृत रूप 
है । तुम्हारी वह परम सुखकारी कृपा है । तुम्हारी कृपाका मूतं 
आधार है तुम्हारा परम मंगल नाम ! अनाथ जीवोंको तुम्हीं 
एक आश्रय हो । तुम्हारे कारण वे सनाथ हैं। तुम्हारी 
सुशीतल तथा परम आल्हादक छायामें सभी शांत, तृप्त 
आनंदमयी हो जाते हैं । संसार के झंझट में डूबे हुए इन अनंत 
श्रांत जीवोंको तुम्हारे सिवा और क्या आधार है ? तुम्हीं 
उनकी छाया, आधार, सुख, तृप्ति, शांति हो। तुम्हारे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डैथा ( ६१ ) 


कल्याणकारी नामके कारण तुम्हारी कृपा जीवोंपर बनी रहती 
है । तुम्हीं नामके द्वारा अपनी कृपाका महामेध बरसाते 
रहते हो ॥३३॥ 


देवा पांगुळ यखादे बिजे । 
तर्हि जन्मोति जोजार साहिजे । 
हैं बोलों काई तुझें । तुजचि पुढें ॥। ३४॥ 
अर्थ :- हे भगवन्‌ पंगू पुत्र को जन्म देकर उसकी माँ 
उसके सारे कष्ट को सदाके लिए क्या नहीं सहती ? यह आपका 
कथन है, मैं और क्या कहू? 


व्याख्या :- कभी कभी यह भी होता है कि माँ अपाहिज 
को जन्म देती है । क्या वह आगे चलकर उसे छोड देती है ? 
अपाहिजका जीवन निःसंशय कष्टकारी है| जन्मभर उसके 
लिये दूसरों को कष्ट उठाने पडते हैं। माँ उससे कभी नहीं 
ऊब जाती । हे भगवन्‌ ! वंसेही तुम्हीं पंगूके पेर हो। सभी के 
सच्चे आधार !! यह तो तुम्हारा नित्यक्रम है। न तो यह 
बात कोई नपी है, न तुम्हारे सामने कहने योग्य ! ।।३४॥ 


आतां पुसेन जे मी कांही । तेथे निके चित्त देई । 
तेंबिचि देवा कोपावें नाहीं । बोला एका ॥३५॥ 


अर्थ :- मैं जो कुछ. पुछूंगा वह ठीक ठीक ध्यान देकर सुनें । 
मेरे पूछने का किसी भी प्रकार कोप न करें । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(६२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


व्याख्या :- हे भगवन्‌, मेरा जी चाहता है कि तुम्हें और 
कुछ पूंछ लूं । कदाचित्‌ तुम गुस्सा करोगे । अतः मेरे मनमें 
दुविधा है कि पंछ॑ या न पंछूं। अगर तुम अनुमति दोगे, सम्मति 
दोगे और तुम गुस्सा न करोगे, तो में बह बात तुमसे जरूर 
पंछेगा । कृपा करके मेरी बातकी ओर ध्यान दो। उसका रहस्य 
मझे स्पष्ट करा दो। अतः प्राथना है कि अपना मन उसीपर 
केंद्रित करो ।। ३% 
तरि मागील जे वार्ता । 
तुवां सांगितली होती श्रीअनंता । 
ते नावेक मज चित्ता | मानेचिना ।।३६॥। 
अर्थ :- हे श्रीअनंत, तुमने जो पीछली वात कही उसे 
मेरा अपना मन क्षणभर स्वीकारही नहीं करता । 
व्याख्या :- तुमने तो बहुतही पुरानी कहानी कही । हे 
श्री अनंत, उसके बारेमें मेरे मनमें संदेह सा पंदा हो गया । 
उसकी सचाई मुझे नहीं जँचती | मेरा मन उसे स्वीकार करने 
में हिचकिचाता है । उसमें तुम्हारे कथन के बारेमें दुविधा 
है । क्योंकि बात तो बहुतही पुरानी है। और तुम अब कह 
रहे हो ॥। ३६। 
जे तो विवस्वत म्हणिजे काई । 
एसे हे वडिलां ठाउके नाहीं । 
तरि तुवांचि केवि कहीं । उपदेशिला ॥३७॥ 
तो आइकिजे बहुता काळाचा । 


आणि तुं तंव श्रीकृष्ण सांपेचा । 
म्हणौनि गा ये मातुचा । विसंवाद ।।३८। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


न ST ८ 
= 


अध्याय ४था (६३) 


अर्थ :- क्योंकि वह विवस्वत पिता या पितामह आदि 
पूर्वजों को भी किसी प्रकार ज्ञात नहीं, उसे तुमने कब केसे 
उपदेश किया ? 


विवस्त्रत बहुत प्राचीन, पुरातन और तुम हे श्रीकृष्ण 
अभी अभीके हो । अतः तुम्हारे कथन में बिलकुल विसंगति 


व्याख्या :- हे श्री अनंत ! तुम कहते हो कि विवस्वान 
को तुमने उपदेश किया । वस्तुतः वह कौन है, कब जन्मा ? 
वह बात बहुतही पुरानी होगी। उसके बारेमें न हम कुछ 
` जानते हैं न हमारे पितामह या पूर्वज । कितना समय बीता 
होगा । तुम तो कलकी जसी बात कहते हो । तुम्हारा जन्म भी 
अभी अभी का है । क्या यह संभव है कि तुमने विवस्वान्‌ को 
उपदेश किया हो । मुझे तो यह वात विसंगतसी दीख पडती 
है ।। ३७, ३८॥। 

तेंबीचि देवा चिरित्र तुझें । आपण कांहींच नेणिज । 
लटिकें केवि म्हणिजे । येकि हेळा ।।३९।। 

अर्थ :- है देवाधिदेव ! आपका जीवन मेरी कुछ भी 
समझमें नहीं आता । आपका कथन सरासर असत्य भी केसे 
कहू? 

व्याख्या :- इस प्रकार तुम्हारा यह कथन बिलकुल विसंगत 


है | हे भगवन्‌ तुम्हारी महिमा सचमुच विचित्र है। उस्त 
जानने में मैं असमर्थ हूँ । उसमें विरोधाभास ठूंसकर भरा हुआ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(६४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


| 
| 
है। क्या वह सचमुच झूठ कहा जाय? वह भी कठीन है। | 
गौरसे विचार किये बगेर किसी बातका निर्णय कर लेना | 
अनुचित होगा ॥ ३९॥। | 
| 
| 
| 
| 


परि हीचि मात आघवी । मी परियसे एसी सांगावी । 
जे तुवांचि तया रवि केंवि । उपदेश केला ।।४०॥। 


अर्थं :- अतः मेरी ग्रहण शक्ति को ध्यान में लेते हुए 
आप कृपया धीरे धीरे कहें कि आपने विवस्वान को किस प्रकार 
और कब उपदेश किया ? 


व्याख्या :- अतः हे भगवत्‌ ! तुमसे सविनय प्रार्थना है | 
कि तुम इस बात को मुझे ठीक ठीक समझाओ कि जिससे मुझे _ 
उसका भलीभाँति ज्ञान प्राप्त हो । यह स्पष्ट है कि उसमें | 
विसंगति जरूर दीखती है किन्तु उसका स्पष्टीकरण किया 
नहीं जा सकता । तुम्हारा जन्म अभीका है, फिर भी तुमने 
श्री सूर्यनारायणको कि जो बहुतही प्राचीन है, किस प्रकार | 
और कब उपदेश किया ? | 


श्री भगवानुवाच :- 


बहूनि से व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ।।५।। 


हें अर्जुन ! तुम्हारे व मेरे कतिपय जन्म हो चके हैं | मुझे 
उन सबका ज्ञान है। हे परंतप! तुम्हें उनका स्मरण नहीं 
हो सकता । 


t 

ह 

म | ७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 
ve h 


अध्याय ४था (६५) 


तंब श्रीकृष्ण म्हणे पंडुसुता । तो विवस्वत जै होता । 
तें आम्ही नसो एसि चित्ता । भ्रांति जरी तुज ॥॥४१।। 


~ 


अथं :- तब श्रीकृष्णजी अर्जूनजी से कहते हैं “जब वह 
विवस्वत था उस समय हम नहीं थे यह तुम्हारे मनकी 
ञ्रांतिही है । 


व्याख्या :- इसपर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने कहा, “ हे 
अर्जुन, कदाचित्‌ तुम समझते हो कि जब विवस्वान था तब 
मैं नहीं था । इस प्रकार तुझे भ्रांति पेदा हुई होगी । किन्तु 
यह इस प्रकार समझना तेरी भूलही है । अतः एसा भ्रांतिमान 
मत बन ! ।।४१॥ 


जरी त्‌ गा हें नेणसि | पे जन्में आम्हां तुम्हांसी । 
बहुतें गेलि परि न स्मरसि । आपुलि तुं ॥४२॥ 


अर्थ :- यदि तू यह नहीं जानता तो भी, मेरे और 
तुम्हारे भी बहुत से जन्म हुए हैं । किन्तु तुम्हें उनका स्मरण 
नहीं ।।४२। 
मी जेणें अवसरें । जें जें होऊनि अवतरे | 
ते समस्तहि स्मरे | धनुर्धरा ॥४३॥। 
अर्थं :- हे धनुध॑र, जब जब और जिस अवसर पर मैंने 
अवतार लिये थे, उन सभीका मुझे पुरा स्मरण है। 


व्याख्या :- हैं धनुर्धर ! यह तो स्पष्टरूप में है कि मैं 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(६६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


अपने पूर्वजन्म जानता हू । बृद्धिका अधिष्ठान लेकर मैं जब 
जब अवतीर्ण हुआ हू, तब तब मुझे बुद्धिप्राधान्य के कारण 
सभी पूर्व बातोंका स्मरण रहता है। मेरे अवतार के साथ 
स्मरण भी मानो अवतीर्ण होता है। मेरे अवतारकाथ में 
ज्ञानका पूर्णझ्पेण बोध निहित है । जो कुछ ज्ञानगम्य है वह 
मुझे ज्ञात रहता है। वस्तुतः ज्ञान जिस प्रकार अनादि है 
वेसेहो भेरी ज्ञानक्षमता भो असीम है। सर्वस्पर्शी ज्ञान का 
अणृरेणु मुझसे अज्ञात नहीं रह सकता । उसकी अगाधता 
मुझमें ही व्याप्त तथा सीमित है| बुद्धिकी विशाल धारणा 
चिरंतनता का परिपाक है | उसे अपने अधीन करने के कारण 
उसकी विरिष्टता, पृथकत्व मैं अपने में विलीन कर लेता हूँ । 
उससे एक अखंड, चिरंतन, दिव्य जीवनही चित्रपट के समान, 
प्रसंगों की उत्कंटता के साथ स्मरणरूप होकर मेरे सम्मुख है । 
अनंत जन्मों का ही वह एक चिरन्तन, शाइवन, अखंड जीवन 
वहाँ अनृस्यूत रहता है। अनेक जन्म होनेपर भी वे सभी 
एकही हो जाते हैं । अखंड नित्यानन्दरूप अक्षर ब्रह्मके समान 
मेरे जन्म वस्तुतः होनेपर भी नहीं के बरावर हैं । साथही उन 
सभीमें मेरा ज्ञानाधिकरण तथा ब्रह्मभाव कहीं लिप्त नहीं 
रहा । वहाँ अवतार केवळ ब्रह्मगम्य, ब्रह्मरूप तथा ब्रह्मलीन 
ही है ॥४३॥ 
जोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन | 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।। ६॥। 


अदमास वुधा प्रागीमात का ईस्वार होतेपर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


RII RE 


RIS CEE आन 


अध्याय अथा (६७) 


भी में त्रिगुणात्मक ईश्वरी अनुष्ठान के (प्रकृति के अध्चिष्ठान 
के) द्वारा जन्म लेता हू. ॥६॥। 


म्हणोनि आघवें | मागील मज आठवें । 
मी अजहि परि संभवे । प्रकृति योगे ।।४४।। 


अथ :- अतः मुझे पीछली सभी बातें याद हैं। यदि मैं 
जन्मरहित हूँ, तथापि प्रकृति के योगसे मैं जन्म लेता हूँ । 


व्याख्या :- इस जगत में यही प्रतिष्ठा है कि उस मूलभूत 
संवेदन की अनुभूति अणुरेणु में प्रत्यय दिलाती रहे । वस्तुतः 
आदिमाया भगवती ईश्वरी का आविष्कार ही जगत्‌ के आरंभ 
में मूल है । उससेही जगत्‌ को प्राधान्य है। बृद्धिका प्रथमा- 
विष्कार भी प्रधान कहलाता है। भगवती ईश्वरी के द्वारा 
यही प्रधान आविष्करण मूलतः होता है अतः यह स्पष्ट है 
कि वही इस जगत्‌ की प्रतिष्ठा है । श्री भगवती का यह कार्य 
वस्तुतः अत्यन्त सहज, स्वभावज एंसाही है। उसमें केवल 
द्रष्टत्व को, साक्षीत्व की भावनामात्र है। उसका यह सर्व विलक्षण 
कार्य केवल अनादिसिद्ध है। उसके द्वारा उस असीम तत्वका 
विज्ञान होता है । सत्व रज तमादि गुणोंका यह विस्तृत विलास 
श्रीभगवतो के अधिष्ठान में संपन्न होता है। जब उनकी 
साम्यावस्था परिलक्षित होती है तब यह संपूर्ण त्रिगुणात्मक 
संसार मानो ओझल हो जाता है, और जो कुछ दोष रहता 
है वह निरामय, त्रिपणातीत, सवंसाक्षी परमतत्त्व है । उसी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(६८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनों | 
4 
| 


इश्वरी के द्वारा, उसकी महती कृपासे यह निरन्तर का वभव 
गणात्मकता से अलिप्त होकर सत्तामात्र सात्मभाव से ओतप्रोत 
होकर स्थिर हो जाता है। एसी हालत में जो कुछ होता है 
वह्‌ केवल ईश्वरी के अनुज्ञा मात्रसे । जिव प्रकार सारे संसार | 
में एक ईश्वरी सत्ताका ही विलास है, उसी प्रकार मनुष्य का | 
देहमें उसके जीवनमें, उसके प्रत्येक कार्येमें वही सत्ता कार्यकारी 
हो जाती है । अहंता नष्ट होती है तथा व्यक्तित्व विश्वात्मक | 

हो जाता है | यह केवल साधक के लिए पर मैं स्वयं उसे- | 

| 

| 

| 


उस ईइवरी को-अपने अधीन कर जन्म पाता हूँ। अनन्तकालका 
ज्ञान, कर्तृत्व तथा दर्शेन मुझे अनायास प्राप्त है ।।४४॥। 


माझे अव्यय तत्त्व तरि न नासें । 
परि होणें जाणें यंक दिसें। । 
तें प्रतिबिवें मायावसें । माझाचि ठाई ।।४५॥। | 


अर्थं :- किसी भी अवस्था में मेरा अविनाशी परतत्त्व 
नष्ट नहीं होता । जो कुछ जन्म-मरण, आगमन निर्गमन दीख 
पडता है वह वस्तुतः प्रकृति के कारण मेरेही अधिष्ठान पर 
(आत्मभाव पर) प्रतिबिबित होता है । 


व्याख्या :- मूलतः एकही चित्‌ तत्त्व है | उसके अनन्त 
प्रतिबिब जीवमात्र में स्थित हैं। उन चिदंश के कारण उनका 
जीवन है. । यद्यपि वह जीवरूपमें, जन्म लेकर, परिणाम पाता 
है तो भी मूलतः उस चिदंशसे अलिप्त तथा परिणामशन्य है । 
अनेकविध क्रियाओं कै. परिणाम उस चिदंश पर किसी भी 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय अथा ( ६९ ) 


प्रकार असर नहीं कर सकते हैं । उसमें समा हुआ ज्ञान सदेव 
स्थिर, शाश्वत, साक्षोभूत है । जीवोंकी देहब॒द्धि ज्ञानमें बाधक 
रहती है । मुझमें यद्यपि मैं कार्थाकार्यरूप होकर जन्मता हू, 
तथापि प्रकृति मेरी अधीन है । सभो चिदंशों का प्रतिबिब जो 
जीवोंमे विद्यमान है उन्हें मेरीही प्रतिष्ठा है । मैं इसी कारण 
ज्ञानरूप हू । स्वतन्त्र हू । 


माझी स्वतन्त्रता तरि न मोडे। 
परि कर्माधीन एसा आवडे । 
तें हि श्रांतिबृद्धि तरि घडे। यः्हवीं नाही ।।४६॥। 


अर्थ :- वस्तुतः मैं अपनी स्वतन्त्रता नहीं गँवाता तथापि 
कर्म के अनुसार मेरा बर्ताव दीख पडता है | (मानो मुझे भी 
कर्माधोनता भाती है । ) अगर बुद्धि में चम पेदा हो तो मेरी 
कर्माधीनता दीख पडेगी, अन्यथा नहीं । 


व्याख्या :- इस विश्वमे हरेक चीज त्रिगुणात्मक है | इन 
तीन गणोंकी साम्यावस्था प्रकृति कहूलाती है। प्रकृति की 
यह समत्वभावना सप्रकार से महत्त्व की है । त्रिगुणाव्मकता 
से त्रिगुणातीत होनेके लिये हमें समत्व की भावना परिपुष्ट 
करनी चाहिये । कर्मयोग के द्वारा यह सहज संभव होता है। 
किंबहुना यह उसका लक्ष्य भी है । जहाँ समभावना है वहाँ 
विश्वात्मकता अनुभव की जाती है। समत्व का अनुष्ठान 
जहाँ सत्कारपूर्वंक हो रहा है वहाँ कर्मयोग अपनी परिणामक्षमत्ता 
जरूर दिखलायेगा | किन्तु जहाँ यह अनुष्ठान नहीं है, केवल 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(७०) श्री ज्ञानेब्वरी सुबोधिनी 


राति हो रही है वहाँ न कर्मयोग है न समत्व भावना भी। 
वहाँ बुद्धि रांत हो जाती है। सत्य झूठ बन जाता है। है 
अर्जुन ! यह्‌ नितांत आवश्यक है कि भ्रांत बुद्धिसे पिंड छुडाने 
के लिये समत्वभाव का अनुष्ठान होता रहे । भांति कुछ एसी 


एरीगैरी बात. नहीं जो अपने आप नष्ट होगी । भ््ांतिशूग्य 
बृद्धि समत्व भावके द्वारा ही स्थिर हो सकती है ।।४६।। 


कि येकचि दिसें दुसरें | तें दर्पणाचेनि आधारें । 
येच्हवी काथ वस्तुविचारें । दुजे आहें ।।४७॥ 


अर्थ :- आयने में जिस प्रकार एकही वस्तु अनेक होकर 
दीखती है, वेसेही वस्तुततत्व एक होनेपर अन्यथा दीख पडता 
है, नहीं तो उसमें द्वेत कहाँ ? 


व्याख्या :- समत्व की भावना जहाँ स्थिर नहीं, जहाँ 
कर्मयोग का सहजसिद्ध अनुष्ठान नहीं होता, जहाँ केवल 
त्रिगुणों का तिगुना विलास बढ़ताही रहता है वहाँ त्रिगुणातीत 
आत्मस्थिति की ओर संकेत होना भी एक कठीन बात बन 
जाती है | आत्मस्थिति का संवेदन न होनेसे केवल वस्तुस्थिति 
का विपर्यास ही प्रतीत होता रहता है। वस्तुस्थिति यहाँ 
छिपायी जाती है । वस्तु स्थिति आत्मभाव से युक्त है । वह 
सचाई हमसे कोसों दूर रहती है। और जो सर्वथा नहीं है 
वही सत्य बनकर विपयंय दिलाता है। आत्मभाव वस्तुतः 
प्रकाशयुक्त तथा ज्ञानरूप है । अनात्म के झंझट के कारण वह 
प्रकाश ढँकासा रहता है । आयने में भी हम अपने को देखते 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 


| 
| 
) 
| 
| 


अध्याय ४था (७१) 


हैं किन्तु हम आयने के प्रतिबिबसे कुछ दूसरे हैं | आयना हो 
एसी चीज है जो सचमुच पृथकत्व निर्माण करती है। यहाँ 
अकारण पृथकत्व तथा विभिन्नता परिपुष्ट होती है । यह तो 
सुस्पष्ट है कि वह 'वस्तु' सबंत्र एकमात्र है । उसकी प्रगल्भता, 
स्थिति, कालातीतता अक्षुण्ण है। उसकी प्रकाशमानता तथा 
ज्ञानरूपता सहज स्वाभाविक है | बात यह है कि हम उसे 
उसी रूपमें, यथार्थतासे देख नहीं पाते, देखना भी नहीं चाहते । 
यह हमारी बुद्धि है जो हमें चकाचौंध में डालती है । बुद्धिकी 
परेशानी हम जानते हैं फिर भो उसीको ही अपनाते हैं । बुद्धि 
की यह विलक्षण भ्रांति हटाने का यह उपाय है । समत्व 
भावन-कर्म योग की साधना इसी लिये नितांत आवश्यक रहतो 
है । उसी द्वारा विश्वात्मकता तथा आत्मभाव की दीप्ति आ 
जायेगी । इसीलिये यहीं दुर्लक्ष न हो | वह शुद्ध ब्रह्म चेतन्य 
को, अपनी स्थिति को हम पहचान लेंगे तो बुद्धि सचमुच 
प्रकाश का दान होगी, चित्र का निरन्तर रंजन होगी, प्रसन्नता 
तथा आनंद, सुस्थिति तथा स्वास्थ्य अपनायेगी । उस परमात्म 
भावका अमूर्तं स्वरूप इसी प्रकार प्रकट हो सकता है, प्रकट 
हो भी नहीं सकता । वह अमूर्तस्वरूप इत्त आविष्कारों के पीछे 
छिपा हुआ है । उसकी पहचान कर लेना, कर्मयोग का रहस्य 
है, जो स्पष्ट भी है और निगूढ भी ॥४७॥।। 
तैसा अमूर्ताचि मी किरीटी | प्रकृति जें अधिष्ठि | 
जैसा का नट नटे नटी | कार्यालागी ।।४८।। 


अर्थ :- हे किरीटी ! अमूतं (अव्यक्त, आत्मस्वरूप) होकर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(७२) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी | 


क्षीं मैं प्रकृति को अधिष्ठित करके कार्यकारण वश जन्म लेता 
हाँ । जैसे अभिनेता कार्यवश अभिनेत्री बनता है । | 


व्याख्या :- ठीक ठीक अवधान देनेपर ये बातें बिल्कुल ’ 
स्पष्ट दिखाई देती हैं । वस्तुका अमूर्तं रूप मायाका-भगवती 
ईदवरीका-अधिष्ठान लेकर प्राकृतिक-सा बन जाता है, साकार 
सगण हो जाता है। उसमें अपना पृथक्‌ व्यक्तित्व निर्माण 
हो जाता है । उस पृथक्त्व का मूलाधार जो अहंकार वह 
शब्द को प्रस्फुटित करता है। अपने पृथकत्व का डिंडि 
बजाया करता है । साथही यह स्पष्ट है कि यह एक प्रकार 
स्वाँग ही है । अमूर्तका मूर्त स्वरूप प्रकृति के अधिष्ठान में 
किसी कार्यवश होता है। जबतक वह कार्यं होता रहेगा तब 
तक उसकी यथाथ॑ता है । मतलब यह है कि अपने उद्देशपूर्ति 
| ओर अगर हम बढ़ते रहेंगे तो इस जीवन की सफलता 
तथा यथार्थता पा सकते हैं। एसी स्थिति में भावनाओं का 
रूप, उनका भेष विशिष्ट होनेपर भी समत्वकी सिद्धि की ओर 
बढ़ता जाता है । उन्हें समत्वकी गति, नीति और प्रीति भाती 
है । सभी भावनाएं प्रेम की अमृतगीतें गाती जाती हैं। चारों 
ओर अपनापा का अधिराज्य दीख पडता है । भावनाओं पर 
प्रेम का रंग देना आवश्यक होता है। वाणी भी वहाँ उसी 
रंगमें रंगी जाती हैं । एसा आभास निर्माण होता है कि किसी 
नट ने वाणी का रूप लेकर ही वहाँ अपना कार्थं परिपूर्ण किया 
है । वही मानो उस कार्यको रंगीन बना देता है। आनंद 
निर्माण करता है । कार्यको विश्‍वात्मक बना देता 


| 


। प्रसन्नता 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (७३) 


को परिपुष्ट कराता है। कर्मयोग के द्वारा त्रिगणातीत का 
लक्ष्य अभीप्सित है । समत्वभाव तथा निरभिलाष कार्यकतृंस्व 
के द्वारा साधक उस परमोच्च स्तरपर अधिष्ठित होता है। 
त्रिगुणों की साम्यावस्था मनुष्य को विश्‍वात्मक रहस्य परिचित 
कराती है | साथही जिस प्रकृति के कारण वह अमूते परतत्त्व 
मूर्तसा होकर विद्वात्मक तथा व्यक्तिगत भाव की एकता तथा 
सामरस्य अनुभव कराता है, उस प्रकृतिका- भगवती ईदवारी 
का मायारूप विशवविलास हर किसीका मन लभाता है। उन 
दोनों जगह एकही योगभूमिका है । इसी कारण यह योगात्मक 
प्रसन्नता रससिक्त करती हुई आनन्द को बढ़ाती है। उसकी 
रुचि, स्थिति या अनुभूति सचमुच अनिर्वाच्य है। इसी योग 
भूमिका के कारण प्रत्यक्ष परमेश्वर, परतत्त्व-अपनेमें अधिष्ठित 
हो चुका है । जो इसे ज्ञान कर लेगा, अपने अंतर्याम में उसे 
देखेगा, उसके अधिष्ठान को जीवनभर में सुप्रतिष्ठित करता 
रहेगा उस पर सारा विश्‍व न्योछावर करने योग्य हैं। जो 
अन्दर स्थित है, जिसके आलाप हम सुन सकते हैं, जिसका 
सुदर्शन हमें दीख पडता है, जिसकी स्थिति के कारण जीवन 
परिपुष्ट, प्रसन्न, नित्यतृप्त, आत्मरत होता है उसके संबंध में 
केवल शाब्दिक विवेचन अर्थशन्य है। बद्धिका उपरी संकेत 
उसे छ नहीं सकता । बुद्धिका अनाव्मवाद यहाँ सर्वथा निष्फल 
है । त्रिएणों का प्रसव करनेवाली महामाया प्रकृति विइवनायिक्रा 
होकर सम्मुख है । बुद्धिकी अन्तर्मुसता, उसकी समत्व भावना, 
कायेमें निःस्पृहता तथा आत्मलीन स्वभाव के होनेपर ही वह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(७४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी [ 


उस विशवनटी की पहचान कर लेती है। एसी स्थिति में 
उसकी अनात्मवादिता नहीं रहती । जीवन में स्थिरता, शांतता | 
तथा प्रसन्नता आ जाती है। मनुष्य की देहमें प्रकृति-पुरुष 
का सामंजस्य तथा सामरस्य अपने आप अनुभव किया जाता 
है | उसी द्वारा देहधारणा का महात्म्य भी मुखरित होता है। 
वह दिव्य जीवन, वह देवताभाव, वह प्रकृतिमाता का विश्‍वात्मक 
ब्रिलास कया केवल अनुभव योग्य नहीं ? उसके बारेमें कहा 
भी कया जा सकता है ? हे अर्जुन यह तो बिलकुल साफ बात | 
है । जो इस ईश्वरी मायाको ही अधिष्ठित कर लेते हैं, जो | 
उसे अपने अधीन बनाते हैं और जहाँ देवताभाव ही जीवनका 
नियोजन कर रहा है, वह सचमुचही दिव्य जीवन है । इसमें | 
किसी भी प्रकार संदेह नहीं। निःसंदेह होकर तुम इसे अपना लो। 
उसीमें समा जा । उसीमें रसलीन हो | इसी द्वारा केवल उस परतत्त्व ? 
की प्रसन्नता लुम पा सकोगे | देवाधिदेव का यह वचन सम्मानित | 
होगा । परतत्त्व के स्पशसे पुलकित होकर तुम आनंद विभोर _ 
हो जाओगे । प्रत्यक्ष परमेश्‍वर तुम्हारी ओर खुशीकी बरसात 
करता रहेगा । उसको प्रसन्नता, उसकी मुसकराहट तुम्हें 
विश्वास दिलायेगी । उसके हो जानेमें ही उसका सम्मान 
| करना है । हमारा पृथक्‌ अस्तित्व खोकर हमें उसमें संपूर्ण 
| | विलीन करना आवश्यक है। यही सच्चा जीवन है । अतः 
हमारा कथन हैं अर्जुन, किसी नायक के समान हुआ करता है। | 
कार्यका महत्त्व हम तो जानतेही हैं । वह संपूर्णतया अपनाया 
जाता है । उसका अंतरंग, उसकी निहित प्रेरणा तथा उसकी | 
Rs | 


५ ४ 
i CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


न 


अध्याय ४था (७५) 


मूलाधार ईश्‍वरी शक्ति निःसंशय द्रष्टव्य, श्रोतव्य तथा 
निदिध्यासितव्य है। अन्यथा मनुष्य की वाचा निरर्थक, 
प्रेरणाहीन तथा अनात्मवादी रहती है। अंतरंग का यह विलास, 
उसकी रचना, उसका क्रम तथा जीवनका निगूढ़ भावही 
अपनाने योग्य है । उसीलिये प्रमत्त करते रहो । विइवकी 
प्राणाधार शक्ति तथा विश्वकी नियंती ईश्वरी को अपनाये 
बिना जीवन की भ्रांति उन्मूल नहीं हो सकती । यह प्राकृतिक 
रहस्य सुलझानाही होगा ।।४८॥ 


यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
अभ्यत्यानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥।७॥ 


अर्थ :- हे भारत ! धर्म को जब जब झैथिल्य आ जाता 
है, जब अधमं का उत्कर्ष होता है तब मैं अपने को अवतीणं 
कराता हू । 


हे धमंजात आधवे | युगायुगि म्यां रक्षावे । 
एसा बोल हा स्वभावें | आद्य असे ।॥।४९।। 


अर्थे :- युगयुग में इन सभी धर्मोकी रक्षा मुझसे होनी 
चाहिये । यह सुष्टिका परंपरा प्राप्त स्वाभाविक तथा प्रारभसे 
ही नियम है। 


व्याख्या :- परमात्मा के अधिष्ठान में प्रकृति के द्वारा 
इस त्रिगुणात्मक विइवकी रचना हुई है | यहाँकी हरेक चीज 
त्रिगुणात्मक है और वहाँ उनका अपना स्वभाव, स्वस्थिति भी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(७६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


है जो परमात्मा के ड्वारा ही सुनिश्चित की गयी है । वह 
स्वभाव ही स्वधमं है । उसकी धारणा में परमतत्त्व का प्रकाश 
अनावत रहता है। स्वभाव में परमात्मभाव ही निहित है। 
स्वधर्मानुष्ठात में उसके आविष्कार में बाधा नहीं आ जाती 
किन्तु जब यह स्वभाव, स्वधर्मे विचलित होता है, त्रिगृणात्मकता 
का बोझही बढ़ता रहता है और उस शुद्ध, बुद्ध आनन्दघन 
परमात्मरूप के सगुण साकार आविष्कार में मर्यादा तथा 
बाधा निर्माण होती है। उसका आविष्कार अधर्मं तथा 
अस्वाभाविकता के कारण रोका जाता है, स्वाभाविकता नष्ट 
होकर यथाधर्म साकारता होनेमें विघ्न पैदा होते हैं | प्रकाश, 
दिव्यता, आत्मदर्शंन, धारणा, तेज, सद्धर्मं आदिका लोप हो 
जाता है | ऐसी स्थिति में बृद्धिमें विकारवशता, त्रिगणाधीनता 
आ जाती है। गणोंमे रागद्वेष निर्माण होते हैं। विषय तथा 
गणोंके वीच रागद्वेषात्मक संबंध पंदा होता है। वहाँ प्रेम है 
किन्तु वह प्रमाद रूप है । प्रेम की निर्मल स्फटिकवत्‌ विशुद्ध 
स्थितिमें बुद्धि विकारवश नहीं हो सकती । बिकारवशता 
गणातीत होनेमें बाधक है । विश्वका समचा तत्त एक विशिष्ट 
नियोजन द्वारा आव्मोपलब्धि के लिये हुआ. है। यह सूत्र 
विकोरवशता में निहित नहीं । मनुष्य के स्वाभाविक गुण, 
उसकी स्वाभाविक सहज सिद्धता देवताभाव को नहीं आती । 
वह्‌ एक प्रकार दबीसी रह जातो है। देवताभाव से बंचित 
रह जाती है । यह कदापि स्पृहणीय नहीं हो सकता | त्रिगुणों 
के द्वारा उसकी साम्यावस्था अपनाने-का महान कार्य उपरी 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ४ ( ७b ) 


स्थिति में हो नहीं सकता । गुणोंकी दीप्ती विश्वनियंता की 
प्रेरणा स्पष्ट करने के लिये है । वह कार्य यथानिर्देश न होनेसे 
गुण गुणहीन बन जाते हैं। उनसे कुछ किया नहीं जाता । 
वे स्तब्ध, निराश, उदास बनते हैं। उनकी स्वाभाविक गति 
रोकी जाती है । मनुष्य की देह, उसकी रचना, उसका उद्देश्य 
आदि की सुस्थिति त्रिगृणों की अस्वाभाविक रुकावट के कारण 
रह नहीं सकती । मनुष्य का स्वभावज कर्म, यथाधर्म आचरण, 
उसका स्वाभाविक प्रामाण्य आदि बातें विकारवश स्थिति में 
आत्मविन्मुख, परिणामशुन्य, बहिर्गामी होती है। वहाँ योग 
नहीं होता, केवल भोग रहता है । यज्ञकी निष्काम प्रवृत्ति न 
रहनेसे देहकी सकाम अभिलाषा परिपृष्ट होती है । वहाँ कर्म 
बंधकही होता है । कर्मयोग द्वारा हुआ निष्काम यज्ञ जीवनमें 
नित्यनूतन आकर्षण, नया नया लूभावना विश्वसौंदय तथा प्रगाढ 
चिरंतन चिरतरुण अनुभूति ला देता है। वहाँ मनुष्य. के अंतर 
में देवताभाव जागृत रहता है। जीवभाव आत्मभाव में परिणत | 
होता है । किन्तु क्या विकारवश बुद्धि यह होने देगो? कदापि 
नहीं | वह तो सचमुच अज्ञानही मात्र है। असत्यही सामने 
आजाता है । मनुष्य जीवन के सत्यसे कोसों दूर रहता है । 
मनुष्य जन्म का जो स्थायीभाव-ईश्वरत्व-उसका नाम तक 
सुनाई नहीं देता । न यहाँ प्रेम है न किसी प्रकार परिपालन । 
एसी स्थिति न स्पृहणीय है, न स्वीकार्य है । अतः यह आवद्यक 
है कि भावनाओं का स्थायीभाव अपनाना चाहिये । इसी द्वारा 
निसगंसिद्ध सहजता-स्वभाव-अपनी योग्यता पायेगा+। योग्यता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(७८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


के अनुसार उसके द्वारा जीवन में निरतिशय स्वतंत्रता, तथा 
विमुक्त सहजता रहेगी । वहीं देवताभाव संभव है । आत्मीयता 
के कारण देवता तथा कार्थकी प्रयोजकता अब रहस्यात्मक 
नहीं रहेगी। वहाँ जीवनका मौलिक दर्शन अनुभवजन्य 
तथा प्रत्यक्ष है । इसीलिये प्रयत्नशील रहना सर्वथा उचित है। 
आत्मभाव का आंतरिक संवेदन सभी भूतों की प्रतिष्ठा वृद्धिगत 
करता है । उनकी अपनी योग्यता वे जानते हैं | वह महाकारण 
परब्रह्म यहाँ मानो संवोधन योग्य हुआ । प्रकृति के निर्मल 
कार्यकलाप में उसको प्रसन्नता तथा प्रकाश सगुण रूपमें 
विलसता रहता है । ईश्वर का महान फश्वर्य सगुण साकार 
रूपमें अपनी संपूणं दीप्तिके साथ अनुभव किया जाता है। 
मनुष्य वह्‌ पह्चानता है, अपनाता है और आनन्द विभोर 
हो उठता है । वह जीवन का प्रमाण अनुभव करता है, जीवन 
की सफलता का प्रमाण उसे प्राप्त होता है। उसका जीना 
सफल हो जाता है ॥४९॥ 


` म्हणोनि अजत्व परतें ठेवि | मी अव्यक्तपणहि नाठवि । 
जे वेळी धर्मा तें अभिभवि | अधमे हा ॥५०॥। 


अर्थ :- अतः अजत्व को दूर रखता हूः । अव्यक्त को भलता 
हाँ । अधमं जब धमंकी पराजय करता है तब यही होता है | 


व्याख्या :- अतः मैं सभी बातें छोडकर पहलेपहुल अपना 
'अज', 'अव्यक्त', निर्गुण रूप सगुण, व्यक्त करता हू । वस्तुतः 
मेरा रूप स्वीकार्य नहीं किन्तु वह स्वीकायं, बोधगम्य बनाने के 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( ७९ ) 
Sr SS A SE SUR 


लिये 'अव्यक्त' व्यक्त करता हु । उसे धारणा योग्य बना लेता 
हूँ । धर्ममें मैं प्रविष्टसा होता हाँ | जोवन की धारणा की 
परिधि में समा लेता हू"। सगुणता का कारण यही है कि 
विशवकी स्वाभाविकता तथा धर्मधारणा में मेरी संपूर्ण व्याप्ति 
है । असीम होकर भी ससीम बन जाता हू. । मेरा प्रकटन, 
मेरा व्यक्त स्वरूप नामरूप आदेश से संबद्ध हो सकता है। 
उसी द्वारा उसकी यथार्थता भी जाननी चाहिये। सगुण, 
व्यक्त तथा नामरूपात्मक नहीं हू | फिर भी सगण, व्यक्त, 
नामरूपात्मक हो जाता हू. । इस कथन में संदेह की मात्रा 
जरूर हो सकती है। अतः नामरूपात्मक व्यक्त के. पीछे 
त्रिगुणातीत अव्यक्त है, उसीका अनुसंधान सगृण में भी. होना 
चाहिये । मैं कौन हू, क्या हू, कंसा हू आदिका निःसंशय 
विचार किया जाथ। अव्यक्त तथा व्यक्त, सगृण-निर्गृण, 
अरूप-सरूप आदिमें किसी भी प्रकार से फंस जाना उचित 
नहीं । उसकी यथार्थता ज्ञात कर लेनी चाहिये | मनुष्य जीवन 
में ही यह संभव है | उसकी ज्ञानक्षमता सर्वोत्तम होनेके कारण 
यह संभव होता है । जीवनकी यथार्थता, उसका अथाह रूप, 
रूपके पीछे छिपा हुआ रूपातीत अमूत भाव तथा वह गुणातीत 
सवंसाक्षी सत्ता जानने की क्षमता केवल मनुष्य में ही है। 
सर्वविलक्षण तंथा अत्यन्त प्रभावकारी ज्ञान उसके जीवन की 
चरम सफलता है | जीवन की स्वाभाविकता, सगुण की मर्यादा 
समझकर उसकी व्यवस्थिति अपनाने में सुस्थिति है । त्रिगुणों 
का गुणात्मक व्यापार तथा जीवन का निष्काम व्यवहार उस 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(८०) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


व्यवस्थिति को बाधित नहीं कर सकता । ऐसी चरमं स्थिति में | 
जीवन में योग्यता आ जाती है । कर्म निष्काम तथा बंधनरहित 
हो जाते है। आनन्द आनन्द को ही बढ़ावा देता है। वहाँ 
सचमुचही आंतरिक स्वस्थता निर्माण होती है। हृदय रसात्मक 
हो जाता है। उसकी रसलीन अवस्था में जीवन रंग जाता 
है । प्रसन्नता उमड आती है। किन्तु सर्वसामान्यतः जो कुछ 
अनुभव किया जाता है कि मनुष्य के जीवन में योग प्रधान 
नहीं रहता । भोग प्रधान हो जाता है | जहाँ योग नहीं बहाँ | 
आत्मसंवेदन भी संभव नहीं। उस परतत्त्व स्पशंसे जो पुलकित | 
नहीं हुआ उसका जीवन जीवन को सच्ची वास्तवतासे, आत्मीयतासे | 
तथा रसोत्कट आत्मानन्द से वंचित ही रहेगा | वहाँ केवल | 
बन्धकत्व है । आसित है, भोग है। आशा-निराशा, सुख- 
दुःख, शोकमोह, रागद्वेषांदि ढंद्वोंमें वह जरूर फंस जायेगा । 
यद्यपि इस समूचे जगत्‌ में सबकुछ नामरूपात्मक है, सगुण 
साकार विलास है तोभी उसका अव्यक्त भाव अज्ञातसा रह 
जाता है । जो देखता नहीं, सो कंसा पायेगा ? उसे बिश्वात्मक 
परमात्मा की अनुभूति नामरूपात्मक विश्वके द्वारा कैसी 
संभव है ? उसकी रक्षा कोन करेगा ? जहाँ ग्रहणक्षमता ही 
नहीं वहाँ देनेसे भी क्या स्वीकार होगा ? वहाँ योग नहीं होता। | 
केवल वियोगमें, पिपासामें, तुष्णा-मोहमें, वह ढंढ़ता रहेगा | 
उसका अयोगात्मक भाव योगभूमिका से दूर रखता है । उसकी 
बहिर्मुख वृत्ति विश्वको बहिर्मुखता में श्रद्धा रखती हैं। 
पांचभौतिक स्थूल विश्वके मूलमें तन्मात्र की सत्ता है। वहाँका 
“त्त्व सूकष्मरूप और मूलतः ध्तन्यात्मक है > 


PT 


ISI SU 


। उसका नाद स्वर _ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (८१) 


योगी अनुभव कर सकता है | किन्तु जिसकी यह ज्ञात कर 
लेनेकी इच्छा नहीं, वह इससे निश्चित वंचित रहेगा । अपने 
आपमें वह 'तन्मात्र' अनुभव किया जाता है। किन्तु भोगी 
यह समझ नहीं सकते । अतः वह्‌ तन्मात्र जब सन्मात्र हो 
जायेगा, जब उसकी असली चेतना का संवेदन अनुभव किया 
जायेगा, जब तन्मात्र सत्स्वरूप की साधना में सहज सिद्ध 
होगी तभी जीवन निःसंशय परतत्त्वस्पर्शी होगा । वह आत्म- 
संवेदन, 'तन्मान्त्र' के द्वारा हमें सुरक्षित रखेगा । वहाँ निर्भयता 
भरी हुई है। अतः यह्‌ प्रधान कतंव्य है कि हरेक को चाहिये 
कि वह जीवन को सुक्ष्म गतिविधी अनुभव करे । स्थूलता से 
सूक्ष्मकी ओर बढ़े सगुणता में निर्गुण अपनाये | सगुण, निर्गुण 
के बखेडे में तो कुछ है ही नहीं । जो जानता है वह बोलेगा 
नहीं । सगुण-निर्गृण, अज-जन्मयुबत आदिके मोह को पराभूत 
करना चाहिये | यह भ्रांति सचमुच अधमं है। निर्गृण में 
सगुण है, सगुण में निर्गृण भी और वह सगुण निर्गुण होकर 
भी गृणातीत है । अतः वह अनिर्वाच्य है । यह हमारी विकार- 
वशता है कि हम उसे परिधि में बाँधते हैं। अतः सुविचार- 
पूर्वक उसकी वास्तवता अनुभव करते हुए, उस विश्वात्मक, 
अनादि, गृणातीत परतत्त्व का सगुण साकार स्वत:सिद्ध 
स्वाभाविकता हो अपनाने योग्य है । अन्य कुछ नहीं । 


मनष्य का जीवन सचमुच एक प्रश्‍नचिन्ह है । अनेक 
संकटों में डबनेपर, वासनाओं में रत रहनेपर भी उसकी 
आंतरिक पिपासा कुछ ओर रहती है | उसका प्राप्तव्य कुछ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(८२) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


~~~ 


अलग है जो बिना प्राप्त हुए मनुष्य संतुष्ट, प्रसन्न नहीं रह 


सकता । उसका सुख, मोह, वासनानन्द बिलकुल उपरी है। 
उसका जन्म, उसका विलास तथा वभव, उसका मदनसदुश 
रूप आदि सभी बातें विश्‍वके विशाल प्रयास का एक अंश 
मात्र है। निसगंत: जो धारणा है, जो धर्म, जो स्वभाव-स्थायीभाव 
है, जो आत्मरूपता है उसे पहचाने बगेर मानव का सुख निःसंशय 
मुगजल है । अतः उसके सभी प्रयास में धर्मधारणा की ही 
प्रेरणा है। यद्यपि वह धारणा नहीं है, न हुई हो तो भी 
प्रसंगवशात्‌ वह्‌ जरूर होकर रहेगी । यह नियतिचक्र है, यह 
शाश्वत सिद्धान्त है, वह स्वयं सिद्धान्त है | इसे न जानने से 
आदमी एक प्रकार बोझही ढोते हैं। उनका जीवन विफल 
रहता है । संकटों में डूबते हुए, बोझसे लदे हुए यें प्रापंचिक 
दुःख, दुराशा, दुर्मोह के सिवा और कुछ नहीं पाते | उनकी 
पुरानी पीठिका, उनका पुराना जीवनयापन उन्हें नित्यनूतन 
रूप देनेमें सवंथा असमर्थ रहता है। अतः मैं यह जोर देकर 
स्पष्ट करना चाहता हू कि चाहे वह अव्यक्त हो, चाहे अज 
हो, उन सबको अपनाकर मैं सबोंका बन जाता हूँ, सर्वात्मक 
होता हूँ, सबको आत्मीयता से ओतप्रोत कर देता हूः । मेरा 
पुराना एश्वर्य, मेरा नित्यनूतन वेभव तथा सर्वात्मक स्नेह 
आदिको रक्षा करता हूं | उसमें सच्ची कसौटी है । वहाँ 
केवल आस्था, आत्मीयता, निरतिशय प्रेम होनेही के कारण 
वह्‌ सब कुछ एक प्रकार आदरथूक्त बन जाता है। जीवन का 
संपूर्ण स्यायीभाव, जो आत्मनिष्ठा है, मेरा अपना होकर, 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


= 


अध्याय ४था (८३) 


परमादायुक्त तथा कल्याणप्रद्र रहता है। उसके द्वारा केवल 
आशिषही प्राप्त है। निष्काम कर्म की चेतना तथा प्रेरणा 
है ॥५०॥ 


परित्राणाय साधूनां विनाञ्ञायच दुष्कृताम्‌ । 
घमेसंस्थापनार्थाय संमवामि युगे युगं ॥८॥। 


सज्जनों की रक्षा के लिये, दुष्ट कर्मोका नाश करने के 
लिये तथा धर्मकी संस्थापना करने के लिये मैं युग युगमें 
जन्मता हू । 


ते वेळि आपुल्याचेनि केवारें । 
मी साहाकार होऊनि अवतरे । 
मग अज्ञानाचे आंधारें । गिळूनि घालि ।।५१॥ 


अर्थ :- उस समय सज्जनों को अंगीकृत करके मैं साकार 
रूपमें अवतीर्ण होता हू । जन्म लेता हू । अज्ञान तिमिर को 
नष्ट करता हू । 


व्याख्या :- यह नया मोड देखो तो सही । सत्कमं का 
अनुष्ठान देवताभाव का योगात्मक संबंध है | अपने देवताभाव 
को मानो अपनाना है । इस अनुष्ठान में संसार का बोझ, 
श्रम अपने आप हल्का हो जाता है। जीवन की सहज 
स्वाभाविकता तथा आत्मोयता यहाँ प्रस्फुटित होती है । इसके 
विपरित है देहमंदिर ! वहाँ न पूजा है श्रद्धा तथा ज्ञान। 
देह बुद्धिका अनुचर अवगुणों के कारण सदेव बंधन में पडा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(८४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोबिनी 


रहता है । उसे कष्टके सिवा अन्य कुछ प्राप्त नहीं हो सकता । 
ऐसी स्थितिमें वहू निरुपाधिक आविष्कार यहाँ असंभव है। 
परतत्त्व के बिलास का यहाँ संकोच मात्र है । अतः बह मानो 
ऊब जाता है । क्योंकि वहाँ एकरसता अनुभव नहीं की जाती | 
अर्थात एसी स्थिति में किसी भी प्रकार का मत्सर तो है ही 
महीं । ब्रह्मका स्वरूपही निर्विकार, निरामय है । वह केवल 
साक्षीभूत होकर रहता है। जीवोंका अधिनायक भगवान 
श्री नारायण के रूपमें वह साक्षीत्व तथा त्यागकाही प्रतिपादन 
करता है । अतः देहबुद्धि के प्रति भो किसो प्रकार का मत्क्षर 
नहीं रह जाता । अर्थात यह प्रश्‍न जरूर निर्माण होता है कि 
वहाँ ऊब जाना क्यों होता है? यह केवल स्वभाव के कारण 
होता है । जिस प्रकार रसोई पक जानेपर अच्छा असर करती 
है, किन्तु. वह्‌ पकी न रहनेपर दिलपर कुछ परिणाम नहीं 
करती । वेसेही यहाँ होता है। अवगुणों के साथ मित्रता होनेसे 
प्रसन्नता घटती है, घ्रकाशमानता रह नहीं सकती । यथास्थित 
रूपमें पकायी गयी रसोई प्रसन्नता जरूर बढ़ायेगी। जहाँ वह 
नहीं हो सका वहाँ मनकी उत्तंजना तीव्र नहीं हो सकती । दोनोंमें 
विवेक होता है। वह साक्षीरूप सगुणात्मक नाम तथा रूप अपनी 
परिपक्वता अनुभंव नहीं कर सकता। वहाँ कुछ भी संवेदन नहीं 
रहेता साथही संपादन भी नहीं होता । अवगुणों के सांथ जीवते | 
को स्वरूप दंडात्मक, बॉझंरूप बन जाता है। अन्यत्र जहाँ 
गुणोंका यथायोग्य विकास है वहाँ देवताभांव की पूजाही है । 
वहाँ दीप्ति है, प्रकाश है, ज्ञान है। वहाँ त्रिगुणातीतका, उस 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय थ्या | (८५) 


अरूपका, स्वाभाविकता का सच्चा प्रकटीकरण है, स्पष्टीकरण 
है । इसके विपरित स्थिति अवगृणों के कारण अनुभंत हो 
सकती है । वहाँ सब कुछ अधूरा, अपरिपक्व तथा खट्टा सा 
रहता है । उसका संकेत केवल भौतिक है। आध्यात्मिक 
जीवनकी आभा वहाँ नही हो सकती, यही दुर्जनता है। 
जीवन की सुदूर तथा निगूढ़ गति वे नहीं जान सकते । वहाँ 
अपनापा नहीं आ सकता । यथावकाश तथा यथासंभव जब 
स्वाभाविकता निर्माण होगी तभी कहीं वह परमात्म स्वरूप के 
साक्षात्कार का अधिकारी बन सकता है। किन्तु इसलिये 
बहुतही काल व्यतीत करना होगा । अतः यह नितांत आवश्यक 
है कि प्रत्येक व्यक्तिको ही अपने 'खुदको प्रयत्नशील रहना 
आवश्यक तथा उचित है। इस प्रकार प्रयत्न करनेपर ही 
स्वाभाविक शुद्धता संभव होगो। वहाँ स्वावलंबन, अभ्यास, 
प्रयत्न आदिको अतीव आस्थासे जीवनमें लानेका प्रयास करना 
अत्यन्त आवश्यक है । इसी द्वारा अनुष्ठान होनेके पश्चात्‌ 
उन्हीं शब्दों को देवताभावकी वरद भूमिका प्राप्त होती है । 
जिस लिये जो आवश्यक है, उसका परिपालन उसीके ही द्वारा 
होना जरूर है | किसीके लिये दूसरा कोई. भी उपयोगी नहीं 
हो सकता । यह स्वावलंबन हरेक को उपयुक्त है | उसके 
द्वारा अपने व्यक्तित्व के अनुकूल योगसाधना हो जाती है । 
व्यक्तित्व उस अनुभूति के लिये विनाशक नहीं होता, सहाय्यक 
वन जाता है । उसकी महिमा बढ़ जाती है। वह साधक को 
अपने आप अग्रसर करता है। यह स्वधर्मका, स्वत:सिद्ध 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(८६) श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 


सहजता का अनुपमेय मार्ग सदाके लिये कल्याणकारी है। 
उसमे मनकी विमुवत तथा अनिर्बंध वृत्ति जीवन की सच्ची 
भूमिका अपनाने में सहाय्यक हो जाती है। बुद्धि की यह 
आत्मरति, आत्मामें शरण जानेकी धारणा पृथक्त्व त्यागकर | 
एकांत्मकता लानेमें उपयुक्त है । वहाँ बुद्धिके द्वारा आत्मदेव | 
का यह पूंजनही हुआ करता है। इसीसे बुद्धि आत्मप्रत्यय के 
साथ अपनापा बढ़ाया करती है । उसके अभिमान में किसी भी 
प्रकार बराई का अंशतक नहीं। जब बुद्धि प्रसन्न हो जाती 
है तब ज्ञान की क्‍या कमी ? वह अपना विस्तृत ज्ञानभंडार 
खला करती है । श्री भगवान की कृपासे, उसक्रा अंतस्थ 
सामर्थ्यं और रूप परतत्त्व से ओतप्रोत है । वहाँ तो एकमात्र 
रसोत्कट दर्शन है । देवताभाव का वह अनुपमेय दिव्य दर्शन 
साधक का अंतिम कल्याण करता है। 


यह स्पष्ट है कि वह परमतत्त्व केवल अंगुष्ठमात्र माना 
गया है । देहधारणा के कारण वही आवृत्तसा रहता है। 
मन, बुद्धि, आदि इन्द्रियों के कारण उसपर एक नया विचित्र सा 
ढुंग बन जाता है । वह एक विलक्षण, मजाकिया रंग दीख 
पडता है | स्वभाव की विविध प्रकार की इच्छाएँ, आशाएं 
आदिका उत्थानही सवत्र दीख पडता है। मूलतः उसमें एक 
निरीह मृगजल, एक अविकल प्यास है। जो वास्तविक हैं 
उसके प्रति विन्मुखता है। इसी कारण यह बात बिलकुल 
मजाक सी बन जाती है | हरक्षण यही चल रहा है । कतंव्य 
की महत्ता उसका बोझ हलका होनेमें है। वहाँका अस्थानी 


५ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था (८७) 


गांभिर्य नष्ट होनेमें है । वस्तुतः जीवन में हरप्रकार के उचित, 
अनुचित, भले बुरे अनुभव किये जानेपर भी यह मजाक, 
यह विनोदन छूटता नहीं । उससे हम दूर नहीं रहते | यह 
देहधारणा तथा देहात्म बुद्धिकी बात इसी प्रकार.की है । 
वहाँ आनन्द है किन्तु वह अनूठा नहीं, अधूरा है; उसमें 
अपरिपक्वता है । क्या उसे हम आनन्द कह सकेंगे? इसके 
विपरित इस जीवन की गति आनन्दमयी होनेके लिये आवश्यक 
है उक्त देहधारणा का बोझ हलका होना । अपना स्वत्व 
अपना स्वभाव, अपनी अनुभूति में एक प्रकार मानो मुसकराहट 
होनी चाहिये । उसमें बोझ न हो, हास्य हो । हास्यका भेंस ही 
पहनाया हो | वह परतत्त्व कुछ केवल देहमें छिपी हुई बात 
नहीं । वह तो सवेत्र ओतप्रोत है, सवत्र व्याप्त है। संपूर्ण 
आकाश कोही उसने व्याप्त किया है। हृदयस्य चिदाकाश में 
जब रोशनी बरसती रहती है, जब नादब्रह्म के अनन्त सूर 
स्वेर गुंजन करते रहते हैं, तब वह असीम आकाश भी उनके 
लिये ससीम बन जाता है। वह न तो देहमें स्थित रहता है, 
न देहबुद्धि का अंकित । उस समय वह समूचे ब्रह्मांड की 
' एकात्मता, एकरसता, आत्मीयता अनुभव करने में जूट जाता 
है । वहाँ किसी भी प्रकार का दूसरा तत्त्व नहीं जो उसकी 
सानी रखेंगा। अन्य सभी तत्त्वोंको आत्मसात करते हुए, 
अपनेमें ही विलीन करते हुए- वह स्व्याप्त परमात्मतत्त्व 
जीवन में अपनी ही विजयपताका फहराता रहता है । क्या 
उसके बारेमें कुछ कहा जा सकता है ? वह परमोत्मतत्त्व 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(८८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


सदाके लिये अनिर्वाच्य रहा । वाणी तो उसे अपने में कर 
लेनेका प्रयास करती रही । किन्तु वह असीम सदाही उस पार 
रहा है। एसी हालत में उसका सच्चा आविष्कार सभी 
दुष्कृतों को तोड मरोड डालता है । जीवन के विविध आचार, 
बिबिध गति, रीति आदि अपने स्वभाव की कल्पना देते हुए 
वह उनसे परिचित कराता है। विश्वकी यह धारणा तथा 
देहधारणा दोनोंमें समाधी गई यह प्रधान आत्मप्रेरणा यहाँ 
खुळ जाती है | वह रहस्य सुस्पष्टसा होता है | विश्वपट का 
संकोच तथा विस्तार जहाँसे होता है, वह उगमस्थान है 
श्रीभगवान का त्रेलावय में समा हुआ ईदवरीय साकार रूप। 
उसका परिचय होनेमें विश्वका रहस्य साधक को निष्कंप, 
आंदोलनरहित तथा दुविधाशन्य बना देता है। यह उसीकी 
कृपा है, श्री भगवान की ही शरण हैं ! ! ४ 


यह एक विलक्षण द्रं सा प्रतीत होता है। ब्रह्मभाव 
तथा प्राकृतिक ऊपरी रूप का मानो संघर्ष सा चल रहा हो । 
यह गुरुत्व, बोझ ऊपर से इतना तीव्र तथा प्रभावी रहता है 
कि उसका निवारण करने के लिये श्रीगुरु कोही सामथ्यं है, 


अन्य किसीको नहीं । जब यह्‌ 'गुरुत्वा' कर्षण निर्माण होगा, 


जब श्रीगुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा, असोम प्रेम तथा उनके 
विचारों का तथा आदेशों का यथातथ्य परिपालन होता 
जायगा, तब संभव है कि देहधारणा का मूल आधार जो 
अस्वाभाविक गुरुत्व, बोझ हट गया है। वह देहधारण अब 
केवल स्वाभाविक अधिष्ठान पर स्थिर होगा। उसमें मौलिक 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


i 


अध्याय डथा (८९) 
परिवर्तन हुआ है। ईश्वरीय सगुणता का साक्षात्कार व्यवित 
को नये दिव्यानुभव की ओर उठाता है । वहाँ आत्मदहन है। 
उसकी आत्मीयता तथा परम वात्सल्य मातृत्व के रूपमें 
सामरस्य अनुभव कराता है | नामरूपात्मक अधिष्ठानही नष्ट 
हो जाता है । जो अमूर्त, अव्यक्त या अंगुष्ठमात्र है बही अब 
दर्शनयोग्य तथा कथनीय बन गया है । यह कंसे होगया कहा 
नहीं जाता । श्रीगुरुका ही एक वेध बंद है जो कर्मच्छेद करने 
में समर्थ है । श्रीगुरु वहाँ कुछ भी अधूरा नहीं रख देते। बह 
मूलतः अभावात्मक सा होकर भी सत्तार्पमें प्रतीत होता है । 
साथही उसका अस्तित्व सचमुच बडा महत्वपुणं है ।।५१।। 


अधर्माची अवधि तोडी | दोषाचि लिहि फेडि | 
सञ्जनाकरवि गृढ़ि । सुखाचि उभवि॥५२॥ 


अर्थ :- अधर्म के आचार की सीमा तोड डालता हू, 
धर्मविरुद्ध लेखन नष्ट करता हू. और सज्जनों की ओरसे 
सुखक्री विजय ध्वजा फह्राता हू । 


व्याख्या :- कभी कभी यह भी संभव होता है अधर्म की 
स्थिति उग्र रूप धारण करती है। अधरम की ज्वाला धधकती 
रहती है । स्वाभाविक जीवन में दुष्करता आ जाती है । 
आवश्यक है कि उस समय सज्जनों को कष्ट न हो, उनपर 
जुल्म न हो । वे वस्तुतः आचारशील तथा प्रेमादरयुक्त रहा 
करते हैं । उनके जीवन में अतीव शुचि, श्रद्धा, भक्ति तथा 
प्रम है । अतः यह मेरा परमकतंव्यसा बन जाता है कि उनकी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


४ (९०) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


ग AAA 


श्रद्धा भक्ति के कारण मुझे अवतार धारण करना पडता है। 
मेरो विभूति अपनी व्यापक्रता तथा सामर्थ्यं के आधार पर 
अज्ञान तथा अविद्याजन्य तमांध नष्ट कर देता है। समूचा | 
तमोजाल नष्ट कर देता हूँ । जिनके मनमें मेरे प्रति अतीव | 
आस्था तथा श्रद्धा है, जो मेरे सदाके सज्जन है उन्हीं की ओर | 
मेरा मन भी आकृष्ट सा रहता है। उनका पक्ष लेकर मैं | 
उनकी रक्षा का प्रयत्न करता हूँ । उनके स्वाभाविक धर्मका | 
अनुष्ठान अबाध गतिमें होनेके लिये तत्पर रहता हूं । जो | 
अधमं है वह सद्धं में परिणत होना कठीन होता है | ऐसी । 
स्थिति में उनका अनुनय करने की अपेक्षा उन्हें नष्ट करने के | 
लिये प्रयत्न करना उचित है। उनको सामयिक अनुकूलता | 
नष्ट कर देत। हू । अधमं के कारण सबसे अधिक प्रभाव पडता | 
है मनपर । प्राकृतिक चांचल्य बढता है, मनकी स्थिरता नहीं > 
रहती । प्रापंचिकों के लिये यह अतीव कष्टकारी होता है। वे अधमं । 
फैलाव के कारण अनाथ बन जाते हैं। उनके पीछे सद्धर्म की 
शक्ति खडी कर देना मेरा परम कतंव्यही है। उनका चित्त | 
अत्यन्त चंचल सा होकर उसकी कीमत तिनके से बढ़कर नहीं 
होती । वासनाओं के व्यामोह में वह कहीं का कहीं जाता है। 
उसके लिये किसी भी प्रकार का स्थायी आधार नितांत 
आवश्यक है । स्थेयें निर्माण करनाही उचित है। बहाँके दोष, 
आधिभौतिक कष्ट ओर वासनाओं द्वारा निर्माण हुआ विपरित 
.जीवन आदि सब कुछ दूर करना अत्यन्त आवश्यक ही है| 


सन्देह तथा सन्देहजन्य अज्ञान, वाधा, अस्थिरता आदि का 
जंगल तोड कर साफ करता हूँ । हूर डगर भर देता हू ।| 


PRP EER ER 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय थथा (९१) 


एक ऐसी सहज स्वाभाविक समतल निर्माण करत। हूँ कि 
जिससे सज्जनों के लिये सुखसंपन्न निवास अनायास प्राप्त 
होगा । सज्जनों के हितके लिये यह किये बगेर रहा नहीं 


- जाता । उच्हींके द्वारा धर्म की ध्वजा फहरा देता हू ।।५२॥ 


त्यांची कुळें नाशो | साधूंचा मान गिवसी । 
धर्मासी नीतीसी । शेस भरी ॥५३॥ 


अर्थ :- धर्मको अपाय करनेवाले दुष्टोंको-उनके वंशको- 
निर्मल करता हू । सज्जनों को पुनः सम्मानित करता हू । 
धर्म तथा नीति का मीलन कराता हू । 


व्याख्या :- दंत्यका वंशही नष्ट करने का प्रयास मेरे 
द्वारा होता है। देत्यके समान जीवन में भी जो स्वभाव 
वेचित्र्य है, जो अस्वाभाविकता है, जो द्वंद्रात्मकता है, 
उन्हें नष्ट करनाही होगा । अशुभ, अनिष्ट, अस्वाभाविक तथा 
अधार्मिक तत्त्वोंका विकास उन्मूल कर देता हू | जो सदेव 
शुभद, इष्टप्रद, स्वाभाविक तथा धर्मप्रवण है उन्हीं तत्त्वोंके 
अनुशासन में मेरा मन प्रसत्त रहता है । उन बातों का 
अनुष्ठान करनेवाले सदा सम्मानित रहे इसलिये मेरा अवतार 
है । धमं की ध्वजा लहरा देता हू. तथा नीतिका समुचित 
विकास कर देता हूँ ।. मंगल विवाह का योग हम हमेशा 
सौभाग्य का मानते हैं । घरपर पधारनेवाली बहू परमसौभाग्य 
निदशंक मंगल सिंदूर लगाती है | उसी प्रकार मनुष्यसंघात 
में धर्मनीति अपनाने से परमसौभाग्यही -उनके घर आ जाता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


i 3 


(९२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


है । वही बांत लक्ष्मी को स्थिर कर देती है। उसके माथे पर 
नीतिका मंगल कुंकुमतिलक लगा रहता है। इसीसे हमारा 
चित्त जीवन का समूचा बोझ उठाने में समर्थ हो जाता है । 
जीवन अब बोझ नहीं रहता | वह एक सुखानुभवसा बन 
जाता है। वर्ष प्रतिपदा के दिन जिस प्रकार हम 'गुढी' को 
सजाते हैं, शुंगार कर देते हैं | वहाँ देहधारणा अपनीही प्रसन्नता 
को पाती है | सन्देह मिट जाता है। वेखरी मानो जागृत हो 
जाती है। वाणीमें मधुरिमा आजाता है। उसीके आधारपर 
मध्यमा, पश्यन्ती तथा परावाणी का संयोग अनुभव किया जाता 
है । जीवन का सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप तथा लिग देह की सत्ता भी 
समझमें आती है। जीवन के निगूढ भाव, संकेत, प्रेरणाएँ 
सुस्पष्टरूपसे ज्ञात होनेसे वे सभी शुभप्रद हो जाते हैं । साथही 
स्वभाव की सहजता स्थिर होती है । सहजसिद्धता अपनायी 
जाती है । आत्मीयता का निजसौंदय तथा दिव्पप्रेम साधक को 
परिपुष्ट करता जाता है। वहाँ हरेक कृति निरतिशय सुन्दर 
हो जाती है। चलना, बोलना आदि सभी क्रियाएं आत्मसौंदर्यसे 
परितुप्त तथा सुहावनी हुआ करतो हैं । सभी प्रकार के सौंदर्य 
की परिपुष्टि इस अवस्थामें अनुभव की जाती है । जीवन में 
सौंदर्यंका आविष्कार यौवन में है। मदमाता यौवन सौंदय को 
अनुभव करता हैं, सबको लुभाता भी है। किन्तु उससे बढ 
ed स्थिति है कि जहाँ अतीव मनमोहकता के साथ 
जीवन की संदर आभा साजसिंगार, कर देती है । कोटचावधि 
देहोंको व्योछावर करनेपर भी यह स्वप्नसुंदर, अतीव परिणामः 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


खो 


अध्याय ४था (९३) 


-क्षम आत्मसौदर्यं चित्त को हषंविभोर बना देता है । जीवन में 
नित्यनूतन आनन्दमहोत्सव - होता है । सर्वत्र चाहे तो साज- 
शुंगार होता रहे या न रहे किन्तु उससे कुछ कमी नहीं निर्माण 
होती । ईशस्वरूप का यह अतीय सौदर्ययुक्त वभव इतना 
वढ़चढ़कर रहता है कि और सभी वातें उसके सामने तुच्छ हैं । 
आवश्यक है कि उसके अनुरूप अच्छ अच्छ उची बस्त्र परिधान 
किये जाय । ईशस्वरूप का . किसी भी प्रकार अवमान न. हो । ` 
मानो उत्साहही इन मांगल्य तथा सौंदर्यं को बढ़ावा देता हुआ 
उनकी शोभा बढ़ाया करता है। उसे देखना नितांत प्रेरक तथा 
प्रोत्साहक है ।।५३॥ 


मी अविवेकाची काजळि । फेडूनि विवेकदीप उजछि। 
तैं योगिया पाहे दिवाळि । निरंतर ।।५४॥ 


. अर्थ :- अविवेक का कज्जल झाडकर-हटाकर-में विवेक 
प का प्रकाश फलाता इससे योगियों के लिये नित्य: 


पावली प्राप्त होती है | 


व्याख्या :- उस स्थिति में कहीं अविवेक दिखाई नहीं 
देगा | उसका नाम तक सुन नहीं पडेगा | दवाके लिये भी 
उसका अस्तित्व नहीं होगा । प्रकाश का सहजभाव है विवेक । 
वहाँ दिव्यता. है, प्रकाश है, विवेक है। विद्वत्ता तथा विवेक 
दोनोंका सामंजस्य वहीं पर अपना प्रभाव निर्माण करता है । 
वही बेराग्यदीप बंन जाता है। विरक्ति का चिरंतन आश्रय 
स्थान जो विवेक वह वस्तुतः योगी, वीतरागी, यागी, तापसी 


दी 
र 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


तथा सज्जनों के जीवनमें, उनके अंतःकरण 


उन्हें सदेन आनंद, आल्हाद, उल्हास तथा उ 


है । उसके यहाँ दीपावलि जसा समारोह 
[ह विवेकदीप है जो आनन्द तथा प्रकाश का 
विद्यमान है वहाँ प्रापंचिकों के स 


जहाँ वह 


किया जाता है । स्नेह की दृढता अनुस्थिति को प्राप्त होकर 
निरन्तर बनी रहती है । वहाँ आनन्द का शाश्‍वत धाम ही है! 
बुध्दिका प्रक्राश विवेकदीप द्वारा है विवेक की दीप्ति बुद्धिको 
सतेज बनाती है । वृद्धि इसी द्वारा अतीव उपयुक्त हो जाती 
है । अविवेक नष्ट करते हुए, विवेकदीप को प्रज्वलित करके 
सभी प्रकार का अंधियारा हटाता हू'। योगियों के लिये तो 
यह निरन्तर दीपावलि है ।।५४।। 

मग सत्सुखे विशव कोदे । धमं जगि नांदे । 

भक्तासि निघती दोंदें । सा त्विकांची । ।५५॥ 

ते पापांचा अंचळ फिटे | पुण्याचि फ्हाट फुटे | 

जें मृति माझी प्रगटे । पंडु कुमरा ॥५६॥ 


; अथ = उसा आत्मसुख के द्वारा सारा विशव ओतप्रोत 
| CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (९ ५्‌ ) 


हो जाता है। केवल धर्मका ही यहाँ अनुशापन है। भक्त 
सत्त्व गुणोंसे परिपुष्ट हो जाते हैं । 


है पंडु कुमर !, जब मैं साकार प्रकट होता हुँ तब पापों 
का पहाड टूट जाता है, पुण्य का प्रभात काल होता है। 


व्याख्या :- बुद्धिका विश्वव्याप्त स्फुरण है महत्‌ । महत्‌ 
का ही प्रकाश समूचे विश्वमें फंला हुआ है । यह विश्व बुद्धि 
को विशाल व्याप्ति के कारण प्रकाशरूप गृह है । उसमें जीवन 
बितानेवाली यह देह मानो सत्युख, सद्धम का अनुष्ठान करने | 
चाला सुखानंदही है | विश्वमें देहकी लघुता नहीं । देहमें छिपी 
हुई बुद्धि की महत्ता मात्र विश्वके महत्‌ की बराबरी कर 
सकती है । दोनोंमें एकही स्फुरण, प्रकाश तथा आनंद समाया 
गया है । अतः देहमें सुखानंद का आविष्कार होता रहता है । 
वहीं प्रेमकी प्रसन्न प्रभा उत्कट हो जाती है । प्रेमके परितोष में 
भक्तकी देह सुखासीन हो जाती है। वह देह नहीं, किन्तु 
भक्त के लिये भक्तिका विश्रामधाम है, स्थिरधाम है | वहाँ 
परम सात्विकता है, वहाँ पुजनीयता साकार है। पुष्टि के 
द्वारा प्रेमकी पृणंता प्रत्यय दिलाती है। भक्ति की सीमा अपनी 
महत्ता को प्राप्त करती है । वहाँ जीवन यथानृष्ठान, यथाधमं, 
सहज स्वाभाविक हो जाता है। ब्राह्ममुहत का महत्त्व अनन्य- 
-साधारण है, किन्तु उपर्युक्त अवस्था में हर भण, हर घडी 
्राह्ममृहर्त है । ब्रह्मकी मृति जहाँ हृदयस्थ हुई हैं, जहाँ उसकी 
आत्मीयता पगपग पर अनुभव हो रही है, वहाँ ब्राह्ममुहुतं का 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(९६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


प्रभातकाल, वह पुण्यपावनकाल सवदा अधीनसा वना रहता 
है | जहाँ वह दर्शन सुलभ है वहाँ प्रसाद पुण्य सवंदा उपस्थित 
है । वह सोज्वळ, शामल रूप, श्री भगवान का वरद सुहास्य 
का लाभ जो पा चुका, उसकी अनन्त पापराशी भस्म हो चुकी। 
दोषों के ढ़ेर निष्फल हुए। अधर्म को आधार नहीं रहा। 
अज्ञान का अन्धेरा दूर हटा । उसका पता तक नहीं रहा। 
हे अर्जुन ! यह अवस्था और कुछ नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष श्रीभगवान 
का ही अवतरण है । विविध मुहुर्तों का समीकरण होकर यह 
अनन्यसाधारण सर्वोकृष्ट शुभवेला आ जाती है तभी यह 
संभव है ॥।५५-५६।। 


एसेया काजा लागि। अवतरे मि युगायुगीं । 
परि हेंचि वोळखे जो जगि । तोचि विवेकिया ॥\७।। 


अर्थं :- इसी कारणवश मैं युगयुग में अवतार धारण 
करता हूः । जो यह जानता है वही इस जगत्‌ में विवेकी है । 


व्याख्या :- इसी प्रकार मेरे अवतार का यह रहस्य है । 

कुछ कार्यवश जो मैं सर्वत्र विद्यमान हू, वही अवताररूप ही 
जाता हू । कार्येसे ही कार्य पूरा कर देता हूँ । फिर भी मेरी 

` अकमंता नष्ट नहीं होती । कमं कमंही के द्वारा पूरा करते कें 
लिये अवतार कमं हो जाता है। उसी कारण मेरा अत्यन्त 
प्रिय तथा लुभावना साकार रूप सबको सुस्पष्टसा दिखाई 
देता है । उसकी वृद्धिगम्य आकृति मनको आल्हाद देती है । 
इस प्रकार का यह अवतार का रूप जो जानता है, उसका 


& Fy कै 
| CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय उथा ( ९७ ) 


भ्रवाजन-आयाजन समझ लेता है वही सच्चा आदमी है। 
उसनही पुरुषाथ पाया है । वह्‌ विवेक का विश्राम तथा सागर 
है | इसी जगत्‌ में सदेव समा हुआ, चिरस्थायी, परममंगल 
सत्यस्वरूप नित्यनूतनता के साथ जो अनभव करता है वही 
पुरुष है; वही जीवोंमें आदर्श है ।।५७॥। 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेबं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन ।।९॥ 
हे अर्जुन ! यह मेरा दिव्य जन्म तथा कमं जो जानता ह|| 
वह देह त्यागने के बाद फिरसे जन्म नहीं पाता । वह मुझे ही 
प्राप्त होता है । 
माझें अजत्वें जन्मणें । अक्रियताचि कर्मं करणें | 
हे अविकार जो जाणे । तो परममुक्त ।।५८।। 
तो चालिला संगें न चले | देहिंचा देहि नाकळे । 
मग पंचतत्त्वीं तत्त्वतां मिळे | माझाचि रूपी ।।५९॥ 
अर्थ :- अजत्वसे जन्म लेना, अकमंत्व से कार्य करना 
आदि अविकार जो जानता है वही परममुक्त है । 
वह चळनेपर भी नहीं चलता, देही होनेपर भी वह विदेही 
है (देहमें होकर भी वह देह का नहीं) । अन्तमें सारा शरीर 
पंचत्व में विलीन होनेपर वह मुझेही पाता है । 


व्याख्या :- यह स्वप्नसुन्दर जीवन जव प्रत्यक्ष में अनुभव 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(९८) श्री ज्ञानेब्वरी सुबोधिनी 


AAAS 


किया जाता है, तब परावाणी का सुक्ष्मातिसूक्ष्म आविष्कार 
मुखर होकर वेखरीप्रत आ जाता हैं। अनिर्वाच्य तत्त्व भी 
मानो मखर होता है। वासनाओं का लेशमात्र भी न होनेके 
कारण वहाँ शुद्धता अनिवार्यं रूपमें विद्यमान है। यह नित्यनूतन 
सवंसाक्षी अनुभव जिसे प्राप्त है वह ज्ञान कर लेता है कि 
वह दिव्यावतार, वह दिव्य जन्म जो है वह होकर भी नहीं, 
'न होकर भी है । विश्वव्याप्त तेज, वह प्रकाश पहलेही जन्मा 
हुआ है। उसीका ही बुद्धिगम्य विलोभनीय अवतरण, अपनीही 
स्थिति में अनूभवगम्य हो जाता है वह्‌ जन्म, वह आविष्करण 
या अवतरण विद्यमान तत्ताकाही विशेष आविर्भाव है, जो 
विशिष्ट होकर भी सामान्य है। वहाँका कर्म कर्मरूप होकर 
भी अपनी विशिष्टता के कारण अकरणरूप, अकमंसा होता 
है । वह कर्म है, किन्तु वह अक्रिय का-अकर्ता का है | वह 
क्रियायुक्त है, विकारसा है किन्तु उसके द्वारा विकार का 
मूलही नष्ट हो जाता है, वह अविकार रहता है। मक्त की 
अवस्थामें हौ यह विकारशूऱ्य सहजकृति उपलब्ध है। 
विक्रारशून्य सहजकर्म ही मुकतजीवन का व्यवच्छेदक लक्षण 
है । देहकी वद्धता तथा अनुबन्ध मनादि विकारवान इन्द्रियों 
के सहित छूट जानेके कारण वहाँ सच्ची मुक्ति है, मुकत 
जीवन है । जीव तो मुकत है ही किन्तु जीवन में वह बद्ध सा 
रहता है | उसकी सहजता अपनाने में मुकतावस्था प्रतीत 
होती है । उसकी यह तो रूपरेखा है | न तो कोई कह सकता 
न कोई सुन सकता । वह केवल अनुभवगम्य है। अतः हमें 
स्वयं उसे देखना चाहये । अनुभव करना चाहिये । वह कृति 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( ९९ ) 
URE 0 OS) 
निःसंदेह श्रेष्ठ अभ्यास हैं अध्यवसाय है । इस प्रकार का 
महात्मा देह के संगसे बद्ध नहीं है। वह देही है किन्तु वह 
दहस परे हं । उसको देह दिव्य देह है । उसकी व्याप्ति केबल 
म नहीं । उसका आकार केवल देहसदश भी नहीं । उसकी 
प्राप्ति देहमं होकर भी विश्वात्मक है। देहविसज॑न के समय 
भी यहो अवस्था है । पांचभौतिक में समायी हुई मेरी विभति 
उस दिव्य देहको अपनेमे लीन कर लेती है । वह देहविसजन 
के पश्चात्‌ मुझमें ही समा जाता है। उसकी दिव्यता दिव्य 
जीवन में सायुज्य पोती है । उस सायुज्यता में उसका अमर 
अक्षर रूप ब्रह्मांड में विलोन होकर रहता है। चराचरात्मक 
विभूति के साथ एकात्म होनेके कारण, तथा देहधारणामें भी 
वही विश्वात्मक अनुभूति व्याप्त होनेके कारण व अक्षर, अजर 
विभूति चिरन्तन मुझमें ही प्रविष्ट है | वह मेरी आत्मा ठ 
आत्मीयता है। उसीके अनुसंधान में सच्चा अभ्यास है, 
पवनधारणा हुँ उसीसे योगाभ्यास हो जाता है और योग- 
-सामथ्यं के कारण जीवनमुक्तावस्था वहाँ उदित हो जाती 
है । जब देह पंचत्व को प्राप्त होती हैं तब उसमें स्थित 
दिव्यवाणी समूचे विश्वमें गुंज उठती हैं । तत्त्व तत्त्वमें सामरस्य 
पाती हें । जगह जगह पर उसकी अक्षरता का निनाद सुनाई 
देता है। उस अनन्यसाधारण विभूति का देहधारण इस 
भूतल की चरम शोभा है । समस्त मानवजाति के. प्रति 
आत्मिक तथा सहजस्वाभाविक आस्था, पाँचभौतिक तत्त्वोंके 
अनुशासन के साथ वहाँ उपस्थित है । पांचभौतिक तत्त्व भी 
उनके लिये अपनापा बढ़ाती हूँ । उनकी अपनी देहभवन की 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१००) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


विभूति विश्वात्मक, त्रिभुवत की विभूति से संबद्ध है । उनके 
हृदयस्पंद विश्वस्पंद में सामरस्य पाते हैं। अतः सहजही वह्‌ 
ब्रह्मरूप में. विलीन हो जाते हैं ।।५८-५९॥ 


बीतरागमय क्रोधा सन्मया मामुपाथिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्‌ भावमागताः ।। १.०।। 


जिनके काम क्रोध भय आदि बिकार नष्ट हुए हैं, जो 
मेरी उपासनासे मेरेही आश्रित बन चुके हैं, जो ज्ञानादि तपसे 
पवित्र हुए हैं, ऐसे कई मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं । 


येञ्हवि परापर न शोचिति । जे कामनास्तु होति । 
वाटा केवलि न वचति | क्रोधाचिया ।॥ ६०।। 


अर्थ :- अन्यथा जो गत-अनागत का विचार नहीं करते, 
जो कामनाशन्य, किसी भी अवस्था में क्रोध मार्गपर खडे नहीं 
रहते - 


व्याख्या :- जहाँ मैं और मेरा, यह अपनापा नष्ट हुआ, 
अहं एषां मम एते ऐसी भावना ही नष्ट हो चुकी, आप्त तथा 
परजन यह द्ंद्रही नही रहा, स्वजन-परजन की परिभाषा तक 
नहीं रही, वहाँ कया कामना रह सकती है ? कामना नष्ट ही 
हो जायगी । उसे भी मानो समाधान प्राप्त हुआ हो । कामना 
के माने है इच्छा । जहाँ इच्छा ही नहीं वहाँ रागद्वेष के विविध 
विषय क्या करेंगे ? क्रोध कहाँसे आयेगा ? कुछ प्राप्त होनेपर 
अभिलाषा, आस्था, राग निर्माण होगा । प्राप्तव्य न मिलनेपर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


\- 


अध्याय दया ( १०१ ) 


देष, इर्ष्या, मत्सर तथा क्रोध जरूर रहेगा । जहाँ कामना है ही 
नही, केवल नाम के लिये ही जो बचो हुई है, वहाँ क्रोधको 
क्या चारा रहा ? उसका मागेही रोक दिया गया । द्वेष के 
कारण भय, क्रोध के कारण रास्तेमें ही हानि, कामना के 
कारण प्रेम, लोभ, राग आदि निर्माण होते हैं । किन्तु जहाँ 
उसको जडही छेदी गयी वहाँ वे कंसे संभव है ? उनके लिये 

अन्य विषय निविषय बन गये । उनकी दृष्टि निविश्येष आत्म 
तत्त्व की ओर है । वे अपलक नेत्रोंसे मेरीही ओर देखा करते 
हैं । उनके लिये मैंही सर्वव्याप्त विषय बन चुका हुँ । उनकी 
इच्छा मेरी बन गयी, मेरे लिये रह गयी । उनकी भावना 
मुझमें अटकी गयी । अतः इस अवतारकार्थ का, दुबार जन्म का 
कथन या चरित्ररेखन अत्यन्त कठीन काम हो गया है । यहाँ 
कल़म का भीं ताटस्थ्य दीख पडता है । लिखते समय किसीभी 
प्रकार की उपमा सुझतीही नहीं । यहाँका वेदन अकथनीय है । 
वह 'वेधन' है । मानो कोई विध्द सा हुआ है | वहाँ एक ऐसी 
अविकल वेदना है जो कही नहीं जाती । क्या कहूँ ? वह क्रीडा 
ही क्रीडा है । वहाँ जीवजीवन, जीवसंजीवन हो रहा है। 
शब्दोंमें नयी संजीवनी लायी जा रही है। शब्द में ऐसी 
संजीवनी लायी जाती है किवे महान्‌ मन्त्र हो जाते हैं। 
वहाँ एक नामधारण ही है । अनाम को नाम दिया जाता है । 
धर्म की धारणा के लिये नामधारण !! किन्तु इन सभीसे बढ़कर 
वहाँ महान्‌ वेध है जो भगवत्स्वरूप केही कारण अपनाया 
जाता है। जो इससे विद्ध हुआ उसकी अवस्था क्या कहू? उसका 
निरुपम प्रेम, उसकी लगन, उसकी प्यास क्या वर्णनीय है ? वहाँ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१०२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


AAAS AAA 


` प्रेमही प्रेमको देखता है, प्रेमही प्रेमपर त्यागा जाता है, वहाँ 
प्रेमकाही समर्पण है और बह भी प्रममेंही। अमृतस्वरूप 
प्रेम की महत्ता इसीमें है कि वह मत्ये को भी अमर कर देता 
है । यह उसका अनन्यसाधारण गुण सवंविलक्षण तथा परम 
परिणामक्षम है । वह अमरत्व प्रेमानन्द का लावण्ययुक्त जीवन 
आत्मीयतासे प्रफुल्ल बना देता है। लावण्यलतिक के समान 
परम आल्हादक जीवन हो गया । लावण्यही मानो यहाँ साकार 
हो गया । मनको मोहित करनेवाली यह अवस्था जीवको 
जीवभाव के सम्बन्ध में एक भूल सी निर्माण करती है । विषय 
तथा उनका उपभोग लेनेवाले इन्द्रियों के बीच जो रागद्वेषात्मक 
संबंध है, उसकोही यहाँ भुलाया जाता है। मात्रास्परश की 
विस्मृति तथा आत्मसंवेदन की प्रतीति दिव्यत्व की देन है | 
साक्षीरूप जीवन में एक प्रकार अनासक्त क्रीडा जसी चल 
रही है । वह क्रीडा यद्यपि इतरूप दीख पडती है तो भी वहाँ 
दंताभास संभव है। द्ताद्वेतात्मक् यह विलक्षण अनुभव 
जीवन की चरम सफलता ला देता है। मनुष्य जीवन में 
ईश्वरभावनत्व ` प्रधान है । वही ज्ञानरूपता का महत्त्वपूर्ण 
प्रमाण है । बुद्धिसे भी परे होनेवाला वह आत्मंभवन है, 
उससेही परे वह नित्यसाक्षी आत्मराज अव्यक्त रूपमें 
विलासमान है। उसमें रसलीन होना तथा तादात्म्य प्राप्त 
करना जीवदशा को महत्त्वपूर्ण योगभूमिका है । उसके लिये 
निरन्तर प्रयत्नशील रहनेवाली जीवदशा, उसकी श्रद्धा सदेव 
सोत्कंठ रहा करती है | हृदय को तरंगे लहराती हैं । 
प्रमसवस्व सार अश्रधारए । वही संचमच बडी बारिश है | 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डथा (१० ३ ) 


जो जीवन में भी कांति ला देती है । जीवन की कठोरता यहाँ 
कोमलकुसुमित होकर रहती है। उसकी अकथ रससिद्ध 
कहानी महत्त्वपूर्ण महिमान निर्माण करती है। देहकी तपनमें 
है तेजोनिधि ! देवाधिदेव श्रीहरि ! ! है शामलरूप शामसुंदर ! 
वही भक्तिपिपांसुओं को अपनापा प्राप्त होता है। तुम तो 
वहीं बेकुण्ठ में रामनाम आनेके समान सामरस्य तथा 
सामंजस्य की, अद्वय तथा अद्वैत की अनन्यता हो । तुम्हारा 
शुभागमन यहाँ निरतिशय सामुज्यता है। इन इन्द्रियों को 
तुम्हारी शरण में लाया गया हो | उन्हें भी तुम्हारे प्रेम के 
सिवा ओर कुछ चारा नहीं रह गया | वे अपने विषयों से 
अलिप्तसी हो गयी । वहाँ प्रेमाद्र ता कीही एकात्मता भुली 
नहीं जाती | उसका विस्मरण कभी नहीं हो सकता । 


जीव का नित्यक्रम भी यों कष्टकारी है। प्र।रब्धभोग- 

वश वह जन्म लेता है । बुद्धिके सत््वगृण के कारण यह 
जन्म प्रेरणा हा जाती है। फिर जीवन में भोगवशात्‌ सुख 
दुःख आदि ह्वंद्रात्मकता का अनुभव करते हुए आये दिन 
बिताते रहना । फिर मर जाना । जन्म-मरण- भोग-सुख दुःख 
आदिके चक्रमें फंसा हुआ जीवन अनन्त दुःखोंके बाद संभव 
होता है कि जोबदशा में भी ज्ञान-बोध-आत्मसंज्ञा-आ।त्मसंवेदन 
की भावना निर्माण हो । जब यह्‌ हो जायेगा तभी जीवन की 
दशा सुनिश्चित ही जाती है । प्राणाधारशक्ति जो धमं उसका 
- अनुष्ठान अपने आप होने लगता है । इसी देहका प्रपंच परतत्त्व 
के अधिष्ठानमें, उसकी ओर लक्ष्य करकेही होता रहता है। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१०४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


इसी कारण जीव मानो जीवन की परीक्षामें उत्तीर्ण होता है। 
साथही वहाँ एक जो अनच्य वृत्ति उदित होती है वह भोग- 
समाप्तिके फलस्वरूप है । अतः यहीं पर वह श्रीगृरुके चरणों में 
लीन हो जाती है । मनकी यह कुशल कला है कि एसी वृत्ति 
को श्रीचरणों में वह समपित करता है। जीवनका भोग एक 
प्रकार ऋण है । वह संपूर्णतथा चुक्रानेपर प्राप्त होनेवाला 
किल्मिषरहित सुनिश्चिय वाग्देवता का संपूज्यमान रूप है। 
वाणीके द्वारा उसीका साक्षात्कार प्रकट होता है । वह सवे थेव 
श्रीगूर्के चरणकमलों में बिलीन है । इस समय सत्संगही श्रेष्ठ 
उपाय है । धेयेके साथ श्रुतिकथन तथा वाक्यानृभव अनुशासित 
होता है । देहात्मभाव ही नहीं रहता । देहसंबंध मानो नष्ट 
होता है । सज्जनसंगति, हरिभजन, नामस्मरण आदि का वहाँ 
सत्कारही है। वह जीवन की परमसीमा है जहाँसे पार हो 
जानेमें ईश्वरीय प्रसाद का महापुण्य साधक के जीवन में 


सोनेमें सुगंध ला देता है ये बातें निमित्त सही, किन्तु उनकी 
महत्ता अनसुनी नहीं की जा सकती । यही अनुशासन महत्त्व 


का है । जो इसी पर चलता रहेगा वही सब कुछ पा जायेगा | 


वाक्यकी निभंयता यहीं अनुभव की जायेंगी । उसकी महत्ता 
अनन्यसाधारण है ।।६०॥ 


सदा मियांचि आथिले | माझिया सेवा ज्याले । 
कि आत्मबोधें तोषले | वीतराग जे ।। ६१॥ 


अर्थं :- जो मद्र पतासे संपन्न है, मेरी सेवा करने के लियं 


on | ; 


अध्याय उंथा (१०५) 


ही जो जीवन बिताते हैं, आत्मबोध से परितुष्ट होकर जो 
निरीच्छ हैं - 

व्याख्या :- जीवनमें वृत्तियों की सहजस्वाभाविकता 
सुस्थिर होनाही सच्चा जीवन है | वहाँ वृत्तियाँ स्थिरता से 
आत्मभाव को ओर संकेत करती हैं। आत्मभाव का स्थायी 
आधार उन्हें प्रेरणा देता है । अतः उन वृत्तियों के द्वाराही 
आत्मीयता का परिपोष हो जाता है। जहाँ यह सच्ची 
आत्मीयता है वहाँ हरेक कृति मेरीही सेवा बन जाती है। 
उनका कतेव्यकर्म मेरे अधिष्ठान में मेरे लियेही हुआ करता 
है । वहाँ जीवन तथा जीविततत्त्व प्रकाशमान रहता है । वह 
आत्मप्रकाशक कर्म वन जाता है। जहाँ यह कर्म है वहीं 
आत्मवोध है | उसी कारण 'बोध' शब्दका महत्त्व बढ़ता है । 
वहाँ की अभिव्प्रक्ति सगृण शोभाके कारण परम तोषदायक, 
नित्यानंद रूप होकर रहती है । षड्उमियों को यहां नियमित 
किया गया है । विकारों से जिनकी दृष्टि हट गयी है, वे ही 
सच्चे वीतराग है। राग यहाँ सांकेतिक शब्द है | वह व्यंजना 
है । उसके द्वारा न केवल लगन किन्तु दृष्टि, रंग, प्रेम, विकार, 
तत्पता आदि अर्थका बोध होता है। जो वीतरागी हैं वे 
उपर्युक्त सभीसे अनासक्त रहते हैं ॥ ६१॥। 

ते तपोतेजाची राशी । कि येकायतन ज्ञानासी । 
जे पवित्रता तीर्थासी । तीर्थरूप ।॥६२॥ 

अथं :- जो तपके तेजों की राशी हैं, या ज्ञानका एकही 

आश्रय है, या तीथे की पवित्रता होकर तीर्थरूप हैं - 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१०६) श्रो ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


व्याख्या :- इसो कारण यहाँ मानो तपही तप्त हुआ है। 
अतः तपकाही तीव्र तेज यहाँ दीख पडता है । वह्‌ तो जीवन 
बडासा आधार है । तेजोराशी के समान उनकी देह सवंत् 
पावनता निर्माण करती है। उनकी देह ज्ञानके लिये साक्षात्‌ 
गृह्‌ है । वह्‌ ज्ञानायतनही है । जो उन्हें देखता है उन्हें लगता 
है कि वह ज्ञानी तीर्थकोही पवित्रता दे रहा है। वस्तुतः 
तीर्थक्षेत्र स्वयं पवित्र तथा पवित्र बना देनेवाला भी है । किन्तु 
उन तीर्थक्षेत्रों को ये वीतरागी पवित्र बना देते हैं । तपोतेज 
के कारण अग्नि के समान तेजस्वी ऐसे ये वीतरागी सचमुच 
प्रकाशतीर्थ हो हैं ॥६२॥ 


ते मद्भावा सहजे आले । मी तेचि ते होऊनि ठेले । 
जे मज तयां उरले । पदर नाहीं ।।६३।। 


अर्थ :- वे सहजही मुझसे एकरूप हुए । मेरे ही भावरूप 


हुए । मानो वे मैं ही होकर रहे हों । हम दोनों के बीच कुछ 
भी अंतराव नहीं । 


व्याख्या :- इसी प्रकार सहजसिद्ध भावोंसे अपनाये गये 
ये वीतरागी मेरे समानही हैं । यह त्रिवार सत्य है कि उनमें 
और मुझमें कुछ भो फरक नहीं। उन्हींका जो रूप वही मेरा 
रूप है । जब कभी मैं अपने को देखना चाहता हूँ तब मैं उन्हें 
देखता हूं । मेरी यह अभिरुचि उन्हींके कारण परितुप्त ही 
सकती है । मुझमें और उनमें किसी भी प्रकार का भेद, परदा | 
हैही नहीं ॥६३॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय दथा ( १०७ ) 


i आओ लक 
सांगे पितळेची गंधिकळिक । जैं फिटली होय निःशेष । 
तँ सुवर्णं आणीक | जोड जाईजे ॥६४।। 
तैसे यमनियमि कडसलें | जे तपोज्ञाने चोखाळले । 
मि तेचि ते जाले । येथ संशय काईसा ॥ ६ ५ 
अर्थ :- पीतल की सारी कीट निःश्षेष नष्ट होनेपर वही 
सोना वन जाता है। उसके लिये सोनेकी और क्या 
आवश्यकता ? 
यमनियमादि का अनुष्ठान करनेसे जो विशुद्ध बन गये, 
ज्ञान, तप आदिसे जो निमंल बन चुके हैं, वे सचमुच मद्र प-मैं 
ही-बन गये । इसमें बिलकुल सन्देह नहीं । 


व्याख्या :- वहाँ निर्भयता जरूर निर्माण होती है । सर्वत्र 
एकही परतत्त्व समा हुआ है तो फिर डर किसीका ? काहेको ? 
बुद्धिके अन्तर्गत निर्माण हुआ वह ज्ञानप्रकाश जीवन में 
उत्तीणंता की महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है । उसीमें सगुण साक्षात्कार 
का अनुभव किया जाता है । वह निःसंशय सहजतासे ओतप्रोत 
है । वहाँक्रा दिव्यतेज सबंत्र प्रकाशमानता का साम्राज्य फेला 
देता है | बुद्धि की शुद्धि अद्वितीय रूपमें तेज की पराकाष्ठा 
दिखाती है | वहाँ सकंत्र तेजही तेज है । महत्‌ का-बृद्धिततत्व का- 
मूल है महामाया ईश्वरीय प्रकृति । प्रकृति का अधिष्ठान वह 
परब्रह्मरूप पुरुषोत्तम है । जिसकी ओर संकेत किये बगेर बुद्धि 
विशुद्धता का स्वरूप नहीं पा सकती। उसके लिये वही 
अव्यक्त परतत्त्वस्पश आवश्यक है कि जो आकाश के समान 
सर्वेव्यापक, मूलगामी, बुद्धिके प्रपितामह के समान हुँ । वही 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


एकमेव परिस है कि जिसके स्पश्षमें बृद्धि की काया सुवणरूप 
बन जाती है । अन्यथा बृद्धिका विपर्यास ही हुआ करता है 
वह कलंकिता सी रह जाती है। उसके साज शुंगार के लिये 
आवश्यक है परतत्त्वस्पर्श | दूसरे किसी सोने को-सुवर्ण को 
आवश्यकता कतिपय नहीं | उसका रगरूप, उसका शोभा, 
उसका जीवनवेभव तथा. उसके विदग्ध विलास परतत्त्व स्पर्श 
मं अनभव किये जाते हैं, वहाँ सफल होते ह। यह सर्वाधार 

योग संपूर्ण सुवर्णमय बना देता है। यमनियम प्रत्याहारादि 


(१०८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


~ 
| 


द्वारा बार बार विद्ध हुआ उसका रूप, पुनः पुन्हा परीक्षा 
कर लेनेसे उसको प्राप्त हुई चिरंतन तेजस्विता जीवन को 
प्रकाशमान बना देती है । वही वृद्धि परतत्त्व स्पशं के योग्य . 


समें सः Ee 
तथा अनुभूति का महिमान समझने योग्य है। उसमें सच्ची 
पात्रता है। सुवर्ण में भी वह श्रेष्ठ सुवणं है। वही ते 
ज्ञानसूर्य का परिचायक है। नहीं, वही ज्ञानसूर्य है | वया कहू 
जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है एसेही वे हैं। पितल कां 


वही तो मैं हो । हम दोनों में भेद नहीं। निःसंदेहरूप से 
किल्मिष नष्ट होनपर सुवणंही शेष रहता है, यम नियमादि 
के अनुष्ठान द्वारा देहात्मबृद्धि का विलय होनेपर ज्ञानः 


आत्मबुद्धि-का निर्माण होना स्वाभाविक सा है.। जहाँ 
ज्ञान है वहाँ क्या में वहाँसे दूर हू? क्या कभी मैं उनसे 

अलग हूँ । कया उनमें और मुझमें फक किया जाता है ? यहाँ 
केवल अद्वैत ही है ! ! ॥६४-६५॥ 


| ७ 0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 
Mh 
3 


अध्याय अथा (१०९) 


ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भज्याम्यहम । 
मम वर्ध्मानुदतेन्ते मनुष्याः पार्थं सवशः ।। ११।। 


अर्थे :- हे पार्थ ! जो मेरी जिस प्रकार उपासना करेगा 
उसे मैं भी उसी प्रकार भजता हूँ । जीवमात्र मेरेही मार्ग का 
सर्वशः अनुसरण करता है । 
येहवि तरि पाहि । जे जँसें मातें माझ्या ठायीं । 
भजति तयां मीहि । तैसाचि भजे ॥। ६६।। 


अर्थं :- यह देख कि जो मेरी जिस प्रकार उपासना करते 
हैं, उनको मैं भी उसी प्रकार भजता हू.। ' 


व्याख्या :- हरेक व्यक्ति के जीवन को कुछ निश्चित हेतु 
है । उसीके अनुसार उसका जीवन प्रगत होता है । वहाँ उसीके 
अनुसार जीवन के कमं भी हुआ करते हैं। जो मुझे चाहता 
है, जिसे मेरी आस्था 'है या जिसके जीवन का हेतु मुझसे 
संबद्ध है, उसे मैं भी उसके अनुकूल प्रेरणा दे देता हू । उसका 
हेतु फलद्र प करता हूँ । अगर वह्‌ मुझे चाहेगा तो मैं भी 
उसकी ओर आकृष्ट होता हू । मनुष्य जन्म पानेपर जसी प्रकृति 
होगी उसके अनुसार उसका स्वभाव होगा। स्वभाव के अनुसार 
उसके अपने पृथक्‌ व्यवहार हुआ करते हैं। जो स्वभाव देवगुण से 
युक्त रहता है वह सत्त्वप्रधान है। अतः उसको सात्विक 
बुद्धिकी उपलब्धि है । जो रजोगुण प्रधान हैं उनमें कार्य प्रेरणा 
अधिक. रहती है। इन दो गुणोंकी ही-सत्त्व, रज=विशेष 
महत्ता है । उन दोनोंमें भी मदादि क्लेश रहते हैं। योगानुष्ठात्त, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(११०) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


भक्ति आदि के द्वारा उनकी निवृत्ति होती है। साथही इन 
गुणोंसे संपन्न व्यक्ति जो कुछ जंसी भावना रखेगा, उसके' 
अनुसार फलकी उपलब्धि हो सकती है। वस्तुतः जन्मको 
हेतु मोक्षप्राप्ति है। उसकी ओर सब अग्रसर हो रहा है। 
किन्तु हरेकके  गुणोंकी व्यक्तिगत विभिन्नता मार्गमें भँवर 
निर्माण कर देती है। सीधा मार्ग आक्रमित नहीं होता। 
रास्तोंपर रोडे अटके रहते हैं। विविध तथा विभिन्न प्रकृति 
के कारण गुणों के अनुसार मानव जन्म लेता रहता है, बार- 
वार फंसता है । एकाधही एसा देवी पुरुष है जो यह्‌ देवकार्यं 
अनुभव करता है । उसकी तीव्र इच्छा के अनुसार मैं भी उसे 
देखता हूं । उसके अनुरूप हो जाता हू । उसकी इच्छा सफल 
बनाता हूं । उसक्रा भजन, पूजन परिपूर्ण कर देता हू ॥६६॥ 


देखे मनुष्यजात सकळ । हे स्वभावता भजनशीळ । 
जालें असें केवळ । माझां ठाई ।।६७॥। 

अर्थ :- साथही यह भी समझ ले कि सभी प्राणीमात्र 
स्वभावतःही मुझमें भजनशील हैं, मेरा ही अनसरण करते हैं । 
व्याख्या :- इस जगत्‌ में मनुष्य के अंतःकरण में स्वाभा- 
विक रूपसे भजनशीलता निर्माण हुई है| भजन के बारेमें 
उनके मनमें एक निरतिशय श्रद्धा विद्यमान है । मनष्यमात्र में 
यह देखा जाता हैं। क्योंकि जीवन का हेतु-परतत्त्वस्पर्श, 
उसकी अनुभूति अपनाना-यही है। उसके सिवा मनुष्य को 
सच्चा सुख असंभव है । यह. अध्यात्मिक सुख प्राप्त करने. के 
लिये वह प्रयत्नशील है । उसके होंगे. कदाचित्‌. 

ह्‌ है श्रयत गलत होंगे, कदाचित्‌ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था ( १ १ १ ) 
nnn UN MN 


वहिरमुंख होंगे । प्रयत्नों की प्रामाणिकता झूठ नहीं कही जाती । 
सुख हरेक को चाहिए। सच्चा सुख, चरम संतोष तथा 
निरंतर प्रसन्नता किसको नहीं भायेगी ? वही सबको चाहिये । 
योग्य मार्ग अपनायां नहीं जाता इसलिये हर कोई इसको 
प्राप्त नहीं कर सकते । आवश्यक है कि उसके प्रयत्न यथार्थता 
को अपनाते रहे भजन की यथार्थता स्वभाव की सहजता 
निर्माण करेगी । 'स्वभाव' का होना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
उसके द्वारा अनेक भाव जो अध्यसृत रहते हैं, उन्हें मानो 
अधिकारसा प्राप्त होता है । उनका दाक्षिण्य, उनकी उत्कटता 
सात्विकता को बढ़ाती है । मनुष्य का मनुष्यत्व स्थिर होता 
है । अन्यथा मनुष्य मनुष्य नहीं रहता । उसका जीवन पशुतुल्य 
होता है । पंशुन्यसे वह कोई अलग नहीं । वहाँ दुःख, वियोग, 
विरह आदि क्लेशों के कारण व्याकूल बनी हुई बृद्धि, वासना 
नदीकी बाढ्में फंस्तती जाती है । परिणामतः उनका जीवन 
अत्यन्त कष्टकारी, ध्येयशून्य तथा अनुभूतिरहित हो जाता है | 
उनका अव्यक्त स्वभाव व्यक्त नहीं होता। उनका भजन 
धद्धाहीन, अस्फुट, बहिर्मुख रहता है। वे कुछ पा नहीं 
सकते ।।६७॥। 
परि ज्ञानाविण नासले । जे जे बुद्धिभेदासि आले । 
त्यासि एकचि यया कल्पिलें । अनेकत्व ।।६८॥ 

अर्थ :- किन्तु उन्हें ज्ञान नहीं, इससे वे भ्रमित होते हैं । 
उनकी बद्धिमें भेद निर्माण होता है | (दुविधा पेदा होती है) 
और एक को अनेक समझ बंँठते हैं। (द्वेत पेंदा करते हैं,, 
भेदभाव निर्माण करते हैं ।) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(११२) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


AAA 


व्याख्या :- बृद्धिकी बहिर्मुखता भेद निर्माण करती 
श्रद्धाहीन रह जाती है। श्रद्धा न होनेसे संदेह है ओर उसीके 
कारण भेद है, संशय है। वहाँ ज्ञान नंहीं रह सकता । भदभाव 
के कारण बद्धिकी भावना भी अस्थिर हो गयो । भावनाअ 
बद्धिहीन-नि्बूद्ध बन गयीं । वहाँ स्वभाव कौन जानेगा ? 
स्वभाव का आश्रय वहाँ कंसे रहेगा ? वहां कम केवल बच्धन 
है । ज्ञानजन्य श्रद्धाभवितयूवत जीवन कुछ और महत्त्व रखता 

है । उसके द्वारा जीवन की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है । किन्तु 

| बद्धिशन्य अस्वाभाविक जीवन प्रवृत्ति के लियं भी अस्थाना 
| है । वहाँ कुछ भी सफलता नहीं है | जहाँ प्रवृत्ति नहीं वहाँ 
निवत्ति कहाँसे आयेगी ? व संवेदना नहीं, प्रेरणा नहीं। 
आत्मसंवेदनशन्य, गतिहीन, श्रद्धाहीन जीवन केवल विविध 
कल्पनाओं का बिलास हैं | उसमें वास्तविकता नहीं, वस्तुदशन 
नहीं । अनेकानेक भेदोमें वह विनाशको ओर बढता हैं ॥।६८।। 


म्हणोनि अभेद भेद देखति। यमा अनामा नाम ठेविती 

देवी देव म्हणती । अचर्चातिं ।। ६९।। 

अर्थ :- अतः उस अभेद को भेदभाव से देखते हैं, उस 

अनाम को नाम देते हैं । देवता देवी कहकर उस अनिवं चनी 
को पुकारते हैं । 

व्याख्या :- वस्तुतः उसके प्रति कुछ कहा नहीं जाता | 

उसके बारेमें बहस नहीं हो सकती। जो कुछ है वह 

अनिर्वचनीय है । उसकी विद्यमानता अनभव की जाती है। 


Bb साक्षात्कार तथा श्रवण के बीच खूब अन्तर है। केवल श्रवर्ण 
i | | CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (११३) 


कुछ काम नहीं दे सकता, उक्षका साक्षात्कार होना चाहिये । 
कहने-सुनने से क्या होगा ? जिसे हम सुन सकते है वह शब्द 
कया परतत्त्व का वाचक है ? किन्तु हम उसे नाम देते हैं। 
देवता या देवीलुल्य समझते हैं । नामस्मरण की बात अलग 
है । किन्तु यहाँ बुद्धिभेद द्वारा तथा विविध वासनाओं के 
कारण हम केवल कही सुनी बात स्वीकार करते हैं। उस 
अभेद तत्त्वको भेदरूप बना देते हैं ।। ६९।। 

जें सवत्र सदा सम । तेथ विभाग अधमोत्तम । 

मतिवशं संभ्रम । विवंचिति ।।७०॥ 

अर्थं :- जो सदेव सर्वत्र सम है-समप्रमाण है-परिपुर्ण है, 

उसे उच्चनीच कहकर विभाजित करनेवाले वस्तुतः बुद्धिके 
दास होकर भ्रमसे ही एसा कहते हैं । 


व्याख्या :- बात स्पष्ट है कि वह स्वाभाविक सहजता 
वहाँ नहीं अपनायी जाती । स्वभाव की संहजता आ जानेसे 
अनेकत्व की भावना हट जाती है। भेदभाव नहीं रहता । 
वहाँ एकात्मता दुढ हो जाती है । जहाँ देखें वहाँ वही एक 
परमात्मतत्तव स्पष्टरूपसे लक्षित होता है | अन्यथा भेदभाव 
के कारण स्वभावबल नहीं रहता है। उच्चनीचता अस्वाभाविक 
तथा अंसमंजस भेद उपस्थित होता है | बौद्धिक भ्रम भी वहीं 
है । अतः वहाँ कार्याकायं विवंचना निर्माण होना स्वाभाविक 
है । विभिन्नता निदशंक जीवन के विभाग, उसमें दाहिने बाय 
ओर या भलेबुरे विचार अथंहीन रहते हैं । जो सर्वथा एकात्म 
है, समरूप है, जहाँ साम्ययोगही. साकार है उसे बुद्धि अपनी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(११४) श्री ज्ञानेश्वरो सुबोधिनी 


PES 272005095200 RR, 


कल्पना के द्वारा विलक्षण विविधता, अनेकता ला देती है जो 
सर्वथा अनुचित है ।।७०॥ 


कांक्षन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । ( 
क्षिप्रं हि मानुषं लोके सिद्धिमंबति कर्मजा ॥ १२॥ 


अर्थं :- इस जगत्‌ में कर्मोकी फलेच्छा रखनेवाले-सिद्धि 
चाहनेवाले (लोग) देवताओं की उपासना करते हैं क्यों कि 
| इस मनुष्य लोकमें कम॑से प्राप्त - होनेवाली सिद्धि तुरन्त मिल 
|| जाती है । 
मग नाना हेतु प्रकारें । यथोचितें उपचारें | 
मानिलीं देवतांतरें । उपासिती ।।७१॥। 


अथ :- तिसपर भिन्न भिन्न प्रकार के देवता माने जाते 


हैं और नानाविध हेतु के उद्देश्य से भिन्न भिन्न प्रकार से यथोचित 
साधनोंद्वारा उत्तकी पूजा अर्चा की जाती है। 


व्याख्या :- बुद्धि के भ्रमके कारण इस प्रकार अनेकविधता 
अनुभव की जाती है। उसी एकात्म, एकरस, समतत्त्व के 
विविध आविष्कार सवंत्र भेदरूपमें दीखने लगते हैं। भिन्न भिन्न 
प्रकार के हेतु तथा उनकी सफलता के लिये अनेकविध प्रयत्न 


अनायासही निर्माण होते हैं। जीवन का जो प्रधान हैतु 


आत्मदशन, वही ओझल हो जाता है। वहां अपनी इच्छापूर्ति 
के साधनरूप उपासना जारी रहती है। उसके अनकल अनेक 
देवी-देवताओं के पुजापाठ चढ़ते रहते हैं ।।७१।। 


हित 
रे t | CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ंथा (११५) 


येथे जे जें अपेक्षित । ते तैसेचि पावती समस्त | 
परि तें कर्मफछ निश्चित । ओळख तं ।।७२॥ 
अथ :- यहाँ वे जो जो चाहते हैं, वह उन्हें प्राप्त भी है । 
सबको जो अपेक्षित प्राप्त होता है वह निश्चित रूपसे कर्म का 
ही फल है 
व्याख्या :- वहाँ उपासक को जो कुछ अभिप्रेत है, जो 
कुछ अपेक्षित है वह उसे जरूर मिलता है । उनकी पुजादि 
साधना को यह सफलता है| उसकी भावना यहाँ फलद्रप 
होती है | ये उसके कमं हैं जो फलरूप होते हैं । यहाँ कमे फल- 
के सिवा और कुछ नहीं । वहाँ वह परतत्त्वस्पशं या आत्मदर्शन 
निश्चित नहीं ।।७२। 
वांचुनि देतें घते आणिक । निश्चाँत नाहीं सम्थक | 
येथ कर्मफळसूचक । मनुष्यलोकीं ।।७३॥ 
: अर्थं :- देनेवाला या लेनेवाला वस्तुतः एक अपने कर्म 


सिवा दूसरा योग्य निश्चित और कोई नहीं | मनुष्य लोकमें | 


कर्मफल ही सूचक है.। (मनुष्य लोक याने कर्मफल है) 

व्याख्या :- पहाँ जो कुछ लेनदेन है, यह जो कुछ फल 
दिखाई देता है, जो यह परिणाम है वह वस्तुतः कमं व्यापार 
है, कर्मफल है । वहाँ सम्यक्‌ ज्ञान सर्वथा नहीं है। यह 
निःसंशय समझ ले कि इस मनुष्य जगत्‌ में उपासना का फल 
ब्रह्मका परिणाम नहीं, या उस परिणाम का सूचक परब्रह्म 
नहीं, वह असीम सत्ता नहीं । वह तो. कर्मफल.है जो उसका 
आक्षार, कारण तथा परिणाम भी है ॥॥७३॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(११६) : श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


जसे क्षेत्रीं जें पेरिजें । तें वाचूनि आन न निपज । 
कां पाहिजे तेंचि देखिजें । दर्पणाधारे ।।७४।। 
अथं :- खेतमें जिस प्रकार का बीज बोया जायेगा, उसकी 
ही फसल आयेगी, अन्य नहीं | आयने में जो कुछ देखा जायेगा 
वही दीख पडेगा । 
व्याख्या :- मिट्टीमें जवार का दाना बोया है, गेहूँ कसा 

आयेगा ? आयने में जिसने देखा उसके अतिरिक्त दूसरे की 
प्रतिमा क्या वहाँ दीख पडेगी ? क्या हम उसमें बदल करने में 
समर्थ है ? अगर हम चाहेंगे कि यह इस प्रकार दर्शनीय हो 
तो क्या वह बदल आयने में हो सकेगा ? हम जेसे हैं वंसेही 
वहाँ दिखाई देंगे | यह तो अनिर्बाध सिद्धान्त है । उसे अपवाद 
कंसे संभव है ? साथही वहाँ हम जिस प्रकार अपने को प्रस्तुत 
करेंगे, हमारे खूपक्रो प्रसाधित करेंगे, हमारी आँखोंमें अंजन 
डालेंगे, तथा हमारा सगणभाव जिस प्रकार प्रदर्शित करेंगे 
उसीके अनुसार वह प्रकट होगा । गुणोंकी अभिव्यक्त जिस 
ढुंगसे हम प्रस्तुत करेंगे वेसेही उसका समग्र दर्शन अपने में 
स्पष्ट होगा । इस विश्‍वमें भी यही स्थिति है। जो हमारी 
प्रवृत्ति की परिचायक रहती है। हमारी अपनी भावनाही 
वहाँ फलद्रप होकर कर्मसिद्धान्त का अनुभव कराती है । 

ना तरि कड्या तळवटि | 


जेसा आपलाचि बोल किरीटि । 
पडिसाद होऊनि उठि । निमित्तयोगे ।। ७ ५ 


OR ट FR 
अर्थ :- है किरीटी ! जिस प्रकार पर्वत की घाटी में 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डेथा (११७) 


अपनाही शब्द निमित्त से प्रतिध्वनी होकर फिर सन पडता है- 


व्याख्या :- जिसकी हम इच्छा करेंगे उसके अनसार यह्‌ 
वक्तव्य नहीं | जो हम बोलेंगे वहो वहाँ प्राप्त भी नहीं । 
बात चल रही है कर्मफल की । कर्मफल का वह विषय नहीं | 
आत्मदशन कमसे सवंथा अलिप्त है। अतः बह अक्षर 
अजरामर स्वरूपसाक्षात्कार कर्मफल के द्वारा सुलभ नहीं हो 
सकता । वासना या इच्छा दोनों कमंकी प्रेरणा हैं । उनकी 
अनादि स्थिति अनेकविध संत्रल्पों के कारण है । संकल्पों को 
ही संकल्प प्रेरित करते हैं | अनेक नानाविध संकल्प निर्माण 
होते है । इच्छा तथा वासना का यह खेल अविरत जारी है | 
वहाँ मनमें उनकी स्थिति है, मन उनका आधार है। उन्हें 
मनके प्रति प्रेम है। वहाँके संकल्प, वासना तथा इच्छाएँ 
मनको भी प्रिय रहते हैं । उनके द्वारा कमंप्रेरणा बनी रहती 
है । वहाँ स्वाभाविक आत्मस्थिति के प्रति अनास्था निर्माण 
होती है | मन. तथा उसके इन्द्रिय नानाविध संकल्पों के झंझट 
में फंस जाता है । वहाँ आत्मदर्शन की आभा कहाँसे होगी ? 
अनेकविध बासनाओं, संकल्पों का परस्पर जो विलक्षण मेल 
होता है, उन्हींका जो घात, संवात तथा प्रत्याधात होता है, 
उसके द्वारा फिर वही वासनाअें, संकल्प प्रसृत होते हैं । वहाँ 
शब्द उन्हींके द्वारा प्रसृत होकर फिर उन्हींमें फंस जाता है। 
यह तो प्रतिध्वनि है संकल्पोंका, विकल्पोंका, वासनाओंका । 
इस समय मनका दर्शन कंसे लक्षणीय रहेगा ? अगर इच्छा 
अक्षब्ध होगी तो क्या वह प्रसन्नता बढायेगी ? मनकी प्रसन्नता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(११८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


वहाँ न होगी । वहाँ सर्वथा अस्थिरता है । क्षुब्ध अवस्था में 
न निष्कामता है, न शांति न अनुभूति !! वहाँ की आवाज 
वासना, संक्रल्प-विकल्प आदि के मेल की ध्वनि-प्रतिध्वनि की 
है । उनके घात प्रत्याघात की है। अगर मन स्वस्वरूपमें 
विलीन हुआ हो तो उसके पास स्थिरता बनी रहेगी । मनरूप 
पुरुष के द्वारा जो संकल्प हुआ करते हैं उच्हींके द्वारा ये शब्द 
पुत्र निर्माण होते हैं। मनकी इच्छा भी अपने उपर प्रतियोजित 
होती है । अतः वहाँ जो अस्तित्व है वह केवल मनःसंकल्प का 
ही है । उसके ही प्रतिफलित होनेसे ये अनेकविध संकल्प 
प्रतिध्वनित होते रहते हैं । वहाँ मनष्य अपनेको ही पुनः पुनः 
मानो प्रसूत करता है । अपने अनेक संकल्पो के से युक्त रहता 
है । वासनारूप पर्वत की घाटीमें उच्चारित शाब्द के अनेक 
संकल्परूप प्रतिध्वनि निर्माण होते हैं | एकही शब्द वहाँ अनेक 
होकर फिर फिर सुनाई देता है। वह उसकी एकता छिपाता 
है और अनेकता दिखलाकर फंसाता है। जिस प्रकार हमारा 
रूप होगा वेसाही हमें आयनेमें दीख पडेगा । हम जैसे चाहेंगे 
वसा रूप नहीं होगा । उसको वास्तविकता आयनेमें ही स्पष्ट 
होगी । अतः आवश्यक है कि किसी भी हालत में मतको 
प्रसवरूप नहीं बचा देना चाहिये । मनकी - संकल्पशून्य स्थिति 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । मतके ये विविध संकल्प एकप्रकार | 
व्यापही हैं । उनकी निष्फलता स्पष्ट है । उनकेद्वारा आत्मवस्तु / 
की उपलब्धि केवर असंभव है। वहाँ कुछ भी क्षमता नहीं 
है । ऐसी स्थिति में: मनको फिर निविकल्प अवस्थामें लाता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय अथा I | १ १९) | 
RRS | 
बहुतही कठीन काम'हो जाता है। उसके' लिये बहुतही समय 
गवाना पडता है, तभी मनकी स्तब्धता निर्माण होती है । 
मन तो मानो आकाशरूप है । उसमें जिसप्रकार अनेकविध 
अश्च निर्माण होते हैं और फिर नष्ट होते हैं उसी प्रकार मनके 
विविध संकल्प हैं। अभ्चों के नष्ट हो जानेपर आकाश की निरश्चता, 
निर्मलता लक्षणीय रहती है । वेसेही संकल्पशून्य मन पूर्णतया 
निर्मेल, सुस्थिर तथा अव्यक्त दर्शन के योग्य हो जाता है । 
उसकी बहिर्मुखता नष्ट होती है । अन्तर्मुख होकर वह 
निविकल्पसा बना रहता है । यही एक एसी. अवस्था है कि 
जहां मनके फेलोव बन्द रहते हैं । घाटी के बीच किया गया 
शब्द जिसप्रकार अपनेको ही पुनरावृत्त करता है, उसी प्रकार 
मनःसंकल्पों का है । वह शब्द अपनाही होता है | उसमें जो 
सफलता है वह बिलकुल भ्रामक है । प्रयोजनशून्य है ॥७५।। 

तेंसा समस्ता या भजना । मी साक्षीभूत अर्जुना । 


तथे प्रतिफळे भावना ।.आपलाली ।।७६॥। 

अर्थ :- उसी प्रकार एवंविध उपासना में हे अर्जुन ! मैं 
तो केवळ साक्षी हूँ । यहाँ प्राप्त होनेवाला फल उपासक'की 
अपनी भावना का-कमंका है । 

व्याख्या :- जिसप्रकार अञभ्नाच्छादित आकाश अश्चों के 
कारण लिप्त नहीं.होता | वह सदेव अलिप्त रहता है। वह 
केवल साक्षीभूत है | अनेक अश्च निर्माण होते हैं और फिर 
गष्ट भी होते हैं । उसकी सहजस्वाभाविक अलिप्तता बाधित 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


~ <~ 


~~~ 


(१२०) श्रौ ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


नहीं होती । उकी प्रकार मनके संकल्पों के कारण साक्षीभूत 
आत्माकी स्थिति कभी लिप्त नहीं होती न वह कुछ करता 
है, न कुछ देता है या लेता है । वहाँ तो अपनाही एक निमित्त 
है, जिसके पीछे मनके संकल्प हैं। जो हमारी इच्छा है उसी 
प्रकार उसके फल भी प्रयोजित होते हैं। फल इच्छाका परिणाम 
है । अतः यहाँ जो जीवन है,. जो यजन, भजन, पूजन या 
क्ेव्य है उसको में केवल साक्षीभूत हूँ । जिसकी जो भावना, 
इच्छा होगी उसके अनुरूप उसकी फलद्र पता है ॥७६। 
चातुर्वण्यं मया स॒ष्टं गुणकम विभागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ।। १३॥ 
अर्थं :- गुण तथा कमं के भेदसे मैंने चार वर्ण उत्पन्न 
किये हैं। यदि मैं उनका कर्ता हूँ, तोभी मुझे अकर्ता 
(भदनिवृत्त), अव्यय ही समझ । 
आतां याचि परि जाण। चारिहि हे वर्ण । 
रचिले म्यां गृण । कर्मविभागें ।।७७।। 
अथं :- यह्‌ इसी प्रकार समझ ले कि मैंने ही गुण तथा 
कमे के विभागसे चार वर्ण निर्माण किये हैँ | 
व्यास्या :- यह्‌ तो स्पष्ट ही है कि बुद्धिके अनन्तर 


अहंकार निर्माण होता है | अहंकार प॒थकत्व पैदा करता है | 
त्रिगुणात्मक बुद्धि उसकी माता है। अहंकार के द्वारा विविध 


गुणोंका जाल फळ जाता है। उस जालमें स्वयं फंसकर वर्ड 
उसका कतृत्व भी अपने सिर लेती है। गणों के जाल का कर्तुत्व 


अध्याय डथा ( १२१ ) 


परमेश्वर का है ही नहीं। वह तो बुद्धि तथा अहंकार का 
खेल है । है अर्जुन ! यही तो मैंने तृतीय अध्याय के आरंभ में 
स्पष्ट कर दिया था । अतः इस उलझन में तुम मत पडो । 
यह आसानो से समझने योग्य है। कमंकतेत्व की भावना 
परमेश्वर के पास कहाँसे होगी ? वह सरवंथा अकर्ता है । इन 
विविध अवयवों के कारणही देह मूर्तिमान हो जाता है । मन 
तथा दशेद्रिय अपने ही कमं द्वारा मूर्तरूप धारण करते हैं। 
ईश्वर की सत्ता सकंत्र सम है उसमें मात्राकी कमी या आधिक्य 
हैही नहीं । वह न खर्च होता है, न कुछ करता है। वह 
चाहे उसी समय स्वयं स्वरूपाकार हो जायेगा | किन्तु जगत्‌ 
में कर्मकी प्रेरणा त्रिगुणात्मक है। उसके पीछे इन्द्रियों की 
रागद्वेषात्मक प्रवृत्ति है । अतः वेही अपने अनुरूप कर्मका 
अनुसरण कर लेती है । विविध प्रकार देहकी स्थिति है। 
उनके हेतु, उनके इन्द्रियों की प्रेरणा तथा उनकी लिंगदेह 
वासनानुरूप देह तथा जन्म पाते हैं । कमें तथा कर्मफल के 
आधारपर उनके लिगशरीर की प्रेरणा निर्भर है । इन्द्रिय तथा 
जन्मके हेतु की पूर्तता जिस देह पर अवलंबित सी रहेगी, 
उसीके अनुकूल वह जन्म प्राप्त होगा | ईश्वर की अव्ययता 
स्पष्ट है । उसकी मात्रा हरेक देहमें समान है। वह तो 
साक्षीभूत अधिष्ठान है । जो कुछ किया जाता है वह बुद्धि 
आदि इऱ्द्रियों के द्वारा तथा जन्म प्रेरणा के अनुरूपही । 
किसी भी हालत में उसकी अव्ययता अबाधित रहती है। 
स्थल, काळ, विशिष्टता तथा व्यक्ति के कारण उसमें किसी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१२२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


भी प्रकार फर्क नहीं हो सकता। उसको विद्यमान सत्ता 
त्रिकालाबाधित है। वह सदा अपना अव्ययत्व अबाधित 
रखता है | यह तो स्पष्ट है कि व्यक्ति का व्यक्तिमत्व 
'पुरुष' का प्रकट रूप है। यह सगृणरूप का आधार है। 
'पुरुष' की अभिव्यक्ति का यह कमंजा देह है। उसके अधिष्ठान 
में देहकी मूतेता है। शरीर का एकाध अवयव नष्ट हुआ या उसमें 
भंग हुआ तो पुरुष का अधिष्ठान होनेपर भी देहमें कुछ न्यूनता जरूर 
होगी । उसकी स्थिति अबाधित होनेपर भी कुछ हृदतक बाधित 
हुई। उसका अधिष्ठान तो है ही । प्रसंगानुरूप कुछ स्थिरता 
जरूर दीख पडती है। उसका अपनापा भी पाया जाता है। 
पेरमें काँटा घूंसनेपर भी बह्‌ व्याकूल हो उठता है | दुःख 
शरीर का है किन्तु आत्माही व्याकूल-सी हो उठती है। 
देहात्मवादिता का यह्‌ स्पष्ट उदाहरण है । अवयवों के प्रति 
एसी आत्मोयता दिखाई देती है। उनकी परिणामक्षमता भी 
कुछ कम नहीं । अवयवों की रागद्वेषात्मक व्यवस्थिति उनके 
विषयों के संबंध में निश्चित है । त्रिगुणात्मक प्रकृतिका ड्न्द्रियों 
के द्वारा प्रत्यक्ष आविष्कार तथा अनुराग प्रकट होता है । वहाँ 
आवश्यक है कि इन्द्रिय अपनीही स्वाभाविकता तथा मर्यादा 
अनुभव कर लें | यह एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है | त्रिगुणं की 
ध्येयवादिता स्पष्ट है। त्रिगुणों में न हंम केवल फंसे रहे, 
किन्तु उनकी यथार्थता अनुभव करके ईशत्व के अव्ययता को 


साक्षात्कार भी कर लें | अतः प्रकृति का कर्मविस्तार ईश 
की अव्ययता अवाधित रखता है। उसके कर्मजाल द्वारा. 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय चथा ( १२३) 


त्रिगुणातीत का अन्वय तथा अनुबंध स्पष्ट होनेकाही प्रयास 
किया जाता है । हे पार्थ! इसीलिये मैं कुछ निर्माण नहीं 
करता, जो निर्माण होता है उसका अधिष्ठाता होनेपर भी 
मैं उससे सवथा अलिप्त केवल साक्षी हाँ । अतः कर्मोके द्वारा 
न मेरी सत्ता है, न कर्मके कारण मुझमें न्यूनाधिक्य निर्माण 
होता है । यह स्पष्ट है कि कम त्रिगुणात्मक है और काल- 
निविष्ट भी । गुण तथा कमं के द्वारा यह प्राकृतिक वर्णविशेषता 
निर्माण होती है उसमें मेरा कतृत्व नहीं के बराबर है ।।७७॥। 


जे प्रक्ृतिचेनि आधारें | गुणाचेनि व्यभिचारे । 
कमें तदनृसारें । विवंचिलि ।।७८।। 


अर्थ :- प्रकृति के आधार से गुणों के संकर से उनके 
अनुसार कर्मोका भी विचार निर्धारित किया । 


व्याख्या :- प्रकृति के अधिष्ठान में गृणोंका कार्य चल 
रहा है । ये गुण परस्पर मिश्रित होते हैं और उन्हीं के द्वारा 
उनका कार्य संपन्न होता है। त्रिगुणों का विविध रूपोंमें 
'होनेवाला यह संकर व्यभिचार है । यहाँ गुणों की साम्यावस्था 
असंभव रहती है । प्रकृति का यह विश्वकार्य त्रिगुणों के रूपमें 
सवंत्र है । इस कार्यकी मात्रा है भवित | भक्ति के अनुकूल 
कमंधारणा जहाँ है वह एक विशेषता है । वह विशिष्ट गुणोंसे 
युक्त वर्ण है.॥ इसी कारण वहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा 
शूद्र आदि चार वर्ण अभिप्रेत हैँ। उनके कर्मोकी विशेषता 
वणं के अनुकूल तथा वर्ण कमंपर अवलंबित, गुणोंकी कृति 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१२४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


हैं | कर्म तथा वर्ण का अन्योन्य संबंध अव्यभिचारी विवेचना 
है । नियोजन है । गुणोंके अनुसार होनेवाले कर्मही वणव्यवस्था 
का आधार है । उसके प्रति निश्चित कर्तव्य की धारणा अपेक्षित 
की गयी है। वर्णातुकूल कमे करनेसे किसी प्रकार का पुष्य 
तो नहीं है। कोई उसके लिये प्रोत्साहन भी नहीं देगा । किन्तु 
उनका यथाधर्म अनुष्ठान न होनेपर दोष जरूर है। वहाँ पाप है। 
वर्णव्यवस्था के पीछे प्राकृतिक त्रिगुणात्मक अधिष्ठान है। 
त्रिगणही कर्मकी प्रेरणा होनेके कारण वर्णव्यवस्था में कर्मकी 
सुनिश्चित धारणा अभिप्रेत है । गुण तथा कर्म के आधारपर 
जीवन की निर्मलता अपनाने के लिये जो विशिष्ट पद्धति है, 
उसेही वर्ण कहा गया है। स्वभावानुकूलता तथा आत्मिक 
अधिष्ठान दोनोंका परस्पर सामंजस्य निर्माण करने का प्रयास 
इस पद्धति में है । अतः उनके अनुष्ठान में व्यक्ति अपने वर्णमें 
सुस्थिर होकर गुण तथा कर्मकी कुशलता द्वारा इहपर श्रेयस्‌ 
पातेमें जरूर सफळ हो जाता है ।।७८।। 


यथ येकचि हे धनुष्यपाणि । परि जाले गा चहु' वर्णि। 
एसि गृणकर्म कडसणि | केली सहजें ।।७९।। 


अर्थे :- है धनुष्यपाणी अर्जुन ! यहाँ एकही वर्ण मुख्य 


उ भी चार वर्ण हुए और उनका गुण कमे निर्धारित 
किया । k 


व्याख्या :- वस्तुतः स्त्र भगवत्स्वरूप की व्याप्ति 
एकही है । क्योंकि मूलतः वह अद्वेतरूपमें 


। वह एकात्म 
स्थिर, सत्तामात्र स्वरूप हर जगह 8 


हरक्षण विद्यमान है | 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४डथा ( १२५ ) 


किन्तु कमंविभाग के कारण उसका स्वरूप चतुविध सा बन गया । 
इन चार प्रकार के कर्माको भी उसी के अधिष्ठान की आव- 
इ्यकता हैही । गुणकर्म विभागों को उनकी अपनी यथार्थता 
आवश्यक है । उनकी यथार्थता, योग्यता तथा आत्मीयता के 
साथ अनुस्थिति होनेके लिये कर्म आवश्यकही हैं | क्म में 
जो भेद किये हैं वे तो केवल पात्रता के अनुरूप हूँ | गुणोंकी 
स्वाभाविकता यहाँ स्पष्ट लक्षित है। जो कर्म एकके लिये 
अनुकूल है वह शायद दूसरे के लिये प्रतिकूल होगा । अतः 
हरेक की प्रकृति, स्वभावसिद्धता, त्रिगुणीं की विशिष्टता, तथा 
अनुष्ठान की पात्रता देखता उचित हैं । उसीके आधार पर 
अनुष्ठान होनेसे स्वभाव स्थिर हो जाता है, आत्मीयता 
अन्तर्मुख बना देती है। गुणों की स्वाभाविकता प्रसन्नता 
प्रदान करती है। वहाँ हलके भक्तिका उदय हो जाता है। 
यह्‌ अव्यभिचारिणी निष्ठा गुणकर्म की कुशल अनुस्थिति में 
अनायास प्राप्त होती है । और इसी कारण ये कमे सर्वथा 
सफल हो जाते हैं । वे त्रिगुणातीत होनेकी पहली सीढी बन 
सकते हैं । अपना मूल स्वरूप जो प्रकृति, उसका दर्शन उन्हें 
हो जाता है। गुणोंके फेरमें अब वे फंसते नहीं । अपने आप 
वहाँ अकर्म उदित हो जाता है ॥।७९॥ 
म्हणौनि एंकें पार्था । है वर्णभेद संस्था | 
मी कर्ता नन्हें सवेथा | याचिलागीं ।।८०॥। 

अर्थं :- अतः हे पार्थं सुन ! इस वणंभेद संस्थाका मैं किसी 

भो प्रकार कर्ता नहीं हूँ । (वर्ण वस्तुतः एक और उनके भेद 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१२६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


ANNAN rr, 


अनेक । तथापि मैं तो अभेदरूप एकरूप हू । 


व्याख्या :- जीवन में हरजगह पात्रता की आवश्यकता 
है । जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसको एक विशिष्ट मर्यादा 
भी प्राप्त होती है। शारीरिक, बौद्धिक तथा आत्मिक क्षमता 
यह स्वाभाविक, प्राकृतिक देन है जो जीवन में कुछ हदतक 
जरूर बढायी जा सकती है। इस क्षमता में थोडा बहुत 
हेरफेर जरूर हो सकता है किन्तु आमूलाग्र परिवतेन असंभव 
हो जाता है। न हम शरीर का वर्ण बदल सकते हैं, न बुद्धि 
की क्षमता बढा सकते । उसकी मर्यादा मानही लेनी चाहिये । 
अतः स्वाभाविक रूपमे प्राप्त हुए जीवन में जो अपनी मर्यादा 
है, जो पात्रता है उसे पहचान लेना आवश्यक है । यह रहस्य 
जान लेनेसे ही गुणकर्मयुवत योग्यता का अर्थं स्पष्ट होगा । 
गुणकमे के अनुरूप व्यक्तिमत्व का तथा कार्यक्षमता का होना 
सुनिश्चित हैं | यह तो हरेक की अपनी चीज हुँ जी न कोई 
दे सकता, न कोई ले सकता । अतः उसका कर्तृत्व मुझपर 
लादना सर्वंथा अशोभनीय हुँ। ये वर्णभेद सवंथा उपरी, 
त्रिगुणयुक्त हैं जो आत्मासे सरोकार नहीं रखते। अतः 
उनकी अनेकविधता स्थायी नहीं | उसी चिरन्तन एक की वह 


अभिव्यक्ति त्रिगुणात्मक माया के कारण चतृविध हो गयी है । 
हे धनुष्यपाणी अर्जुन ! हे पाथ! जब बह गण तथा कमं 
अपने कोशल के साथ नि्मेलता पाता है, अस्थिरता छोडकर 
स्थिरता को अपनाता है तब अनेकों में एकत्व देखने की 


क्षमता वहीं उदित होती हूँ । वहीं शुद्धता निर्माण होतेसे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था SR 3 मी  ! 
उनकी चतुदिकता ओझल हो जाती हं और वहाँ एकता की 
एकात्मकता को अनुभूति निर्माण हो सकती है। वहाँ का 
कम अपनो कुशलता के कारण देहकी शद्धिमें सहाय्यक हो 
जाता है। उससे अपनी योग्यता विशुद्ध रूपमें स्थिर कराता 
है | वहाँ नाम की योग्यता समझमें आ जाती है । एकताकी 
मूलाधार शक्ति जो आत्मीयता, आत्मनिष्ठा वही अनुभव 
की जाती है। अनेकविधता का प्रत्यय रहनेपर भी एकात्मता का 
संगीत अगोचर नही होता । और यह सब कुछ सहजही हो जाता 
है । वहाँ कर्ता तथा कर्म की भावना भी नहीं है । ऐसी स्थिति 
में क्या मैं उनका कर्ता हो सकता हू"? यह कदापि शकय 
नहीं । यह समूचा' कर्म गुणकर्म का ही है । प्रकृतिही उन्हींके 
आधारसे यह 'विश्वकर्म' रचाया करती है । मैं नहीं !! ।।८०॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमंमिने स बध्यते ॥ १४॥ 
अर्थे :- न तो मुझे कर्म किसी भी प्रकार लिप्त करते हैं, 
न मुझे कर्मफल की इच्छा है । इस प्रकार मुझे जो जानता 
है वह कर्म से बंधा नहीं जाता । 
हे मजचिस्तव जर्हि जाले | परि म्यां नाही केले । 
ऐसे जेणें जाणितले । तो सुटला गा ।।८१॥। 
अथे :- वस्तुतः ये मृझसेही हुए किन्तु मैं उनका कर्ता 
नहीं हू, यह जो जानता है वही मुक्त है। 
व्याख्या :- यह संपूर्ण विश्व तथा महामाया ईश्वरी का 
यह्‌ कतृत्व मेरीही अधिष्ठानमें जरूर हुआ है । उसका हेतु 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१२८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


भी में हू। तयापि इस कार्यका कर्तुत्व मेरा नहीं । मैं सवथा 

अलिप्त तथा अकर्ता हूँ । यह जो जानता है वह 'मुक्त' है | 

| यही कर्मम।गं का रहस्य है। उसका अनुसंधान होनेसे कर्म 

| के द्वारा 'संग' निर्माण नहीं होता । एकप्रकार निष्काम निलेंप 

वृत्ति बनी रहती है। कर्म के फलकी आशा नहीं होती 

तथा बंधकत्व भी कदापि नहीं रहता। कर्मयोग की यह 

कार्यकुशलता, उसकी यह वेशिष्टचपूर्ण रचना जो समञ्च 

लेता है, वह वस्तुतः ईश्वर कीही उपासना करता है । ईश्वर 

में ही साथुज्यता पाता है। उसे कर्मबन्धन तथा कर्मका दोष 

सरवंथा बाधित नहीं करते । उसका जीवन 'मुक्त' कर्मबंधरहित 

होकर आत्मरत बना रहता है | यह तो स्पष्ट है कि भेरा 

अस्तित्वही विश्वका सच्चा आधार है। विश्वको मैंने अपनी 

आत्मोयतासे ओतप्रोत कर दिया है। अतः उसकी विद्यमानता, 

उसके कार्यकलाप, उसका उदय तथा विनाश सव कुछ मेरे 

अधिष्ठान में संभव है । विश्वचक्रप्रवतंन में मैं अधिष्ठाता 

हू । प्रकृति के गुण कर्मयुक्त विलास में यह सबकुछ हुआ । 

प्रकृतिका ही यहं खेल है किन्तु मेरा अधिष्ठान होनेके कारण 

उसका कत्व मुझपर आरोपित किया जातो है। यह बडी 

भारी भूल है । मैं न कर्ता हू न भोवता | यह जो जानता हैं 

और वहीं आत्मानुभूति से रत होता है, वह कभी बद्ध नहीं 
रहता । वह वासना से सर्वथा अलिप्त रहता है । वह उसे 

। बाँध नहीं सकती । गुणकर्म के कार्य तथा उसके फल, गुणकर्म 
FY -कोही अपित होनेसे, उन्ही के द्वारा यहाँ बंधन नहीं रहता | 
! ॥८१॥ 


| ७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डथा (१२९) 
» 


एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पुर्वेरपि मुमुक्ष भिः । 
उरु कम तस्मात्त्वं पवे पूर्वतर कृतम्‌ ।। १५॥। 


अथ :> यह जानकर पूर्वकाल के मुमक्षुओं ते भी कर्म 
किये हैँ । अतः तू भी केवल कर्म कर । पूव॑जों ने जिस प्रकार 
(परंपराप्राप्त) कर्म किया वैसे तू ही कर ! 
मागीळ मुमुक्षु जे होते । तेहि एसेचि जाणोति मातें | 
कम केलीं समस्तें | धनुरा ॥८२।। 
परि ते बीजें जैसिं दग्धलि । नुगवतीचि पेरिली । 
तेंसीं कमें तया जालि | मोक्षहेतु ।।८३॥ 
येथ आणिक येकहि अर्जुना । हे कर्माकर्म विवंचना । 
आपलिये चाडे सञ्चाना । योग्य नोहे ।।८४। 
अर्थ :- है धनुर्धर ! मोक्षकी कामना करनेवाले पूर्गजों 
ने मुझे इसीप्रकार जानकर (निष्काम कर्मयोगी) सभी कर्म 
किये हैं । 
दग्ध बीज बोथे जानेपर कभी अंकुरित नहीं होता, वैसेही 
चे कर्म बन्धक नहीं होते, मोक्षके साधन बन गये | 
यहाँ और एक बात है। हे अर्जुन कर्म या अकर्म का 
निर्धारण केवल अपनीही बुद्धिसे कर लेना ज्ञातियों को उचित 
नहीं । 
व्याख्या :- इसी प्रकार जो प्राचीन मुमुक्षु थे, जिन्होते 
मोक्षकी कांक्षासे ही कर्म का अनुष्ठान किया, उन्होने पहुले 
पहल यह ज्ञानस्वरूप ज्ञान कर लिया। कर्मयोग का रहस्य 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१३०) 30) ७ 5 ७80 श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


सुस्पष्ट कर लिया । उसके पीछे छिपा हुआ ज्ञान उन्होंने पहले 
आत्मसात किया और बादमें निःशंक भावसे उन्होंने कर्म 
अपनाये । उन्होंने मुझे पहचाना, साथही अपनाया । अतः वे 
कर्माबन्ध से मक्त रहे । ज्ञानवान्‌ को कर्म बन्धक नहीं होते। 
अस्निमें भुने गये बीज जिस प्रकार जमीन में अंकुरित नहीं 
होते, उसी प्रकार इन कर्माको अब कुछ हेतुही न होनेके 
कारण वे प्रतिफलित नहीं होते । वे अपने आप नष्ट हो जाते 
हैं। उनके सामने 'पुरुषार्थ का हेतु होनेसे वे केवल मोक्ष 
हेतु में सहाय्यक होते हैं। साथही कर्मोकी भी छुटका हुई | 
उन्हें मोक्ष देनेमें वे अग्रसर हुई । हे अर्जुन ! कर्म के बारेमे 
और एक बात यहाँ लक्षणीय है। जहाँ कहीं कर्म करने की 
आवश्यकता हो वहाँ मुमक्षु को चाहिये कि वह ज्ञानपूर्णक 
कर्म कर ले। ज्ञानयुक्त कर्म सर्वथा श्रेयस्कर है। 
कर्म को यह कतिपय अधिकार नही कि वे अपने को अच्छा- 
बुरा कहें। कर्मेकी श्रेष्ठता तथा कनिष्ठता कर्म निर्धारित 
नहीं कर सकते । साथही कर्मकी प्रेरणा देनेवाला मनभी उसका 
निर्धार नहीं कर सकेगा । कोनसा कमं योग्य है, कौनसा कर्म 
अकमें है आदिका विचार विद्वान करते हैँ । किन्तु यह स्पष्ट 
हैं कि विद्वान्‌ को भी अपनी इच्छा के अनसार उसकी विवंचना 
नहीं करनी चाहिये । क्योंकि कमं भी अकमं हो जाता है और 
अकम भी कमं कहलाने योग्य होता है । जब यह कर्म रहस्य 
क्मेविज्ञान ज्ञात हो जाता है तब कर्माकर्म की स्थिति अतु 
योग्य हो जाती है। अतः यह सर्वथा स्पष्ट है कि कम तथा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय दथा (१३१ ) 


अकम का होना किसीकी इच्छापर निर्भर नहीं । अतः अपनी 
इच्छाद्वारा उसका निर्धारण कर लेना अनावश्यक तथा अनुचित 
है। केवल विवंचना करते रहनेसे मनकी शक्ति कम होने 
लगती है | वह्‌ एक प्रकार दुबेलसा बन जाता है । उससे जो 
मौलिक ज्ञान हैं उसकी केवल जानकारी लेनेमें ही वह व्यस्त 
रहता है | जानकारी तथा साक्षात्कार में फर्क है । अनुभूति- 
संपन्न विशाल व्यक्तिमत्व का आविष्कार साक्षात्कार में 
अभिप्रेत है। जानकारी अलग है, उपरी है, साक्षात्कार 
आंतरिक तथा सामथ्यंसंपन्न है। खाली जानकारी में फंसा 
हुआ दुर्बेलमन अंतःकरण की तद्र पत्ता को भूल जाता है । 
शानरूपता की योग्याथोग्यता का विचार करता रहता है। 
किन्तु निश्चय नहीं होता। अतः यह विचार छोड देनाही 
उचित तथा कल्याणप्रद है। ज्ञानमें तद्र पता पाना, तथा 
उसमें ही रम जाना श्रेयस्कर है। फिर कमंकी विवंचना 
नहीं रहेगी । जो कमं होंगे वे अपने आप निष्फल होकर 
मोक्षहेतु में सहाय्यक बन जायेंगे ॥८२, ८३, ८४॥ 


कि कमं किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 

तत्ते कमं प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ।॥ १६॥ 

अर्थ :- कमं क्या है ? अकमं का लक्षण क्या? आदि 
बातों के बारेमें विद्वान भी यहाँ उलझन में पडते हैं | मैं तुझे 
वही कमे स्पष्ट कर रहा हू कि जो जानकर तू सभी अशुभो 
से मुक्त होगा ! ण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१३२) | श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


कर्म म्हणिपें ते कवण । अथवा अकर्मा काय लक्षण। 
एसे विचारितां विचक्षण । गुंपोनि ठेले ॥८५॥ 


अर्थे :- कर्म किसे कहते हैं ? अकम का क्या लक्षण है? 
आदिका विचार करते हुए विचक्षण भी मतिमूढ़ हुए । 


व्याख्या :- वस्तुतः जो विचक्षण हैं उन्हें यह स्पष्ट होना 
आवश्यक था । कर्म तथा अकर्म के बारे में एक सुनिश्चित 
ज्ञान उन्हें होना आवश्यक था । किन्तु वे भी भूले भटके से 
इसी संभ्रम में पड हुए हैं। कर्मकी भूलभुलया में उन्हें भी 
कुछ निश्चित नहीं प्राप्त हुआ | वे भटकते रहे क्योंकि उन्होने 
कमं रहस्य को ज्ञात करने की अपेक्षा उसकी जानकारी लेतेमें 
वे मग्न रहे। केवल जानकारी उपयुक्त नहीं होती । उनके 
मनमें ज्ञानकी सचाई के बारेमे सन्देह रहा ।।८५।। 
जैसें कां कुडें नाणे । खरे याचेनि सारखेपणें । 
डोळयाचेही देखणें | संशयी घाली ।।८ ह्‌।। 
अर्थ :- जेसे झूठी मुद्रा जब असली दिखाई देती है, तब 
(उत्तम परीक्षक की) दृष्टि को भी शक पैदा कराती है । 


_ व्याख्या :- व्यवहार में झूठ और असली सिक्के उपयोग 
में लाये जाते हैं | जो झूठ सिक्का है, वह असली दिखाई देता 
है । असली _ सिक्के के साथ झूठ भी दिया जाता है और वह 
बात ध्यान में नहीं आती । विचक्षण आंखें भी उसका झठापन 


पहचान नहीं पाती । वहाँ सहजही संशय निर्माण होता है | 
दुष्टिमें मानो दोष निर्माण हो जाता है । मनमें संशय पैदा 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


FRR ७७७५५ 


अध्याय था (१३३) 


होता है और झूठ भी सत्यके साथ तीला जाता है ।।८६॥। 


तेसे निष्कम्येतेचेनि भ्रमे । गिवसित आहाति कमें | 
ते दुजी सृष्टी मनोधमें । करू' शकती ।।८७।। 


अर्थ :- नेष्कम्यं के भ्रम के कारण (निष्क्रियता के भ्रम) 
लोग कमं करते रहते हैं और भ्रम बढ़ाते हैँ । वस्तुतः उनके 
मनके संकल्प से भौ प्रतिसृष्ट निर्माण कर सकते हैं। ' 


व्याख्या :- नेष्कम्यं की बात करना और नैष्कार्य होना 
दोनोंमें फर्क है । लोग नेष्कर्म्य की विवंचना में फंसे रहते हैं । 
उसकी चर्चा करते हैं। उसके बारेमें विचार करते हैं । इन्हींसे | 
तो कर्मोका विस्तार हो जाता है। विविध प्रकार के कर्मोंका 
व्यौरा ही दिया जाता है। उनके उनकेस्वरूप निर्माण किये . 
गये | मनकी ये रचनाओं, उसके ये अनेकविध संकल्प तथा 
अनेक कर्म इतने बढ जाते हैं. कि मानो दूसरी सुष्टिही निर्माण 
हुई हो । मनका प्रसरणात्मक, संकल्पात्मक धर्म इस प्रकार 
इतना प्रभावी है कि वह अपने कर्मोकी सुष्टि रचाया करता है 
और उसेही नैष्कर्म्य कहता है, कहलवाता है । यह सचमुच 
भूल है, भ्रम है । यह संभव होता है कि कर्मकी प्रभावकारी 
शक्ति उन्हें नेष्कर्म्य के बारेमें भ्रम पैदा हो जाता है | वे 
नेष्कम्यंही नहीं मानते । दोनोंमें ही भ्रम है अन्य कुछ नहीं । 
eh 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१३४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


AAAS 


वांचूनि मूर्खाचि गोष्टि कायसि । 
तेथे मोहले गा क्रांतर्दाश। 
म्हणोनि आतां तेच परियेसी । सांगेन तुज ॥८८॥ 
अर्थं :- मू्खोंकी तो क्या बात ? बडे बडे क्रांतदर्शी 
(त्रिकालज्ञ) भी भूलकर बेठते हैं। अतः वही बात तुझसे कह 
रहा हू । सुन ! 
व्याख्या :- जो मूढ हैं, जो ज्ञानके महत्त्व को समझ नहीं 
पाते वे तो जरूर भूलेंगही। उन्हें जरूर भ्रम निर्माण होगा। 
किन्तु जो क्रांतद्शी हैं, जो दूरकी बात देख सकते हैं, जो 
सुदूर भविष्य का विचार कर सकते हैं वे भी इस रहस्य को 
यथातथ्य रूपमें समझने में असफल रहे हैं। वे भी कर्माजाल 
में मोहित हो जाते हैं। कर्मगति इसी कारण गहन है । अतः 
वह रहस्य सुव्यवस्थित रूपमें स्पष्ट करूंगा जिससे तू ठीक 
ठीक समझेगा ।।८८॥। 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मेणशच बोद्धव्य गहना कर्मणो गति: ।। १७॥। 
अर्थं :- विहित कर्म का ज्ञान होना चाहिये । और 
निषिद्ध कर्मोको भी जानना होगा । निष्क्रियता का (कर्मशून्यता 
या अकर्मण्यता का) स्वरूप भी जान लेना आवश्यक है। 
वस्तुतः कर्म का यथार्थे स्वरूप निःसंशय निगूढ है । 


तरी कर्मा म्हणजे स्वभावें | जेणें विशवाकार संभवे । 
तें समवेत आधिं जाणावें । लागे येथे । ८९॥। 
“:. अथेः :- वस्तुतः कर्म विइवाकार है । विश्वका निर्माण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (१३५) 


_ +>८७२०००२२-४२४२०---२००--२०२<०:५७००५७ >> ६7 >> SS SL) 


भी सहज स्वाभाविक कर्म से हुआ है | अतः उसका यथार्थ 
ज्ञान पहले पहल कर लेना होगा । 

व्याख्या :- कर्मेकी व्याख्या करते समय पहले पहल यह 
देखना उचित हैं कि यह यच्चयावत्‌ विव्वही एक बृहत्‌ कमं 
है । वह आदि कमे है जिसके आधारपर ही अन्य कर्म सरवंथा 
अवलंबित है । प्रकृति की प्रेरणा में महत्‌ का जो विद्वात्मकरूप 
प्रकट हुआ वही मूलकर्म है उसी को ज्ञात कर लेना महत्त्व 
का है । वह ज्ञान, वह संवित्‌ कर्मरहस्य को आगे चलकर 
प्रकट करने में समर्थ होगा ।।८९॥। 

मग वर्णाश्नमासि उचित । जे विशेष कर्म विहित । 
तेंहि वोळखावें निश्चित । उपयोगेंसि ।॥।९०।। 

अर्थं :- उसके बाद वर्ण आश्रमादि के योग्य विहित कर्मों 
की उपयोगिता तथा उनका निर्धारण आदि का ज्ञान कर लेना 
आवश्यक है । 

व्याख्या :- वर्णाश्नम व्यवस्था का विशेष समझ लेना 
उचित है । उसकी उपयोगिता स्थलकाल के अनुसार ,जानना 
अत्यावश्यक है । वर्णाश्रम के द्वारा नियत किया गया, तथा 
उचित रूपमें स्वीकार किया गया विहिताचार सम्यक्‌ रूपसे 
अनुष्ठित होनेपर वहाँ कमंरहस्य की पहचान हो जाती है। 
जो कर्मोके साथ चलता रहता है, जो योगका सान्निध्य पा 
चुका है, जिसे उपयोग कहा जाता है, वह वर्णाश्रम का अनुष्ठान 
एक प्रकार कुतुहुलसा, स्वाभाविकता का होकर अपनी पात्रता 
निर्माण करता है। वहाँ विश्वास, निश्‍्चिति तथा मनस्थेर्य 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१३६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी ' 


SONS 
प्रकट होता है । अपने स्वभाव के अनुकूल होकर वह प्रयत्न में 
सौकर्यं ला देता है । उसकी सुस्थित देवताभाव को अपनाती 
है । फलस्वरूप संसारिक परिश्रम, दुःख, कष्ट कम हो जाते 
हैं। उसकी श्रेष्ठता जीवन में पूज्यता अनुभव करा देती है। 
वह स्वयं पूजनीय हो जाता है । उसकी महत्ता बढती है तथा 
उसे देखनेवाली आँखें आनन्द तथा आदर से प्रेम का उपहार 
अपंण करती हैं। इसी प्रकार एक प्रेमरूपता वहीं प्रकट हो 
जाती है जो केवल आनन्द लहरियों के समान मनको उमडा 
देती है | मानो आनन्द ही प्रसन्नता को प्राप्त हुआ । वर्णाश्रम 

|| की स्वाभाविकता पहचाननेपरही उसका अनुष्ठान इसप्रकार 
विहित माना गया है ॥९०॥ 


पाठ जे निषिद्ध म्हणिपे । तेंहि बुझावें स्वरूपें । 
येतुळेनि कांहि न गुंपे । अपंसें्चि ।।९१॥। ; 
अर्थे :- वेदोंने जिनको निषिद्ध कहा है उन कर्मोका ज्ञान 
भी स्वरूपतः आवश्यक है ताकि कर्भ के बारेमें किसी भी 
प्रकार भ्रम नहीं रहेगा । 
व्याख्या :- ऐसीभी एक बात जरूर लक्षणीय है. कि कुछ 
एसे भी कमं हैं जिन्हें निषिद्ध कहा गया है। जब कमंयोग कां 
अनुष्ठान संपन्न होता है तब निषिद्ध कर्मका ज्ञान अनायास 
प्राप्त .हो जाता है। उसका यथावत ज्ञान उसके दोषोंको 
समझाता है साथही यह भी स्पष्ट होता है कि उस .'निषिढ' 
| में भी एक विशेषता:है, उनकी अपनी गति है | वह गतिं, 
उनकी दिशा तथा उनका अनुबंध स्पष्ट होनेसे जगत्‌ की द 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( १३७ ) 
द्‌ 


कर्माधीनता स्पष्ट होती है । जो 'निषिद्ध' वह क्यों नहीं करना 
चाहिये इसके संबंधमें यथार्थ ज्ञान अनुभव होता है । वृत्तिकी 
व्याप्ति तथा निवृत्ति किस प्रकार है यह भी समझा जाता है। 
वृत्तिकी व्यावृत्त अवस्था नियन्त्रित हो सकती है । 'निषिद्धता' 
कहे बगैर अपने आप दूर होजाती है। जो निषिद्ध है वह 
टूर करने के लिये, या उसे हटाने के लिये उपायों के बारेमे 
जिज्ञासा भी जरूर पँदा हो जाती है | उसके संबंध में प्रयत्न: 
पूवंक देखा जाता है। आवश्यक है कि निषिद्ध क्‍या है यह 
समझ लिया जाय ? उसके दूर करने के उपाय उसके बाद 
जरूर करने होंगे ॥९ १।। 
ये-हवीं जग कर्माधीन । ऐसी व्याप्ति याची गहन । 
परि तें असो आयिक चिन्ह । प्राप्ताचें गा ।।९२॥ 

अर्थ :- यह जगत्‌ कर्माधीन है । कर्म की व्याप्ति काफी 
गहन है । परन्तु अब ऐसे योगियों के लक्षण सुन ले कि जिन्होंने 
कर्माकमं का यर्थार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया है । 

व्याख्या :- इस प्रकार कमं की यह गहन गूढ गति हैं | 
उसके रहस्य जानने को भी पर्याप्त साधना आवश्यक है । 
जगत्‌ में कर्मकी गहनता सुप्रतिष्ठित है, उसे हल करने का 
प्रयत्न भी अत्यन्त जटील हो जाता है । अतः यहाँ प्राणीमात्र 
सर्वंथा कर्माधीन बना रहता है। वह दीन होकर कमंसे 
छुटकारा नहीं पाता । यह गहनता किस प्रकार हटायी जाय, 
उसके लिये क्या क्या किया जाय इस संबंधमें स्वंत्र अज्ञान 
व्याप्त है । वही दीनता है अज्ञान है। अगर यहाँ. कर्मकी गति 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१३८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


२-००-०००7 23 केके लि 
समझमें आ जायेगी तो संभव है कि कमका बन्धन हट जायेगा। 
वहाँ कर्मकी शून्यता निर्माण होगी । नेष्कम्यंता अपने आप आ 
जायेगी । वस्तुतः यह मनही एक प्रकार बन्धन ला देता है। 
वही परिणामक्षम होकर बोझ ढोता है। वह निषिद्धताका 
स्वीकार करके अपने को दुर्बल बना देता है। उसे मनपर 
परतन्त्रता का बोझ रहता है। वह्‌ मुक्त नहीं रहता । कमं की 
गहनता उसकी समझमें नहीं आती | वह स्वाभाविक रूपसे 
आनंदीत बन जाता है । यहीं पर मन को उचित रूपसे कमं 
की प्रेरणा देनी होगी । उसे यथायोग्य रूपमें नियुक्त किया 
जाय । उसके द्वारा आज्ञापालन होता रहे । आज्ञाके बिना 
वह कुछ न करे । श्रीगुरुद्वारा की गयी आज्ञा यहाँ साधक को 
अपने स्वभाव पर लातेमें सहाय्यक होती है। जीवन मे 
विविधता है। उनके प्रकार के व्यक्ति हैं। उन्हींके द्वारा 
निषिद्ध कर्मोको शूऱ्यवत्‌ कर देना आवश्यक होता है । निषिद्ध 
कमे आसानी से नहीं हूटते। उसके लिए विहिताचार का 
शुभसंकल्प किया जाना चाहिए। विहित कर्माचार होता 
चाहिए । वहीं इस जगत्‌ के ईश्वरीय कृपाके द्वारा उसके शुभे 


आशीर्वाद रूप शब्दोंद्वारा, या उसकी आज्ञाके द्वारा स्वभाव 
का स्थैये निर्माण - होता है । शब्दरूप आज्ञा श्रतिद्वारा हैं! 


स्वभावस्थेयं की यह बात नि:संशय महत्त्वपूर्ण है । यथाश 
अनुष्ठान होनेके बाद यह स्वभावस्थैयं तथा उसके फलस्वरूप 
मनका विशाल स्वरूप अभिव्यक्त होता है। जीवन की जी 
मूलाधार स्थिति उसको भी इस अवस्था में ज्ञात दिया किया 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( १३९ ) 


जाता है। प्राणधारणा का स्थिरभावन यहीं सदाके लिये 
रहता है । यह सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। यहाँ स्वगुण सगणों के 
द्वारा अपनाय जाते हैं। आज्ञापालन का परिपुर्ण समाधान 
होनेसे मनकी विशालता दुगुनी हो जाती है | यहाँ भावनां 
स्थ्य तथा भावना को यथायोग्यता प्राप्त हो जानेसे विश्व- 
रचना का मूळहा रूप, नाम आदि द्वारा स्थिर होकर गोचर 
वन जाता है। वह अव्यय तत्त्व भी यहाँ साकार सा होकर 
अपनी व्यवस्थित को पा जाता है, स्थिर होता है, तथा 
यापक भी बन जाता है। यह जो हो जाता है या किया 
जाता है वही सिद्ध है, वही लक्षणीय है, तथा शास्त्रानकल 
लक्षणयुक्त है । श्रीसंतोंद्वारा यही बार बार कहा गया है | 
एकवार यह उपलब्धि हुई, या एकवार इस भूमिका को अनुभव 
किया गया कि उसे 'योगप्राप्त' कहा जाता है । उसने सचमुच 
'योग' को अपनाया | यहाँ योगके अन्यान्य अंगही नहीं तो 
संपुर्ण योगका सवंस्व साकार हो गया | यह अवस्था योगभावसे 
अन्यथा नहीं । इस अवस्था की योग्यता योगभूमिका से भिन्न 
नहीं है । हे अर्जुन ! यहाँ कर्म के गहनता की व्यवस्था सुस्पष्ट 
की गई है। तिसपर भी और कुछ लक्षण जरूर होंगे किन्तु उनकी 
व्याख्या करने की अपेक्षा ऐसे कर्मयोगी को ही देखना उचित 
होगा । जिनके पास कर्म तथा अकर्म के बारेमें पुरा ज्ञान है, 
जिन्होंने इस कर्मरहस्य को आत्मसात किया है, एसे सिद्ध 
पुरुष कर्मयोग के साकार रूप हैं। उन्हें देखनेसे ही उन 
लक्षणों का पता चल सकेगा । वहाँ कमंयोग के सभी लक्षण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१४०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


सवंथा सिद्धरूपमें उपस्थित हैं। इतनाही नहीं सिद्ध तथा 
लक्षणों का अन्योन्याश्रय है । अतः इन्हींको अपनानेसे उन 
लक्षणों के परिणाम, बह्‌ सिद्धता प्रकट हो जायेगी | वह 
कर्म व्यवस्था अपने रहस्य को परिचित करायेगी । “गहना 
कर्मणो गति: यह्‌ सिद्धान्त निःसंशय महत्त्वपूर्ण है । उसकी 
स्थिति को समझ लेनाही होगा | वह तो स्वयंसिद्ध 
है ही । फिरभी उसकी व्याख्या सव॑सामाऱ्य के लिये आवश्यकसी 
है । नल तथा नील के समान जो सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी हो चुके 
हैं उनके बारेमें विवरण कर लेना अप्रस्तुत है । उन्होंने वस्तुतः 
इसी उफ्युक्त सिद्धान्त को अपनाया था । अतः आवश्यक है 
कि हम इस बुद्धियोग को अपनाते रहे । जिससे वुद्धियोग युक्त 
होकर ज्ञानरूपता के कारण कर्मयोग के रहस्य को समझेंगे। 
तब उसको गहनता नहीं रहेगी ।।९२।। 


कर्मण्यकर्म यः पद्येदकर्मणि च कमं यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमं कृत्‌ ।। १८॥ 


अर्थं :- जो कर्म करते हुए भी उसमें अकर्म देखता है 
(देहेंद्रिय कर्मों इन्द्रियों का ही संबंध समझता है-अंपना 
(आव्माका) नहीं मानता । - कर्मफलेच्छा से लिप्त नहीं 
होता) या जो कर्म न करते हुए भी साक्षी होकर कमं देखता 
है (अकर्मही जिसका कर्म है-कर्म करते हुए या न करते हुए 


जो केवळ अकर्म ही जानता है) मनुष्यों में वही केवल कर्माको 
यथार्थता से जाननेवाळा, बुद्धिमान तथा योगी है। 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डंथा (१४ (RS) ) 


जो सकळ कमि वतंतां । देखे आपलि नेष्कम्यंता । 
कर्मेसंगे निराशता । फळाचिया ।|९ ३॥ 

अर्थ :- जो अपने सभी प्रकार के कर्मोको करते हुए 
नैष्कम्यंता को देखता है याने कर्म के साथ निर्माण होनेवाले 
फलोंके प्रति बिलकुल निराश-उदासीन-है । 

व्याख्या :- सभी प्रकार के कर्मा करने में जो मग्न है 
किन्तु जिसका मन उनसे सर्वथा अलिप्त है, वह अपने कर्मोमें 
फलाशा केसे रख सकता है? उसका मन कर्म की अपेक्षा 
चंतन्थरूप समुद्र के समान जो आत्मतत्त्व उसकी ओर सदव 
आङुष्ट रहता है। वह कर्म जरूर करता है परन्तु कर्मोंमें 
मनको नहीं अटका देता । अपनी-आत्मानुभूति द्वारा वह इस 
प्रकार अक्रियत्वही पा जाता है | आत्मदर्शन के कारण व 
नामरूपादि सगुण एश्वर्य के प्रति उसको आत्मप्रती ति ही अनुभव 
होती है । उसके कर्मोके बारेमें उसे किसी भी प्रकार कर्मफल 
की आशा, अपेक्षा या कांक्षा है भी नहीं। कर्मफल प्राप्त हो 
या न हो उसे उसकी किचित्‌ भी अभिलाषा नहीं। कर्मोके 
मूळमें जो अहंता है उसका तनिक भी अभिनिवेश उसके पास 
नहीं है । इससे बह सभी कमे करता है साथही कर्मफलों को 
समापित करता है। उसके कर्म ईश्वरार्पण बुद्धिसे होनेसे वे 
उसे बंधक नहीं हो जाते । उसके कर्म उसके अपने नहीं होते, 
अतः उसकी आशा भी उसे नहीं है । वहाँ लोभ या मोहरूप 
विकार बिलकुल नहीं रहता । फल तथा फलाशा के प्रति 
एंकप्रकार का नैष्कम्यंही मानो वहाँ फलद्र,प हुआ है ॥९३॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१४२) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


RRR AARON एन _ 


आणि कतंव्यतेलागीं । जया दुसरे नाहीं जगीं । 
एसिया नंष्कम्यंता तरि चांगी । वोधला असे ।।९४।। 
अर्थं :- जिसके लिये अपने सिवा-आत्मस्वरूप के सिवा 
और कुछ 'कतेव्य' नहीं है, तथा इस प्रकार के नैष्कम्य युक्त 
ज्ञानमें जो पूर्णतया समरस है - 
व्याख्या :- उसके लिये कतव्य है नेष्कम्य ! नंष्कम्यंता के 
अलावा इस जगत्‌ में उसके लिये कुछ नहीं रहा । यह जो 
ठोक ठीक समझ लेता है, इस वात का जिसपर गहरा प्रभाव 
है, ओर जिसने इसी ज्ञानबोध को प्राप्त किया है वह निःसंशय 
नेष्कम्यंताही सर्वोत्तम समझकर, उसका अनुष्ठान करता रहता 
है । उसका आत्मबोध उसे अपनी स्थिरता ला देता है । वही 
कमेमें अकमं देखता है और स्वयं अकर्मा होनेपर भी कमं साक्षी 
है ।।९४॥। 
तरि क्रियाकलाप आघवा । आचरत दिसे बरवा । 
तोचि तो इयें चिन्हि जाणावा । ज्ञानिया गा ॥९५॥ 
अर्थे :- तथापि सभी प्रकार के अच्छे कर्मोंका अनुष्ठान 
के होता है, वही इन्हीं लक्षणों के कारण सचमुच ज्ञानी 
। 
व्याख्या :- उसको क्रियाएं, उसके कर्म वस्तुतः निरतिशय 
आदर्शरूप हो जाते हैं। उनके कर्मोमें एक प्रकार तपःपुनीतं 
सामर्थ्य है । उसके कारण उन कर्मोमें भी विलक्षण दीप्ति 
अनुभव की जाती है। आँखोंमें सूयेके समान तेज होनेसे, और 
उन तेजस्वी नेत्रोंको भी देखनेवाला आत्मसूर्यं जहाँ स्वयमेव 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( १४३ ) 
5) 
चानप्रकाश दे रहा है वहाँ वही मानो सगुण, सक्रिय होकर 
आचार का अत्युत्तम आदर्श उपस्थित कर रहा है। उसमें एक 
व्यवस्था है, व्यवस्थिति है। ज्ञानके संबध में जो लक्षण या 
उपलक्षण किये गये हैं उनका साकार स्वरूप इस कर्मयोगी में 
देखा जाता है। अतः उसका कर्म भी आदर्शवत्‌ जरूर 
होगाही । उसका वर्तन, कर्म, या जीवनयापन सर्वथा अंतर्मुख 
दृष्टिसे संपन्न हैं। वहाँ कहीं भी बहिमुंखता नहीं है । वह 
यद्यपि सभी कर्म करता रहता है, तो भी उसकी सभी क्रियाएं 
विदेही वृत्तिसे हुआ करती हैं। उसका मन सर्वथा देहमक्तसी 
रहने के कारण, तथा अहंकारहीन वृत्ति होनेसे उसके कर्म 
ेष्क्म्यं में अपनेआप परिणत होते हैं । उसे उस संबंध में 
तनिक भी अभिमान नहों। अतः उसपर कर्मोका बोझ भी 
नहीं है। वह कर्मका बोझ कभी नहीं अपनाता । अहंता के 
कारण वहाँ जो फलप्राप्ति है, जो आशानिराशा है या विफलता 
है उसके प्रति उसे कुछ भी सरोकार नहीं है। कर्मोके कारण 
निर्माण होनेवाले कामक्रोधादि विकारों से वह कोसों दूर है। 
वह्‌ सवंथा निलंप रहकर अपना नैष्कर्म्य अनुभव करता है। 
उसका नेष्कर्म्य भी सर्गथा सहजसिद्ध रहता है ।।९५॥ 


जेसा जळापासीं उभा ठाके | 
तो आपणपे जरि जळामाजि देखे | 


तरि तो निश्चांत वोळखे । म्हणे मी वेगळा आहे ।।९६।। 


अर्थ :- पानी के पास खडे रहकर अपने प्रतिबिब को 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१४४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


देखनेवाला जिस प्रकार अपने को प्रतिबिब से अलग समझता 
है- । 

व्याख्या :- तालाब के किनारे खडा हुआ व्यक्ति अपना 
प्रतिबिब निहारता है। वह प्रतिबिव तो पानीमें दीखता है, 
किन्तु व्यक्ति स्वीकार नहीं करता कि मैं पानीमें हुँ | वह 
निश्चांत रूपसें यही मानता है कि मैं पानीमें नहीं हू, मैं उस 
प्रतिविब से सर्वथा अलग हूँ । वह जल है और मैं उसमें 
नहीं हू'। जो पानीमें दीखता है वह मेरा प्रतिबिब जरूर 
होगा किन्तु वह मैं नहीं है । किनारे पर खडा रहनेवाला 
योंही समझता है कि मैं पानीके बाहर हूँ | कर्म का अभिमान 
कर्म में लिप्त करतो है । वह एक अभिमान है कि जो हमें 
कर्मों में डुबा देता है । जो अभ्निमान से हट गया, जो निरहंक्ारी 
बन गया वह कमोंमें नहीं फंस सकता । वह कर्मोसे अलिप्त 
रहकर नेष्कम्यं को अपनाता रहा ।। ९६।। 

अथवा नावें आरोहुन रिगे । 
तो थडियेचे रुख जात देखे वेगे | 
तेचि साचोकारें पाहो लागे । तंव रुख म्हणे अचळ ॥| 
।।९७।। 

जब प्रवास शुरू होता है तब 
[से दौडते हुए दीख पडते हैं 


अर्थ :- नौका पर बँठकर 
तीर के पेड पौधे भी विरुद्ध दिश 
किन्तु वे वस्तुतः अचल हैं- | 
EU जटविहार करने के लिये हुम नाव में बैठे 
हैं । नाव शुरु होनेपर ऐसा दीखता 


० रर हैं कि तीर पर जो वृक्ष 
हैं वे भी विरुद्ध दिशामें जोर जोरसे जा रहे हैं । वस्तुत | | 
| 4 


अध्याय डया ( १४५ ) 


वे तो स्थिर हैं। बे किसी भी स्थिति में अपनी जगह नहीं 
छोडते । यह तो दृष्टिश्चम है क्रि जिससे वृक्ष भी दौडते दिखाई 
देते हैं । जत्र हम सत्य देखते तव वृक्ष स्थिर ही दिखाई 
देते हैं । नावमें बैठकर पानीमें विहार करनेवाले को अपनी 
पड्छाई भा उल्टी दीख पडती है । यह दृष्टिदोष जिस प्रकार 
है उसी प्रकार कर्म का अभिमान होता है। अभिमान के ही 


कारण कर्म बन्धक रहते हैं ।।९७।। 


तसे सव कर्मि असणें । ते फुडे मानूनि वायाणें | 
मग आपणपां जो जाणें । नेंष्कम्यं ऐसा ॥९८॥ 


अथ :- उसी प्रकार अपने कर्मोमें रहकर भी उन्हें केवल 
व्यथ समझकर वह अपने को-अपने आत्मभाव को पहचानता 
है, नेष्कम्यं को जानता है । 

व्याख्या :- नावमें बैठे हुए मनुष्य को उसका अपना 
प्रतिबिव पानीमें उल्टा दिखाई देता है। उसके इन्द्रिय भी 
उल्टेसे दीख पडते हैं । वहाँ मानो अपनेही गृणोंको बढाया 
जाता है । सगुण कोही फिर गुणोंसे वृद्धिगत किया जाता है । 
वस्तुतः वह मनुष्य न उल्टा होता है, न उसके अवथव भी 
उल्टसे रहते हैं। उसकी स्थिरता तथा उसकी दृष्टि अपने 
आपम पुणेरूप तथा सुयोग्यही है। वसेही अहंकारी अपने 
ऊपर अकारण कर्मका बोझ ढ़ोता है। कर्मकी झूठी अहंता 
वह अकारण स्वीकार कंरता है और फिर उसमें फंस जाता 
है | वस्तुतः उसमें नेष्कर्म्यताकी ही भावना होनी चाहिए । 
पेष्क्म्यं में सचाई-है, स्वाभाविकता है, कर्मका आदर्श है। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१४६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


सच्चा ज्ञानी उसमें अपने को स्थिर कर देता है, कर्म का 
बन्धन अस्वीकार कर देता है तथा निरहंकार भावसे निरपेक्ष 
होकर नेष्क्रम्यं को अपनाता है ।।९८॥। 

आणि उदयास्तेचि प्रमाणें । 

जसें न चालतां सूर्याचें चालणें। 
तें नष्कम्य तत्त्व जाणें | कर्मीचि असतां ॥९९॥ 
अथं :- सूर्यं का उदय तथा अस्त देखने के कारण जिस 

प्रकार उसके स्थिर होनेपर भी हम उसका चलना मानते हैं 
वेसेही कर्मोमें रत होकर भी वह नेष्कम्यं तत्त्व जानता है। 


व्याख्या :- यह तो स्पष्ट है कि सूर्यका उदयास्त होता 
है । किन्तु सुर्य तो स्वयं नहीं चलता । उसका उदयास्त हम 
मानते हैं । वह स्वयं स्थिर, अकर्ता है । तो भी उदयास्त के 
कारण हम उसका चलना-कर्म जो कभी नहीं होता-माततें 
हैं। वेसेही इस देहकी रचना है। कर्मगृणसंक्रमण के कारण 
देहकी निमिति है | पांचभौतिक तत्तवोंमें उप्तकी परिणति है। 
किन्तु केवर देह के अस्तित्व का यह कर्म आत्मदेव की 
विद्यमानता पर अवलंबित है । उसकी अंतस्थिति आत्मराज कें 
प्रकाश के कारण है। बात यह भी सही है कि स्वयं आत्मा 
देहकी निर्माण में अकर्ता है, केवल साक्षीभत है। उसका 
शा स्वीकाये है, उसकी विद्यमानता अपरिहार्य है विठु 
तटाक कर्ता नहीं । वह सवथा विदेही, देहय॒बत होते 
आरोपित करता है। सूर्यका उदयास्त उसके कर्म का प्रमाण | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (१४७) 


नहीं, हम उसका कमं व्यावहारिक रूपमें मानते हैं | किन्तु 
असल में वह सर्वथा अलिप्त तथा अकर्ता है | उसी प्रकार 
यहाँ अतःकरण की अवस्था होनी चाहिये । अहंकांररहित 
अतःकरण अपने ज्ञानस्वरूप का साक्षीत्व पहचानता है। 
आत्मराज का अधिष्ठान अनुभव करता है। देहवेभव की 
क्षमता जान लेता है साथही देहमें या कमंमें निरहंकारिता के 
कारण अकर्ता रहता है। कर्मयोग की अनन्यसाधारण सिद्धि 
स्वस्वरूप का अनवधान नहीं होने देती | वह योग्यता वहाँ 
केवळ ज्ञानदुष्टि का कौतुकमात्र नहीं । वहाँ ज्ञानजन्य कर्मकलाप 
के प्रति अकर्तृत्व की भावना सुस्थिर. है। वहाँ जो स्वयंभू 
तत्त्व है उसेही केवल अपनाया जाता है । उसकी यथार्थता 
सुदृढ की जाती है । तत्त्वकी सचाई प्रत्यक्ष अनुभूत होनेके कारण 

हाँ नेत्रों में विश्वास या विश्वासके ही नेत्र हो जाते हैं ज्ञान तत्त्व 
मेंही प्रलीन हो जाता है। वहीं मनुष्य का आधार ज्ञान है 
और वह ज्ञान केवल . ज्ञानरूपसा ही बना रहता है । इस 
देहके द्वाराही क्रिया तथा कर्म संभव है । कोई भी क्यों न हो 
इस पांचभौतिक देहको त्याग कर कर्म में प्रविष्ट नहीं हो 
सकता | उसे देहकी आवश्यकता हैही | साथही देहमें ज्ञान 
की केवलता अनुभव की जाती है । देहही एक महान्‌ कमं है । 
उसकी निर्लेप स्थिति ज्ञानावस्था में संभव है। योगी इसी 
कारण विशिष्ट योगभूमिका को अपनाता है। उसकी भूमिका 
में कर्म तथा ज्ञातकी विशेषरूपे पूर्णता अनुभव की जाती 
है । वहाँ ज्ञानही साकार हुआ है । ज्ञानजन्य कमं वहाँ निर्लेप 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१४८) श्री ज्ञाने३वरी सुबोधिनी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


भावसे अपने अकमं का प्रत्यय दिलाते हैं । वहाँ ज्ञानही देखा 
जाता है। योगभूमिका इसीकारण आत्यंतिक समाधान तथा 
संजोवन को अपनातो है ।।९९॥ 

तो. मनुष्यासारिखा तरि आवडे । 


परि मनुष्यत्व तया न घडे। 
जसें जळामाजीं न बुडे | भानुबिब ।।१००॥। 
अर्थ := वह मनुष्य के समान दीखता है, किन्तु “मनुष्यत्व 
उसमें नहीं है, जिस प्रकार पानीमें सूर्यको प्रतिबिब नहीं डूब 
सकता | 
व्याख्या :- वस्तुतः योगी ज्ञानरूप है। वह मनुष्य के 
समानही दीख पडता है । उसके आचार, क्रिया, कर्म सभी 
मनुष्य के समानही होते हैं परन्तु मनुष्य पर कर्मबंधन का जो 
परिणाम लक्षित होता है वह यहाँ नहीं दीखता । क्योंकि 
उसकी ज्ञानरूपता अन्य मनुष्यों के बीच पृथकत्व निर्माण कर 
देती है । मनुष्यजीव या उसका बहिर्मुख स्वभाव उसके पास 
नहीं होता। उसकी मनुष्य में जो विद्यमानता है वह मातो 
पानीमें दिखाई देनेवाळे सूये के प्रलिबिब के समान है । सूर्य बिर 
पानीमें दीखता है किन्तु वह पानीमें नहीं है ।।१००॥। 
तेणें न पाहताँ विश्व देखिलें | न करितां सर्व केलें । 
न भोगितां भोगिले । भोग्यजात ।। १०१॥। 
र अर्थं :- (र्ेविब जिसप्रकार जगत्‌ का चक्षु) वंसेही उसमे 
न देखनेपर भी वह सारे विश्‍वको देखता है. न भी 
सबकुछ करता है और उपभोग न लेतेही * द म का 


अध्याय ४था 
~ 


उपभोग करता है । 
व्याख्या :- इस प्रकार पूर्णता प्राप्त योगी सवथा नैष्कर्म्य 
से ओतओत है। उसके न देखनेपर भी वह सबकुछ देखता 
है । उसने समूचे विश्‍वका दर्शनही किया है । किसी भी प्रकार 
का कर्म न करते हुए उसने सब कुछ किया | जीवन में विविध 
प्रकार के उपभोग लिये बगेर उसने सभी विषयजात उपभबत 
किये । उसके कर्ममें अकमंता है, उसका कर्म महान्‌ शवितशाली, 
परिणामक्षम तथा अभिमानरहित है । वह कमं अकर्मसा बन 
जाता है ।॥। १० १।। 
येकेचि ठाथि बसला । परि सवंत्र तोचि गेला | 
हें असो विश्व जाला । अंगेंचि तो ।।१०२।। 
अर्थ :- वह्‌ एकही जगह पर वेठता है किन्तु सवत्र जाता 
है, वह्‌ मानो विश्वरूप, विइवाकार हुआ हो । 
व्याख्या :- यद्यपि वह्‌ एकही देहमें विद्यमान है, तो भी 
वह सवंत्र जा सकता है । स्थल तथा कालपर उसने विजय 
पायी है । दिग्कालातीत होकर वह सवंत्र व्याप्त है । मानो 
समूचा विशव उसके अन्तर में समाया है | वह विश्वके समान 
महान्‌ तथा सर्वात्मक हो गया है । विविध प्रकार के उपभोग, 
विविध विषयों का सेवन तथा सवंत्र व्याप्त होनेपर भी उसकी 
आत्मस्थिति अबाधित है। वह आत्मवान्‌ हुँ । वह्‌ आत्मप्रकाश- 
युक्त है। अतः उसकी विद्यमानता सर्वथा नेष्कम्यं युक्त हैं ।।१ ०२॥ 
यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्पवजिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ।। १९।॥। 
अर्थं :- जिसके सभी उद्योग वासना फल रहित होते हैं, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१५०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


Ne पट 
तथा ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा जिसके सभी कर्म दर हुए हैं, उसे 
पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं । 
जया पुरुषांचा ठाई । कर्माचा तरि देख नाहि । 
परि फळापेक्षा पाहि । संचरेना ॥१०३॥ 
अर्थं :- जिस मनुष्य के अंतःकरण में कर्म के प्रति खेद 
नहीं तथा फलकी इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती- । 


ANN 


व्याख्या :- जिसके कर्म उपभोग की इच्छासे शुरू नहीं 

होते, कर्मका संकल्प या प्रारंभ फलाशा या उपभोगेच्छ। रहित 

है वहाँ कर्म बंधक नहीं होते । उप्तके कर्म ज्ञानाग्नि के कारण 

जल जाते हैं, नष्ट होते हैं ऐसा नैष्क्रम्ययोगी सचमुच पंडित 

है । जो केवल देहात्मवादी रहता है और जो एहिक उपभोग 

की इच्छासे अलिप्त नहीं वह इस ज्ञान का महत्त्व समझ नहीं 

सकता । उसको इस महत्त्वपूर्ण ज्ञानका कुछ भी उपयोग नहीं | 

बहिर्मुखता ज्ञानमें सर्वथा बाधक है । अतः वह इस ज्ञानका 

अनुभव नहीं कर सकता । संकल्पात्मकता मनका स्वभाव हैं। 

वह उसका धर्म है। मन सदेव संकल्प करता -रहतां हैं। 

| इस मायिक स्वरूप के कारण मनके संकल्प भी मायिक त्था 

| अनात्मरूप होते हैं । उन्हें वास्तवता नहीं रहती । वस्तुकी 

सत्ता वहाँ अनुभव नहीं की जाती। मनष्य मायावाद में फस 

जाता है । वहाँ कर्म होते हैं किन्तु वे मनःसंकल्प के आधार 

| पर । उनमें उपभोगेच्छे, फलाशा तथा अभिमान ओतप्रोत है। /. 
| उनका आरभ संकल्य विरहित नहीं। अतः ज्ञानार्नि के कारण | 

प्राप्त होनेवाली अक्ता तथा त॒प्ति यहाँ लक्षित नहीं ही 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डथा ( १५१ ) 
(ˆ 7 7) 


सकती | स्पष्ट है कि वहाँ नैष्कम्यंता कभी नहीं होगी । अतः 
संकल्पयुक्त होना सवंथा अनुचित है। फलोपभोग के. प्रति 
किसी भी प्रकार इच्छायुक्त मत रहो । इच्छा सर्वथा बलवान 
होती है । वह कर्मकी प्रेरणा रहती है साथही आशा-निराशा 
के आंदोलन में मनको चंचल कर देती है। इच्छा के कारण 
विकार बलवान रहता है । जहाँ विकारवशता है वहाँ ज्ञान 
नहीं । जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ कमं बंधक रहते हैं | जहाँ बंधकत्व 
है वहाँ पांडित्य तथा समाधान सर्वथा असंभव रहता है| अतः 
संकल्पयूवत होकर रहना उचित नहीं । जो सहजही अनायास 
संकल्परहित कमं हुआ करते हैं तथा जिनके फल अनायास, 
निर्लोभ वृत्तिसे पाये जाते हैं वे कमं ज्ञानका भोग हैं | वहाँ 
कर्मों के कारण इच्छाकी अस्थिरता या दुराशा नहीं । भिन्न- 
भिन्न प्रकार के मनःसंकल्पों का उनपर परिणाम नहीं होता । 
उन्हें वेसा अवकाश भी नहीं रहता । अतः होनेवाले कर्म 

हज पवित्र हैं । पवित्रता ला देते हैं। भगवत्‌ स्वरूप की 
दिशा अपनाते हैं । उन्हें फलेच्छा नहीं होती | अतः ये कर्म 
नेष्कर्म्यंता को प्राप्त होते हैं। वे कर्म तथा उनका भोग 
वस्तुतः सहज, अनायास, इच्छारहित होनेसे उनके द्वारा 
सहज भोग, सहजपवित्रता आ जाती है। जो बुद्धिमान्‌ हैं, 
जो पंडित हैं वे इसी प्रकार चेष्कम्यं के लिये योगारंभ कर 
देते हैं । वहाँ जीवन में योग है, कर्म होनेपर भी भोग नहीं । 
ईश्वर साक्षात्कार की वह अनूठी साधना है। यह सहजयोगार॑भ 
है । उसके द्वारा. योग्यता अपनायी जाती है। वह योग्यता, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१५२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 
AANA SNA) Too 


वह योगानुशासन नेष्कर्म्य के द्वारा प्राप्त होनेवाली महान 
सिद्धी है। उन्हें पंडित कहा जाता है । जिसकी बुद्धि इसप्रकार 
योगात्मक, अन्तर्मख, फलाशारहित, भोगशून्य बनी है बही 
बुद्धिमान्‌, वही पंडित है। ब्रह्मसत्ता की अनुभूति इन्‍्हींमें 
देखी जायेगी । यहाँ मानो ब्राह्माण्य ब्राह्मण्यको ही अपनाता है। 
ब्रह्म ब्रह्मको ही पा जाता है । वह वस्तुतः ब्रह्मही है । उसकी 
चर्चा अप्रयोजक है। जो अनुभव करता है वह नहीं बोलता। 
उसके पास खाली मौन है। वहाँ केवल ज्ञानही मन्तव्य है, 
द्रष्टव्य है, निदिध्यासितव्य है! उसकी चर्चा अर्थशून्य है। 
उसके कर्म सहज अनायास फलाशारहित हो जाते हैं ओर 
होनेपर भी कर्ताकी नेष्कम्यंता को भंग नहीं करते ।। १०३॥ 
आणि कर्म हें मी करीन । ; 
अथवा आदरिलें सिद्धि नेईन । 
येणें संकल्पें ज्याचें मन । विटाळेना ।। १०४॥ 
ज्ञानार्निचेनि सुखें | जेणें जाळिलि कमं अशेषे | 
तो परब्रह्मचि मनुष्यवेषें । वोळख तू ।।१०५।। 
अर्थे :- यह्‌ कर्म मैं करूँगा, प्रारब्ध कर्म को पूरा करूँगा 
आदि प्रकार के संकल्पों से भी जिसका सन सरवंथा अछूता है- | 
यह्‌ Do कि जिसने अशेष कर्म ज्ञानारिनि में डालकर 
सुख से दगध किये वह मनुष्यरूपमें साक्षात्‌ परब्रह्मही हैं । 
व्याख्या :- वेसेही किसी कर्मके बारे 


में कभी नहीं में कतृत्व को भावतां 
उसके मनमें कभी नहीं आती मैं यह कर्म करूँगाही, या यह | 
) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय थ४था ( १५३ ) 


शुरू किया हुआ कर्म मैं पूराहो करूँगा, उसकी सिद्धि पाऊँगा 
इसप्रकार का संकल्प वहाँ नहीं । बह संकल्पशून्य है । उसका 
मन नितांत शुद्ध तथा स्वच्छ है। वह आत्यंतिक शान्त स्वभाव 
से अपने संकल्परहित . कर्मोमें, उद्युक्त है । परमात्मस्वरूप के 
ज्ञान के कारण वह पूणं ब्रह्माही है । अतः उसके द्वारा किये गये 
कर्म सवंधा अकमं हैं। उसका परमपावन दर्शन वस्तुत 
परब्रह्मका मनुष्य रूपमेंही दरशन है। वहाँ आत्मरूप श्रीभगवान 
का ह लक्ष्य हैं। वह अक्षर ब्रह्म उसके अन्तर से उसे 
साक्षात्कार दिलाता है। नामख्पात्मक होनेपर भी वहाँ 
आचार, वहाँके सर्व कर्म नामरूपात्मक भगदतूज्ञानस्वरूप रहते 
हैं। उसका संपूर्ण व्यवहार केवल ज्ञानरूप होनेके कारण वहाँ 
कर्म नहीं होते । कर्मका शब्द भो कहीं सुनाई नहीं देता । 
वहाँ शुद्ध ज्ञानका अखंड एकरस आविष्कार है। वहाँ 
ज्ञानानंदही है | ज्ञानका अमृतरूप संवेद्रन वहाँ प्राप्त होनेके 
कारण एकक्षण के लियेभी वह ज्ञानसंवेदना अननुभूत नहीं 
रहता । ज्ञानकी सर्वात्मकता तथा ज्ञानरूपता का सहजीविष्कार 
होनेसे जहाँ कषाक्षात्‌ परब्रह्म का निवास अनुभव किया जाता 
है वह्‌ मनुष्य सचमूच पांडित्य से भी बढ़चढकर हो जाता है । 
उसने पांडित्य से भी "स्पर्धा की और विजय पा ली । वह 
भगवत्स्वरूप का ज्ञान सवंथा विलक्षण: प्रभावकारी तथा 
सवंश्रेष्ठ है । वह .ज्ञान . ज्ञानकोही पाता है। वही केवल है, 
ब्रह्म है,' परब्रह्म है। मनकी मायाः वहाँ 'नहीं रहती, वह 
किसीको नहीं भुला सकती । चित्त श्रोगुरुके आशीर्वाद तथा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१५४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी. 


कृपाके कारण निर्भेय हो जाता है वह पांचभौतिक, झंझटें, 
मायिक विलास में फंस नहों जाता । वहाँ मनही देवताभाव 
को अपनाता है । उसने अपने संकल्पात्मक विकार, प्रत्यक्ष 
संकल्प भी त्याग दिये। उसकी कामना नष्ट हुई । उसकी 
इच्छाएँ, वासनाएँ, लोभ मोहादि सभी विकार उससे अला 
हो गये । वह कामनारहित तथा निःसंकोच बन गया | अतः 
ज्ञानसूयं का उदय होना स्वाभाविक है । उसके तेजमें सबकुछ 
विलीन हो गया । अब जो कुछ रहा वहं मनृष्यरूप परब्रह्म 
ह! ! 


केवल पांडित्य एकप्रकार वावजल्पन है । उसमें बुद्धिकी 
प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास है | वहाँ बद्धिकी महत्ता परिलक्षित 
है । बृद्धिके परमसिद्ान्त की कल्पना प्रकृति मे निहित है। 
बृद्धिका यह महात्म्य ईश्वरस्वरूप को भुला देता है । वह तो 
प्रकृति में रत रहती है । ईइवरीयता की प्रतोति उसे नहीं 
भाती । पांडित्य का, केवल बुद्धिमान होनेका यही बडा भारी 
दोष हूं प्रकृति सदेव त्रिगुणात्मक संसांर के निर्माण में व्यस्त 
हें. । वह तो बार बार अपनाही आवरण पहना देती है 
बार बार जन्म दिया करती है। देहात्मबृद्धि के द्वारा 
होनेवाला यह महान्‌ विपर्यास हैँ। देहब॒द्धि की यह गृहस्थी 
सिरपर लेकर आदमी सदाके लिये परतन्त्रसा रहा हैँ । उसे 
बोझ से वह दब गया हैं | उस अवस्थामें मनष्य की मनुष्यतां 
ही देखी. जाती ह । उसम दवताभाव की जागति नहीं । मनष्य 
में स्थित देवत्व वहाँ तिरोहित रहता है । उसके द्वारा स्थूलं 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय उथा ( १५५ ) 


देहकोही अपनाया जाता हुँ । परिणामस्वरूप व्यवित परतत्त्व 
-स्पशंसे वंचित रहता हुँ । वह तत्त्वको नहीं पहचानता, 
सार को स्वीकार नहीं करता, असार को छोड़ नहीं देता । 
अतः खाली ईँशसृष्टि का कौतुक, स्तुति करती हुई बुद्धि अपने 
भ्रममें मग्न रहती है । बुद्धिकी श्रेष्ठतामें प्रकृति स्वरूप का 
कुछ परिचय जरूर हो जाता है किन्तु उससे काम नहीं हो 
सकता । वहाँ वासना का अनादि स्वरूप उसे कष्टकारी होता 
है । वासनासे उसका पिड नहीं छूटतो । अतः उसकी हार हो 
जाती है । फिर कर्मकी नेष्कर्म्यता कहाँ? कहाँ है वह नामयज्ञ? 
कहाँ वह्‌ विश्वात्मक प्रतीतिका सगुण साक्षात्कार ? इन्हींसे 
वंचित रहकर मनुष्य अपनीही गृहस्थीमें, अपनेही झंझट में 
फंस जाता है। वहाँ देहबुद्धिका बोझ उसे मुक्त, स्वतन्त्र, 
भाररहित नहीं बना देता | वहाँ विकारवशता है । 'मैं' और 
मेरे की परिधि में वह व्यकत है । उसे और कुछ सूझता नहीं, 
वह और कुछ चाहता नहीं । प्रवाहपतित सा होकर वह 
अपनी जिंदगी बसर करता है। उसकी देहबुद्धि परतत्त्व की 
ओर नहीं संकेत करती | वह अपने स्थायीभाव को नहीं 
अपनाती । महत्‌ का यह तत्त्वशूऱ्य पांडित्य केवल शब्दानुगामी 
रहता है, उसमें शब्द के साथ अनुभवसंपन्नता नहीं | उसका 
पांडित्य तथा उसकी पुराणस्थिति उस नित्यनूतन सवंसाक्षी को 
अलक्षित करती है। स्वभावजन्य ज्ञानकला को बुद्धि नहीं 
अपनातो | पंडित शब्दमें केवल पांडित्य नहीं, उसमें नेष्कम्यं- 
योग के साथ आत्मानुभूति का भी योग है। जिसकी बुद्धि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१५६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


आत्मानुभूति में लीन है वही सच्चा पंडित है। किन्तु जहाँ 
केवल शाब्दिक जल्पन है, केवल वौद्धिकवाद है वहाँ ब्रह्महूपता 
का ब्रह्मस्व स्वीकृत नहीं होता । वहां पांडित्य का 
अभिमान है, आत्मानुभूति का नहीं । यह तो सचही है करि 
आत्मानुभूति के बाद अभिमान भी नहीं रहता । विश्वक्नी 
विविधता तथा अनेकता, जीवन की विविध कलाएं तथा 
आविष्कार आदिमें एकात्मता का अनुभव परिचित नहीं। 
किन्तु जब यही थक जाता है, अनेकत्व से ऊब जाता है, तब 
सहजता श्री गुरकी कृपासे उदित हो जाती है । इसी सहजता 
में स्वाभाविक आत्मीयता तथा एकता निहीत है । उसके लिये 
श्रीगुरु की कपाही नितांत आवश्यक है । प्रपंच का यह प्रचंड 
व्याप, उसकी अनेकांगी विविधता तथा उसके अनुभव रहित 
व्यवहार को नियमित करके सहजता निर्माण करने का महान्‌ 
योग श्रीगुरु के सिवा अन्य किसीको संभव है? श्रीगुरु ही 
केवल समर्थ है और कोई नहीं। वेही ब्रह्मपद की प्राप्ति 
दिला सकते हैं । अतः आवस्यक है क़ि श्रीगरुका ही स्मरण 
करते रहें, उनहेंदी बार बार नमन करे, उनके सामने नम्र रहें, 
जिससे भजन, नामस्मरण आदि के द्वारा मनकी अधितता 
पायी जावेगी । एकताको स्थिर करनेवाला,  अंतनि हित 


नामस्मरण जब स्थिर हो जायगा तभी यह “रामनाम प्रत्यक्ष 


परब्रह्म की सत्ता को परिचित करायेगा 
स्वरूप की भेंट है ।।१०४, १०५।। 


॥ । वहीं उस परमात्म | 


अध्याय दथा उब `` ` [एख 
त्वक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमंण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः ॥२०॥ 
अथ :- यद्यपि वह्‌ कमं में प्रवृत्त सा दीखता है कितु वह 
वस्तुतः कुछ भौ कर्म नहीं करता | वह सचमुचही कमं के प्रति 
निरभिमान है, फल के प्रति निरासक्त है साथ ही नित्यसंतुष्ट ) 
तथा नित्यतृप्त रहता है | वह किसी भी प्रकार के आश्रय की 
इच्छा नहीं करता । 
जो शरीरों उदासु । फळभोगीं निरासु । 
नित्यता उल्हासु । होऊनि असे ॥ १०६।। 
तो संतोषाचा गाभारा । आत्मबोधाचिया वोगरा | 
पुरे न म्हणे धनुर्धरा । आरोगिता ।। १०७॥ 
अर्थं :- जो देहके प्रति उदास है, फल के उपभोग के 
वारेमें निरीच्छ है और सदेव उल्हसित रहता है- हे अर्जुन ! 
वह संतोष के मध्यगह में आत्मत्रोध का भोजन परोसते समय 
“बस हुआ, बहुत हुआ,” एसा कभी नहीं कहता । 
व्याश्या :- उसकी देहधारणा किसी अन्य हेतुसे नहीं 
रहती । वह केवल औपचारिक, उपास्तियुबत है | वह जो 
देहका आश्रय स्वीकृत करता है वह किसीभी प्रकार की ममत्व 
भावनासे नहीं । वह सचमुच औपचारिक, सहज तथा अनायास 
ही है | उसकी प्रेरणा बहिर्मख नहीं। उसकी लगन आत्मदर्शन 
के लिए रहती है। वह जो देहधारणा में है वह सहजही 
प्राकृतिक भावोंके अनुसार है। अपने कतंव्य कर्मोकी ओर 
उसकी निःस्पृह दृष्टि है । कतंव्य . करते समय उसे फलाशा 


००-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१५८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


TTT 
नहीं | उसका कतव्य आत्मभाव के आविष्कार का साधनमात्र 
है । इसीसे उसे वह प्रिय रहता है । अपनेही नामरूपादि की 
व्यवस्था वह उस कतव्य में देख पाता है । वहीं उसे आस्था 
निर्माण होती है तथा वह रम जाता है। उसे अन्य किसी की 
ओर देखने की जराभी आवश्यकता नहीं । 'स्वान्तःसुखाय' 
उसकी जीवनी आत्मरूप होकर बितायी जाती है। वह स्वयं 

| परतत्त्व का साक्षात्कारी है। उसके नामरूप उस असीम का 
| एक सगुण आविष्कार मात्र हैं। अतः उसके लिये आत्मावलंबन, 
स्वावलंबन सहजही है। इसीसे वह अन्योंके लिये सच्चा 
मार्गदर्शक है। वहीं किसी भी प्रकार की बुरी बात नहीं 
होती । उसकी श्रेष्ठता, सवंथा सर्वमान्य तथा सन्माननीय है। 


AAA 


वह सर्वथा उदासीन है। वह निरभिलाष खूपसे कर्म 
करता है । उसके कर्म निष्काम होते हैं कर्मोके फलके बारेमें 
वह सर्वंथा उदासीन है | फलभोग में न उसे रुचि है न उसकी 
उस संबंध में लगन ? फलोंके पीछे वह कभी नहीं दौडता | 
उसे उनकी प्यास तनिक भी नहीं । वह हमेशा उल्हसित है | 
वह कर्मभोग के लिए कभी अपनी आत्मभावना, योगभूमिका 
नहीं छोडता । यद्यपि कर्मभोग उसे प्राप्त होते हैं तोभी वह 


उनकेप्रति निरतिशय आस्थारहित है । संतोषरूपता उसका 


। सहज स्वभाव बन जाता है । संतोष के क्षितिजपर उसकी 
ff हमेशाही उदितावस्था है। संतोष के वारेमें उसका कभी 


अस्त नहीं । संतोष के साथ आत्मज्ञान का भोजन उसे प्रा्प् 
है | जो उसे रसोई परोसते हैं उन्हे वह्‌ मना नहीं करता । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


भष्याय था ( १५९ ) 


आत्मज्ञान का पकवन्न उसे प्राप्त होनेपर वह क्योंकर अन्य पदां 


के प्रति आस्था दिखलायेगा ? उसका घर है संतोषरूप आनंद 
का । वहाँ संताप तथा आनन्द का नित्य निवास है । इसी 
कारण उसे प्रफुल्लता छोड कहीं नहीं जाती । आत्मज्ञान 
संतोष तथा आनन्द के कारण वह सवंदा प्रसन्नतासे ओतप्रोत 
हैं । आत्मज्ञान का परितृप्ति दिलानेवाला भोजन उसे प्राप्त 
होनेके कारण बह पूर्णतया संतुष्ट है | मन अतीव प्रसन्न है। 
ज्ञानामृत का निरन्तर भोजन सेवन करने में वह लगा हुआ 
है । कभी बस नहीं कह देता । उसीमें वह रम गया है | 
ज्ञानरूप दिव्यौषधि प्राप्त होनेके कारण वहाँ देहसंग या 
देहात्मभाव सहजही दूर हो जाता है । ज्ञानरूपता के कारण 
वह रह नहीं सकता । उससे प्रसन्नताही प्रसन्न हो जाती है । 
तृप्ति परितृप्त होती है। मन की निरतिशय शांति वहाँ 
अपनायी जाती है । मानो अमृतसागरमें ही मनने प्रवेश किया 
हो । किसी भूखे आदमी को यथेच्छ भोजन प्राप्त होनेपर जो 
आनन्द, तृप्ति या प्रसन्नता प्राप्त होगी वही या उससे बढ़कर 
यह योगसंपन्न व्यक्ति पाता है । तृप्ति के कारण मन शांत है, 
शातता के साथ प्रसन्नता है, प्रसन्नता उल्हास को बढा रही 
है। उस आत्मानुभूति का सुख कया कहने योग्य है ? वह तो 
जीव की शिवरूपता है । वह एकात्म रसलीनता है । जहाँ यह 
एछाखात होती है वहाँ निःसंशय सामरस्य की स्वख्पानुभूति 
है जो कही नहीं जाती । नींदसे जागृत हुआ व्यक्ति कह देता 
है कि मैं जागृत हुआ हू । बस इतनाही ! यही कहना पडता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१६०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 
प PO TOO 
है और इतनाही कहा जाता है। श्रीविठुल का प्रेमरूप दर्शन 
जिसने पाया सौवार वह धन्य हुआ । उसके सभी संकट, दुरित 
नष्ट होगये । उसे पानेका कुछ भी नहीं रहा ॥१०६, १०७॥ 


निराशीरयंतचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह: । 
शारीर केवलं कम कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 


अर्थं :- जो आशारहित है, आत्मा तथा अंतःकरण जिसने 
जीत लिया है, तथा सभी प्रकार की उपाधियों को जिसने दूर 
किया है, और जो केवल देहधारणा के लिये कर्मोद्यत है, उसे 
किसी भी प्रकार कर्मबंध नहीं है । 


केसि अधिकाधिक आवडी । घेतां महासुखाची गोडी। 
सांडोनिया आशा कुरोंडी । अहंभावेसी ।। १०८॥ 


= 


अर्थं :- आत्मबोध के महासुख का अधिकाधिक आस्वाद 
लेते हुए वह अहंता के साथ आशा को समर्पित करता है। 


व्याख्या :- वहाँ सुखही मानो सुखको मिलते आया। 
सुखही महत्‌ सुखको प्राप्त हुआ | उसके बारेमें कहा नहीं 
जाता । वह व्यक्ति महान्‌ सुखको अपनाये रहता है । उसमे 
पास अब देहभाव या अहुभाव नहीं हो सकता । उसके साथ 
आशा को भी उसंने ब्रह्म पर न्योछावर किया | वह ब्रहम 
का आस्वाद लेनेमें मस्त है। उसे किसीभी प्रकार की आशा 
नहीं रही । वह मूलतः नष्ट होचुकी | या उसने अपतेवो | 
विसजित किया । ब्रह्मसुख की नित्यनतन रुचि अनभव करी | 
हुआ योगी उसे उत्तरोत्तर वधिष्ण बनाता हे । साथही उसबै | 


अध्याय डउथा ( १६१ ) 


माधुरी जहाँसे निर्माण होती भी मधुर तत्त्व है । अतः 
यह चाहिये, वह चाहिये ऐसी आशा की भाषा वहाँ नहीं 
।।१०८॥ 
म्हणौनि अवसरे जे जें पावें | कि तेणेंचि तो सुखावे | 
जया आपलें आणि परावें । दोन्हीं नाहि ॥१०९॥ 
जथ :> अतः प्रसंगवश जो कुछ प्राप्त है, उससे वह सुखी 
चन जाता है, उसे अपना-पराग्रा का भेद हैही नहीं । 


व्याख्या :- सहजही संतोषका सुख उसे प्राप्त हुआ है । 
उनकी कृपा उसपर प्रसन्नता की बारिश कर रही है । अत 
उस अपना प्रपंच नहीं, परिवार नहीं, परिजन नहीं । वह 
स्वयं विलोभनीय है, अर्थात्‌ उसका अपना लोभ नष्ट हो गया 
है | उसके पास अब अपरिग्रह है । किसी भी प्रकार का संग्रह 
वह नहीं करता । उसकी उसे कतिपय जरूरी नहीं । वहाँ 
यह मेरा और वह पराया एसी भावना नहीं । अपने पराथेका 
भेद उससे मिट गया है । वह सर्वात्मक हो गया है और सबोंके 
प्रति उसके मनमें आत्मीयता है। उसका प्रेम इस प्रकार 
सर्वात्मक हो गया है। वहाँ कमं, लेन देन ये सभी उसी एक 
चेतन्यके ही विलास हो गये हैं। ये. कर्म उसके अपने नहीं 
रहे । अतः वे भी ब्रह्मरूप बन गये हैं। उसके त्रिविध ताप 
सवेदा सुखकारी हो जाते हैं। उस सत्ताका एकमात्र स्वरूप 
हैं प्रम । उसकी भावना प्रेमरूप है | सत्ता, ज्ञान तथा कर्म 
तोनों बातें उसके लिये उसी परमसत्ताके, सगुणब्रह्म के विलास 
बेन जाते हैं । देहक्रिया उसके लिये केवल कर्म नहीं वह भी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१६२) 


श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


= 


उसीके आविष्कार सी हुआ करती है ।। १०९॥। 
तो दृष्टि जें पाहे । तें आपणचि होऊनि जाये । 
आइकतें आहे | तोचि जाला ।। ११०॥।। 
चरणि हन चाले । मुखें जें जें बोले । 
ऐसे चेष्टाजात तेतुळें । आपणचि जो ।।१११॥ 
अर्थं :- वह जो कुछ देखता है, वह वही रहता है (दरष्टा 
तथा दृश्य एकरूप होते हैं) जो कुछ सुनता है वह श्राव्य भी 
वही है । 
परोंसे चलना, मंहसे बोलना आदि सभी क्रियाकमें वहीं 
स्वयं बन जाता है। 
व्याख्या :- वहाँ सुननेवाला भी वहीं है बोळनेवाला भी 
वही है । मनके सभी व्यापार उसीके द्वारा मानो नियन्त्रितसे 
हो गये । जो दुष्टिसे देखा जाता है वह द्रष्टव्य भी वही हैं। 
द्रष्टा तथा दुश्यके बीच अब भेदही नहीं । श्रावक तथा श्राव्य 
के बीच भी यहो एकात्मता है। उसका चलना, उसका बोलतां 
आदि जो व्यापार हैं, वे सभी उसकी ब्रह्मारूपता के कारण 
आत्माविष्कार के हैं । वहाँ सर्वत्र-आत्मीयता का दर्शन हैं। 
भक्तिप्रेमरस का साक्षात्कार परतत्त्वकी अनस्थिति में संपन्न 
है । उसकी महिमा क्या वर्णन की जा सकती है ? आत्मविकार्स 
को आत्मा है भक्ति । भक्ति के अन्तर में निहित है परमप्रेमरूप 
जो सचमुच आत्माका स्थायीभाव है ।।११०, १११॥ 
हें असो विश्व पाहि । जयासि अपणाबांचनि नाहि । 
आर्तो कवण ते कमं पाहि | वाधि तयातें ।। ११२ 
अर्थ :- तिसपर यह विश्व भी उसके सिवो और कुछ 


CC:0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ढया ( १६३ आ ` (९६ 


नहीं । फिर किस प्रकार का कमं उसे बंधक ह? | 
व्याख्या :- वह संपूर्ण 'विउ्व में व्याप्त होनेके कारण | 
विश्वरूप होगया है | विश्वके बुदहाकार कर्ममें भी सामरस्य | 
की प्रगाढ अनुभूति वह अपनाता रहा है। अतः वहाँ कमं तो - | 
रहा भी नहीं। इस प्रकार सवं साक्षीभूत होकर अपनी £ | 
आत्मरूपता के कारण विश्वात्मक बन गया | वही आत्मा है । | 
वही सचमुच ब्रह्म है ।।११२।। | 
यदृच्छा लाभसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः । | 
समः सिद्धावसिद्धौ च क्त्वापि न निबध्यते ।।२२।। | 
जो कुछ प्राप्त होगा उससे संतुष्ट होनेवाला, ंद्रातीत, | 
निमंत्सरी, प्राप्त तथा अप्राप्त के प्रति समवृद्धि रखनेवाला | 
कभी बद्ध नहीं हो सकता फिर चाहे वह कमं करे- | 
हा मत्सर जेथ उपजे । तेलुळें नुरेचि तया दुजे । 
तो निर्मेत्सर काय म्हणिजे | बोल कीर (वरि)।। ११३।। 
म्हणोनि सर्वाहिपरि मुक्तु । तो सबं केचि कमं रहितु । 
सगुण परि गृणातीतु । येथे भ्रांति नहीं ॥१ १४॥ 
अर्थ :- जहाँ मत्सर है वहाँ द्वत भी । कितु उसके 
(कमेयोगी के) पास द्वैत की वह परायी भावना कहाँ ? केवल 
हने मात्र के लिये क्या हम उसे निमंत्सर कहें ? अतः वह 
सवेतोपरि मुक्त, सभी प्रकार के कमंबंध से मुक्त, फलेच्छार हित 
कर्ता सगुण होकर भी त्रिगुणातीत है, इसमें संदेह नहीं । 
व्याख्या :- यह मत्सर सर्वंथा विचित्र हैं। उसे सचमुच 
असत्यही कहना चाहिये। वह असंतही है। वहाँ मत्सर के 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१६४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


कारण अवगुण रहा करते हैं। गृणोंकी भर्त्सना होती है। 
आत्मानृभूति में मत्सर को कहीं जगह नहीं । वह सचमुच 

एक बडा विकार है। आत्मानुभूति में अवण रह्‌ नहीं 

सकते । वे सवंथा दंडनीय हो जाते हैं । गुणी मनुष्य की वहाँ 

पूजा की जाती है। सद्गुणों के प्रति अतीव श्रद्धा तथा 

पूज्यभाव वहाँ निर्माण हो जाता है । इसके विपरित मत्सर के 

कारण आदमी ऊब जाता है | उसे सद्गुण दीख नहीं पडते। 

मानव का आलस्य वहाँ साधृसज्जनों को भो कष्टकारी हो 

जाता है | वहाँ समय गंत्राया जाता है । श्रद्धाहीनता के कारण 

संदेह की सृष्टि निर्माण हो जाती है। अकारण परीक्षा छन 

सब्र मग्न हो जाते हैं । यह मत्सरही एक है जो इस प्रकार 

कुटिलता, कटूता ला - देता है। वह कुटिलता वह आलस 

| मानव को विकारबशही बनायेगा । साधुसज्जनों ने यई 
| पहचाना है । उनकी श्रद्धा तथा भक्ति अनन्य होनेके कारण 
यह आलस्य भी विकाररहित हो जाता है । उसकी ब्रह्मानुभूति 
में बाधा नहीं पहुंचती । अश्रद्ध मनुष्य अपक्व अन्नके समान 
है । उसमें न परिपूर्णता है न पूर्णता की श्रद्धा हैं। वह 
मत्सरग्रस्त होकर अपनाही पुथवत्व आगे चलाया करता है। 
उसके हाथसे .क्या होंगा ? बह कैसी सफलता अपनायेगा 
प॒काया हुआ अन्न तथा अपरिपक्व अन्न दोनोंमें स्वाभाविक 
फकं है । रुचि, गुणवत्ता तथा पाचकता आदि की दृष्टि 


उनमें काफी अन्तर है | बेसेही अश्रद्ध मनष्य तथा श्रद्धावा् | 
ज्ञानीके बीच महान्‌ अन्तर है। अत यहाँ मत्सर का त्य | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था 


वि EN 


होनाही चाहिए। उसको अपनानाहो होगा । अन्यथा बृद्धि 
हिसाके पीछ छिपती है। श्रद्धाका मार्ग रोका जाता है। 
उसका अपना राजमार्ग जो योगानुभव वह छोडकर वह केवळ 
बिकारवश वनी रहतो है। उसकी आत्मप्रकाशक सगणता 
जाडचका अपनातो है । यह अर्थात्‌ अनुचितही ह । 


इस मत्सर को व्याप्त होनेके लिये कई जगह हैं। वह भी 
अपना आसन बखूबी जमाया करता है । अनेक जगहों को अपने 
अधीन कर लेता है। मत्सर तथा परिग्रह के बीच विशे 
प्रकार का सवध देखा जाता है। जो हमारे पास नहीं उसकी 
चाह पहले पहल निर्माण होती है | जिसके पास हमारी इच्छित 
वस्तु दिखाई देती है उसके वारेमें हमारे मनमें मत्सर सा 
पदा होता है। फिर वह उस वस्तुको हथियाने का प्रयास 
करवाता है | इसीमें परिग्रह जन्म लेता है। आमतौर पर 
यह देखा करता है । प्रपंच में परिग्रह की विलक्षण मान्यता 
है । मत्सर के कारण वह भूषणरूप बन जाता है। उसकी 
हत्ता इस प्रकार हरहमेश बढ़ानेका प्रयास होता है। वहाँ 
फिर लेनदेन का महत्त्व बढ़ता है । देनेवाला और लेनेवाला 
दोनोंमें पृथकत्व हैही । वहाँ मनकी जागृति न होनेपर आदमी 
अपने आप फंस जाता है | देनेवालेमें दाता का अभिमान है, 
लेनेवाला याचक बन श्रद्धाहीन हो जाता है । अतः दोनों के 
मन॑में आत्मोयता संपन्न नहीं होती । एक प्रकार मत्सर का _ 
आतंक, डाँटही निर्माण हो जाती हैं । यह डाँट जीवदशा को 
दवाये रखती है। न वहाँ तृप्ति होती है न गृणातीतता आ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१६६) र 


श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 
~ 
जाती है । पृथकत्व के अभिमान से प्राकृतिक नामरूप छि 
आदिमें ही व्यक्तित्व फंस जाता है। वहाँ आत्मसंवेदन को 
अवकाशी नहीं रहता । मत्सरकी यह विलक्षण दाहकता 
आदमी को सदँव जलाती रहती है वह तो अपनाही महत्त्व 
बढाता है | इसीसे जीवात्माको ही मानो भुना जाता है। 
उसकी अभिव्यक्ति, उसकी स्वयंप्रकाशता रहती नहीं । उसका 
मुख, उसका तत्त्व तथा उसकी विद्यमानता पुणंतासे ढुँकी 
जाती है | वहाँ मानो लेनदेन का व्यवहार ही शुरु हुआ हो | 
एक नग्री साहुकारी निर्माण हुई हो | मत्सररूप साहुकार के 
यहाँ समूचा जीवित्वही गिरवी रखा गया । किसी अनामत 
वस्तुको अपने यहाँ रखकर साहुकार उससे पूरा पूरा लाभ 
उठाता है, वेसेही यहाँ मत्मर के द्वारा परिग्रह निर्माण होकर 
वह डाँट देकर जीवदशा की आत्यंतिक दुर्दशा निर्माण करता « 
| है। वहाँ उसका परिपूर्ण स्वाहा हो गया हो । परिग्रह के 
कारण जीवात्मा का भोग हट नहीं सकता । वहाँ जीवन मे ने 
| संस्कार है न संस्करण न परिवर्तन ! ! गृहमें पावित्र्य, शुचिता, 
संस्कार आदिका महरव अनन्यसाधारण है । किन्तु यहाँ क्या | 
। संस्कारिताही यहाँ गिरवी रही । यज्ञरूप उपजीवन नहीं रहा | 
| यज्ञ के लिये जोवन नहीं रहा । वह केवल परिग्रह का गुल 
बन गया । हाथ पसारने का यह लोभ, यह याचना की वी, 
यह्‌ मत्सर की परिग्रहता वस्तुतः तत््वहोन जीवनका अर्थ्य 
उपभोग है। कामना, वासना, लोभ, मोह में फंसे हुए जीव 
की यह भीषण नाटिका है। वस्तुतः देने देनेमें रे 


ES देनेमें भी फर्क 
और लेने लेनेमें भी उससे बढ़कर ! किसी पुष्यकर्म के कारण 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डेथा ( १ ६७) 


दक्षिणास्वरूप कुछ देनेके लिये तैयार होना, या सामने आये 
हुए किसी वेरागी, जती, याचक को देनेके लिये तयार होना 
उन दोनीं में निःसंशय फर्क है । साथही जिसे सहजतासे दानकी 
ओर झुकाव है वह जिस प्रकार कुछ दे देगा वहू स्वाभाविक, 
सस्कारयूवतही होगा । मनुष्यका ही जीवन एसा है कि जहाँ 
जन्मने के पूर्वसे तथा मरने के बादभी कुछ संस्कार अत्यावश्यक 
माने गये हैं । विवध संस्कारों द्वारा जीवन की स्वाभाविक 
सत्कर्म प्रवृत्ति जगानेका ही यह प्रयास है । इन षोडश संस्कारों 
का इसीलिये महात्म्य माना गया है। “यहाँ जो संस्कारयुक्त 
जोवित उसका महत्त्व कम करने का प्रयास 'परिग्रह' के द्वारा 
किया जाता है | जीवित की महत्ता परिग्रह में नहीं किन्तु 

हाँ सुननेवाला कौन है ? परिग्रह की डाँट बडी प्रभावकारी 
होती है । वस्तुतः जीवन के प्रारम्भ में जीवित का जो भार- 
वोझ स्वीकार किया जाता है वह अकारण, हेतुशूव्य तथा 
केवल खेळ नहीं | उसके पीछे एक विशिष्ट हेतु है, एक 
सुनिश्चित संकेत है। जीवदशा की उत््रांत आत्मानुभूति 
अपनानेका वह मागे है। वह सर्वथा योगात्मकही होना 
चाहिये | मनुष्यधारण इसी गहन अर्थके लिये है। वहाँ 
आत्मवाचक नामकाही उपजीवन अपेक्षित है। वही सच्चा 
आधार है | 'पुरुषार्थ' ही वहाँ जागृत होना चाहिये। वह 
'पुरुष' तत्त्व अपने अधिष्ठान में 'प्रकृति' के कमे द्वारा अपने 
अर्थेकी अभिव्यक्ति करने का प्रयास करता है। वहाँ यज्ञव्यवस्था 
पुरुषतत्त्व के साक्षात्कार के लिये व्यवस्थिति ला देती है | 
हमारा यह संपुर्ण जीवन एक प्रकार उस परमतत्त्व की देन 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१६८) श्री ज्ञानेश्वरो सुबोधिनो 
वि no 


है । उसके बदले में हमें उत्तका साक्षात्कार कर लेना चाहिए। 
यज्ञके द्वारा एक निरभिलाष तथा भोगमुक्त जीवन जीनेकी | 
साधनाही है | अन्यथा लोभ कहीं थका नहीं, वह कभी दवा 
नहीं । परिग्रह की माया तथा परिधि बढ़तोही जाती है। 
उससे संस्कारयुक्त जीवन की तपस्या विफल हो जायेगी। 
जीवित अर्थशून्य, पुरुषाथर हित बन जायेगा । उसपर परिग्रह की 
जबदेस्त डाँट नहीं रहती चाहिये । परिग्रहसे पिड छुडाने के 
लिये 'गुरत्रे अत्यन्त महनीय उपाय है । उसको अपनाना 
तथा ब्राह्मण्यका विशेष पूज्य आचार स्वीकार करना चाहिये । 
शमंदमादि द्वारा परिग्रह की प्रेरणा ढ़िली कर देनी चाहिये। 
| फिर पज्ञोपजीवन यथान्याय होता रहेगा। उसके द्वारा ही 
। यह परिग्रह उसकी जबर्दस्त प्रेरणा, उसका तनाव तथा उसके 
पीछ छिपा हुआ रहस्य अपने आप खुल जायेगा। वहाँ धर्मधारणा 
ध्येनिष्ठा के साथ अपनानी होगी। उसका" सत्कारपूर्वक 
व्यवस्थित अनुष्ठान होना निरतिशय कल्याणकारी होगा। 
उससे यह संपूर्ण जीवन अपरिग्रह में परिणत होगा । परिग्रह ते 
पिङ छड जायगा । जीवन में सच्ची मंत्री, करुणा उदित हे 
जायगी । अगर हम लोभमें ही फंसे रहेंगे तो फिर जीवन र्म 
h उपासना न के बराबर रहेगी । वहाँ देहबद्धि बराबर बची | 

रहेगी । उसके द्वारा जीवन एक निरर्थक हीला बन जायेगा | 
देहात्मकता के साथ त्रिगणों की पिपासा: बढ़तीही रहेगी.। 
त्रिगुणों का महात्म्य स्थिर रहेगा | जीवन एक अविकल, 7 ' |! 


धरा ला प्यास बनीं रहेगी। इसके विपरित स्थित | 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 


अध्याय उथा ( १६९ ) 


अपरिग्रह में हैं । वहाँ जीवन साधनामय है। देहव॒द्धि की 


परिधि बहुत बडी नहीं रहती । त्रिगूणों की सृष्टि अपने ही 
विकास में अव मन्न नहीं रहती । त्रिगुणों के द्वारा त्रिगुणातीत 
होनेकाही उपाय सुझाया जाता है। सगृण साक्षात्कार की 
पहली सीढी है वैराग्य | वेराग्य का उदय अपरिग्रह का अस्त्र 
है। वेराग्य तथा श्रीगुरुसेवा का अनुपम मागं यहाँ दिखाया 
जाता है। जीवित का आधारभूत संकल्प तथा सूक्ष्म और 
कारण देहकी तिरोहित गति अब रुद्ध हो. जातो है । उसे अपने 
मार्गपर लाया जाता है। साधना के द्वारा जीवन का संकल्प 
सत्संकारयुक्त तथा पुरुषाथंप्रेरित हो जाता है। प्रापंचिकों 
का महत्त्व तथा योग्यता इस प्रकार साधनायुत होनेमें है । 
जव यह अनुष्ठान होता रहेता है तब संभव होता है कि 
थौगुरु के द्वारा पावन आशीर्वाद प्राप्त होंगे । वह मानो 
किसी बैरागी की भिक्षा है जो बँरागी हमें देता है | भिक्षा 
हम वेरागी को देते हैं किन्तु यहाँ सर्वथा विपरित है क्योंकि 
हमारी भिक्षा उस परतत्त्व के संपन्न साक्षात्कार का मार्ग 
नहीं । वह जो हमें देता है उसकी बराबरी नहीं हो सकती । 
हमें अपनी योग्यता की पहचान नहीं होती, अतः हम कुछ 
देनेमें महत्ता अनुभव करते हैं वह वस्तुतः भूलही है | हम 
भया देते हैं ? जो देते हैं वह सरवंथा असार, अहुंतायूकत, 
ममत्व भावसे ओतप्रोत । न वहाँ व्याग है, न दान न बोध । 
किन्तु हम अर्पनाही महत्त्व, अपनाही नामरूप बढाने के पक्षमें 
हैं जो अनुचितही है । अतः प्रापंचिकों को चाहिए कि वे अपनी 


- गृहस्थी की समस्या ठीक ठीक रूपसे समझ लें । वहाँ सचमुच 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(vv) 


श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 
SN 


वया समस्या है और उसपर वया उपाय है यह भी ध्यान में 

लें । उनकी व्यवस्थिति अपनायी जाय। उनका महत्त्व ठीक 

रूपसे समझ लिया जाय । तथा प्रापंचिक परिग्रह में फंसता 

है । परिग्रहरूप साहुकार पंसेके फन्दोंमें आ जाता है | उसे 

पेसेकी कीमत है । वह संग्रह करने के सिवा और कुछ नहीं 

चाहता । परिग्रह्‌ का यही बडा भारी दुष्परिणाम है कि उसके 

पोछे कुछ सदहेतु नहीं । अन्यथा वह पंसेमें ही पडा नहीं रहता । 

जब सज्जन परिग्रह करते हैं तब उनकी भावना स्वार्थको 

नहीं । उनका परिग्रह दानके लिये है, त्यागके लिये है । वहाँ 

वस्तुतः तपश्वर्याही संपदा हो जातो है। उसीका परिग्रह 

। अभिप्रेत रहता है न कि पेंसोंका । प्रसंगवश धनका परिग्रह 
। हो भी सक्रता है किन्तु वह परोपकार के लिये। उनकी 
| संपदा स्वधमं सेवाके लिये है । स्वधर्माचार के द्वारा हरेक 
' को विभूषित करनेका यह्‌ प्रयास है । स्वधर्मकी सेवा, स्वभाव 

की सहजता तया संपदा का स्वार्थशून्य उपभोग यहाँ अनुस्यूत 
है । अतः यहाँ जो आचार हो जाता है वह यज्ञानुष्ठानही हैं। 
यहाँ यज्ञोपकरण हैं इच्धिय। उनको शमदमादिसे संयमित 
किया जाता है । यथाशास्त्र आचार यही अनुष्ठान है । उसीके 
हारा तप रूप संपदा. अपने आप-सिद्ध होती है। उससे 
परिग्रह्‌ होता है किन्तु उसकी डाँट या विवशता नहीं होती । 
i वहाँ ह जीवन की सच्ची धारणा है । वही अग्रसर 
है द | मनुष्य के जीवन को उस ईश्वरकी 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An éGangotr Initiative 


अध्याय था ( १७१ ) 


शोभनीय अळंकारसा बना देता है । वह आभूषण बन जाता 


है । उसको संपदा तपरूप अनुष्ठान की है जो उसमें परिग्रह | 


के बदले देवताभाव जागृत कराती है । उसे कभी कुछ कम 
नहीं । उसका जीवन सर्वथा सफल, संपन्न तथा आदरणीय 
हो जाता है । इसके विपरित वासना के गहनत्वमें डूबे हुवे 
प्रापंचिकों को कोई चारा नहीं रहता | वासना तथा विकार 
उन्हे ऊपर नहीं उठने देते। उनका अनुष्ठान स्वार्थरहित 
निष्काम नहीं होता । उन्हींके द्वारा किये गये आक्रमणों के 
कारण ब्राह्मणत्व की हर क्षण हारसी हो जाती है । वहाँ परिग्रह 
का आतंक विलक्षण प्रभावकारी हो जाता है। उसका अपना 
महिमान बढता है जो निष्काम साधनामें सवंथा बाधक हो 
जाता है । परिग्रह का यह खुला रहस्य, उप्तकी असली नीति 
इसीलिये यहाँ स्पष्ट की गथी । 


यहाँ सवथा आवश्यक है कि हम श्रृगुहकी शरण में जायें | 
श्रोगुरुकी सेवा परिग्रह पर सबसे श्रेष्ठ उपाय है । संतसज्जनों 
की संगति तथा उनका आशिष सेवाकी महिमा बढाता है। 
श्रीगुर्के द्वारा दिया जानेवाला प्रसाददान त््येलोबय से भी 
अधिक महत्वपुर्ण है । उसकी कीमत कही नहीं जासकती। वह्‌ 
अत्यन्त अमूल्य है । उनके प्रसाद के कारण यज्ञकी जड पह्चानी 
जाती है । उसकी मौलिकता का परिचय होता है। यज्ञोपजीवन 
के लिये जो परिग्रह आवश्यकसा बताया जाता है उसकी 
संस्थिति श्री गुरुके उपदेशद्वारा स्थिर है। यहाँ परिग्रह 
साहुकार रूप नहीं बन जाता । उसका लोभ, उसकी संग्राहकता 


Z 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१७२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


जज 


मर्यादित रहती है और जो भी कुछ होती है वह स्वाथरहित 
हो जाती है । इसके विपरित जिन्होंने इस भौतिक महत्ता का 
मागं अपनाया, जो केवल लौकिक श्रेष्ठता चाहते हैं, जिन्होंने 
अपना समूचा जीवन इसीके परिग्रह में परिणत किया उन्होंने 
सेवा, श्रद्धा तथा ज्ञानको दूर ढकेला । उनके जीवन में 
आधारशिला नहीं रही वे केवल भौतिक बडप्पन के पीछे 
दौडते रहे उनका जीबन प्राकृतिक शन्यता पर अवलंबित 
रहा । वह 'अभाव' ही सब कुछ है.। उन्होंने इसीमें अपनेको 
खो दिया । उनके जीवन में प्रेरणा अब शून्यवत्‌ बन गयी। 
केसा उनका दैव ? कंसा उनका आश्रय? किस प्रकार वे 
ईश्वर के एश्वर्य को पा सकेंगे ? वे तो शून्यके अंधेरे में सो 
गये हैं । उन्हें तमोनिद्रा है। उसीमें स्वारस्य है। किन्तु जब 
यह्‌ मोहनिद्रा नष्ट होती है, तब तमोगण से व्याप्त इस 
अन्धेरे में चहलपहल दीख पडती है। बह निद्राका रूप अब 
नहीं रहता । बह्‌ स्वांग सवंथा हास्यास्पद बन जाता है। 
जो पुरुषतर्व वहीं निद्रामें मानो अभिभूतसा रहा है वही अब 
चेतनशीळ होनेके मार्गपर आजाता है | बह अपना घृँघट दूर 
करने के विचार में रहता है। वहांकी शूत्याबस्था उसे भी 
जंचती नहीं | अब शून्य मानो उलट गया s उसका परिवर्तन क्‍ 
महत्त्वपूर्ण है । पुरुषार्थ की गहनता अब उसे स्वीकार्य हैं। | 
अर्थंकी व्यापकता वहाँ जाग उठती है । जब यह श्रेष्ठ धारणां 
ir स है, ज़तर स्वाभाविकता अपतं | | 

ब बुद्धिकी तमोनिद्रा, उसकी | 


अध्याय उंथा > ( १७३ ) 


आलस्य, उसकी देहात्मता तथा उसकी बहिर्मखता नहीं 
रहता । वह अब आत्मानुकल अन्तर्मख बनती है । उसकी 
श्रष्ठता आत्मनिष्ठामें है। इस अवस्थामें मनुष्य अपने बृद्धि- 
महात्म्य के द्वारा अपना स्वाभाविक रंजन कर लेता है साथही 
वह आत्मानुभूति .की ओर संकेत करने को उद्यक्त है। 
बुद्धिकी कृपासे यहाँ जो विलक्षण गृहस्थो हमें प्राप्त है, जो 
बडा भारी बोझ हम उठा रहे हैं, जो जीवनावश्यक बातोंका 
सग्रह हो रहा है, वह सबकुछ ब॒द्धिकी इस विशालनिष्ठा में 
अनुकूल संवेदनीय बन जाता है। तब उसकी न दुरूहता है, 
न ढु:सहता, न कटूता | उन सभीके द्वारा स्वाभाविक रंजनही 
हो जाता है । यहाँ परिग्रह है किन्तु वह विकाररहित है अत 
परिग्रह भी अपरिग्रह जँसा हो जाता है। उसकी श्रेष्ठता 
असामान्य है । उसमें सेवाविधान छिपा है। श्रीगरु का बरद 
हस्त उसे आझिष देनेको उत्सुक है । वहाँ अनूठा त्याग है | 
उसकी आत्यंतिकता सहज . स्वाभाविक हो गयी है । उसकी 
हरेक कृति उस सर्वेश्वर का भजनपुजन है। अपने कार्यका 
उत्तम आदर्शं उसके द्वारा स्थापित हो जाता है। कतव्य 
कमका व्यामोह वहाँ नही है'। कमंमें अब आत्मीयता है, 
आत्मरूपता का साक्षात्कार है | वहाँ वृढ़मूल प्रेम है । मत्सर 
की बातही यहाँ नहीं रही | मत्सर के कारण निर्माण हुआ 
परिग्रह्‌ अब नहीं रहा । उप्तका सर्बसंग्रहरूप मायाजाल नष्ट 
होगया । अब कमाँमें विशुद्धता है, कर्मस्थिति अपने गुणोंका 
रहस्य स्पष्ट करेगी । गुणशः तथा पात्रता के साथ कर्म 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| (१७४) _ '  _______ ___ो ज्ञानेशवरो युबोधिनो 
| RRR S30. 
निर्धारित होते जायेंगे। और वहीं हरेक नियुक्त काममें 
विकाररहित, संकाचशूच्य तथा निरभिलाप अनुष्ठान अपनाया 
जायेगा । प्रेम-सेवा-सद्भाव आदिके अनुशासन में श्रीगुरु के 
प्रति अनन्प्र शारण्य तथा तत्परता दीख पडेगी । अब जो कुछ 
होगा वह उम्हींकी सेवाके लिये होगा । निरहंकारी मन परिग्रह 
नहीं कर सकेगा | उसको विलय अपने आप होगी । 


परिग्रह की परिक्रमा इस प्रकार है । दान धमं करनेवालों 

को भी यह अनुष्ठान आवश्यक रहता है । यह यजनशीळता 

है, एकप्रकार यज्ञही है । यज्ञमें जिस ब्राह्मण्य का पुरस्कार है 

उसका साक्षात्‌ अनुष्ठान किया जानेपर ही परिग्रह से पिंड 

छटता है । सेवा, श्रद्धा, नमन तथा परिपोषण आदिके द्वारा 

अपना दानधर्मं व्यवस्थित करानेकी आवश्यकता दुर्लक्ष्य नहीं 

को जा सकती । अत: जो इनकी ओर ध्यान देता है वहीं 

| सच्ची धारणा को अपनाता है | उनके अनुष्ठान में अपरिग्रह का 
अथं आजाय तो साधना सफल है। अन्यथा भेदबुद्धिके फदेमें 

| फंस जाने कीही संभावना बनी रहती है । परिग्रह का महात्म्य 


सचमुच बडा है और वह सर्वथा अपनी दृष्टि तथा श्रद्धा पर 
अवलंबित है । 


| श्रीगुरु द्वारा होनेवाला अनुग्रह जीवनकी सर्वोत्तम सफलता 

है । उन्‍्हींके द्वारा प्राप्त होनेवाला साक्षात्कारी ज्ञान, सगुणी 
का रूपगुणादि ऐंड्वर्य वस्तुतः श्रीगुस्सेवा की महती साधना की 
चरमोत्कषं है । उस अनुग्रह्‌ में पावित्र्य की पराकाष्ठा हैं 
्रेमकी सर्वेकष संपता है । उनके ज्ञानस्वछूप का महिंमार्त 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


_ था (१७५ = ९ ७७० | 
STs 028 4 | 
इतना श्रेष्ठ है कि उसपर हम अपने को न्योछावर करें । | 
क जन्मोंका दुःख, देन्य, क्लेश यहाँ भुलाये जाते हैं | 
उन सभी बातोंकों त्यजकर उन ज्ञानरूप चरणकमलों में सबकुछ 
समपित कर देना सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि है। उनके सामने 
जीवदशामें अहंता रहतो ही नहीं | वह्‌ सदेव नत, नम्र, विलीन 
हो जाती है । वासनाओं का बोझ हलका हो जाता है। उनकी 
कुटिलता नष्ट हो जाती है । अतः अपने जीवकोही-सगृणरूप 
श्रीगुरु के चरणोंपर प्रलीन किया जाय। अनुग्रह के कारण 
जिसकी जीवनसाधना सर्वथा परमपवित्र हो चुकी है, जिसकी ` 
आत्मा अब शिवरूप होकर ज्ञानात्मक संपदासे विभूषित हो 
गयी है, उसके विशवास के बारेमें क्या कहा जाथ? वहाँ 
विश्वास आश्वासित हो गया है । वहीं उसका संपुर्ण निवास 
है । अनुग्रह के कारण परमपवित्र होकर धमं, धेयं तथा 
एः्रयं की अनुस्थिति वहाँ सिद्ध है। इन्द्रियदमन होनेसे, 
अहुंकार रहित होकर जीवनसर्वस्व श्रीगुरके चरणों में समापित 
होता है । 
वहाँ किसीभी प्रकार की भेदभावना नहीं रहती । अपने 
पराये का भेद मिट गया है | जहाँ कोई पराया नहीं तब द्वेष, 
मत्सर किसका होगा ? जब परायी भावना है तब मत्सर को 
अधिष्ठान है । यहाँ केवल एकता है, अद्वैत है। एकही 
परमतत्त्व का सवंत्र साक्षात्कार है | द्तभाव है भी नहीं फिर 
मत्सर काहेका ? कहाँसे निर्माण होगा ? वहाँ सवंत्र 
एकात्मकता काही बिलास है । जो कुछ है वह उसकी सहजता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative | 


_(१७६) 


श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 
जिंक (“2 रद 


है । उसमें अभिमान नहीं, पृथकपन नहीं, इत तो सर्वथा नहीं। 

एक सहजसिद्ध योगभूमिकाही स्थिर हो गयी है। जो कुछ 

करना पडता है वह निष्काम कतव्य की भूमिकापर आहह 

होकरही। वहाँ न फलेच्छा है न कर्तृत्व का अभिमान है। 

वहाँ नेष्कर्म्यंही अपने कार्यमें रत है । साथही वहाँ सर्वत्र सभी 

कामोंमें आत्मनिष्ठा है। हरेक कृत्यके अंतस्तलमें उसी 

आत्मतत्त्व का साक्षात्कार निहित है। यहाँ सवव्यापकता 

तथा गहनता देखी जाती है। अतः निर्गुण की सहज, शांत, 

सत्तारूप स्थिति अनायास अनुभव की जाती है। जहाँ सेवाभाव 

अत्यन्त अभीप्सित हैं वहाँ मनकी प्रसन्नता उत्कंठा की पराकाष्ठा 

को पहुंचती है । न वहाँ जबर्दस्ती है न अभिलाषा । सेवाका 

उसी पुरुषार्थं का एक अध होकर संपन्नता को अपनाता है। 

वहाँ हम निमंत्सर किसे कहें? कौन मत्सरयुवत है? वह 

| संपूर्ण कमे एक दिव्यजीवन में परिणत होता है । संपूर्णतया 
। स्वामी कार्यही बन जाता है। सेवाभाव का आदशे उपस्थित 
| हो जाता हं। वहाँ न ऊब जाना हुँ, न अश्रद्धा हैं किलु 
| दिन ब दिन बढ़नेवाली नित्यनूतन प्रसन्नता है । कत॑व्यानुष्ठान 
ही जहाँ सवंथा सिद्ध हैँ वहाँ योजनाका ही उपयोजन किया 
गया । अपनेआप वह विद्यमान है । स्वकार्यं उद्युवत होकर 
यही योजना-साधना-योगधारणा सभी SE ठीक ठीक 
निर्मेत्सरही मत्सर के J र स है | 
[या । निद्वंद्व आत्मीयता | 


| 
| 
| 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ढया ( १७७ ) 


पनपती रही । संतत्व के कारण आलस्य शेष नहीं रहा । वहाँ 
pe ke कर्म रहित नैष्कर्म्य भी यहीं 
षींकी अतीतता कायम है । 
यदि कमं गुणयुक्त है, गुणोंसे निर्माण हुए हैं तोभी गृणोंकी 
जड उन्मूलन की गयी । अब गुण हैं भी और नहीं भी । गणोंकी 
अतातताम सगुणता का महान एवर्य विद्यमान है। मनका 
मुक्त विलास, उसका प्रगमनशील आनन्द, स्पष्टता, शद्धता 
आदिके साथ स्थिर हुक मनकी व्यापक विशाल दृष्टि | उसकी 
मुक्तावस्था ! सहज प्राप्त हुआ संतोषयुबत रमणीयत्व । 
स्वाभाविक एकात्मता का चिरंतन जागृत अक्षरानभव । 
साथही यह सिद्धि की अनुपम अवस्था नैष्कम्यंयवत कर्मयोग 
की धर्मधारणा है । कतंव्य तथा यश या फल के वारेमें निष्काम, 
समबुद्ध दृष्टि अपनानेसे पुरुषत्व का अननुभूतयोग सहजसाध्य 
हॉकर अपना कतव्य स्थिरता को अपनाता है। वहाँ बद्धता 
कहाँ रही ? ॥११३, ११४।। 
गतसङगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः । 
यज्ञायाचरतः कम समग्रं प्रविलीयते ।।२३।। 
अर्थ :- देहवृद्धिरहित व्यक्ति का कर्म, मुक्त का कमं, 
आत्मज्ञानी का कर्म तथा यज्ञप्रीत्यथ॑ किया हुआ कर्म आदिका 
समग्र कर्मफल (ज्रह्मरूपमें) लीन होता है । 
तो देहसंगे तर्हि दिसे | परि चेतन्यासारिखा असे । 
पाहतां परब्रह्माचे कसे । चोखाळ भला ।।११५। 
अर्थं :- देहधारी के समान वह दीख ' पडता है किंन्तु वह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


। 
| 
| 
| 


(१७८) 


श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनो 


वस्तुतः चेतन्य है। परब्रह्म की कसौटीपर वह निरतिशय 
निर्मल है । 
व्याख्या :- यद्यपि वह पृरुषतत्त्व देहधारी है, तो भी 

ह पूर्णतया परब्रह्मरूप है । निष्काम कर्मयोगी के बारेमें भी 

यह सही है । वह आत्मानुभवी योगी देहधारी जरूर है किन्तु 
ह चेतन्यरूपही है । परब्रह्म की कसौटी पर वह पूरा उतरता « 

है। ब्रह्मकी परीक्षा में वह उत्तीणं है । उसी के समान वह सत्तामात्र, 
निर्मल, अखंडेकरस, ज्ञानस्वरूप है । चेतऱ्यका आधार चंतन्यही 
है। विश्वात्मक तथा देहनिबद्ध चेतच्य का स्वरूप अलग अलग 
तो है भी नहीं । वह सवंत्र एकरस व्याप्त है । ब्रह्मका स्वरूप 
वया है ? उसकी रंग रेखा कौनसी ? कहा जाता है कि वह 
आकाशरूप नीले वर्ण का है। किन्तु उससे भी जो पार है वही 
परब्रह्म है । उसकी कांति तप्तसुवर्ण के समान शुद्ध, पीत है। 
बिलकुल पीला रंग तो है नहीं किन्तु तप्तसुवर्ण के सदृश वर्ह 
दीख पडता है । कसौटीपर कसे हुए विदरध सुवर्ण के समानं 
अत्यन्त शुद्ध, पवित्र, दीप्तिमान उसकी कांति है। उन्हीं की 
एकरूपता अनुभव करनी चाहिये । जो चैतन्य जीवमात्रमें 
आभासित है, विश्वके कणकण में जो अनुभूत होता है वह 
सर्वात्मक चेतन्य परब्रह्म के आविष्काररूप है । दोनोंमें फर्क 
कहाँ ? सवंच्याप्त चेतन्यमें भी उसी परब्रह्म का निवास नहीं 
है क्या ' अतः जव चैतन्य में चेतन्य अनुभव किया जाता हैं 
तव उसकी विदधता, शुद्धता परब्रह्म के परिमाण में कु 
कम नहीं । उसकी शुद्धता, परिपूर्णता अनुभवगम्य है, कह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( १७९ ) 


नहीं जाती । यहाँ, वहाँ, स्त्र, सुदूर मन्दिरोंमें, देहमें उसकी 
विद्यमानता वस्तुत एकात्मभावसेही है । जब उस आत्मस्वरूप 
का साक्षात्कार अनुभव किया जाता है तब जहाँ देखें वहाँ 
आत्मस्वरूप का दर्शन उपलब्ध है । समूची सृष्टि एक विशाल 
तथा गहन परतत्त्वम अवस्थित है। अद्वैत का अमतानभव 
यहाँ सहजसिद्ध है । उसकी विद्यमानता घर घरमे, घट घटमें 
जगह जगह पर अनुभव हो जाती है। प्रत्येक घरमें प्रत्येक 
के लिये अपना देवता, उसका अपना पुजा पाठ, उसकी अपनी 
साधना हो इसी हेतुसे उस अखंडकरस परतत्त्वकी पृथक्‌ पृथक्‌ 
व्यवस्थिति है । वहाँ असलमें पृथकत्व है कहाँ ? व्यक्तिको ही 
उसकी अपनी दृष्टि दी गयी है जो इस सर्वव्यापी तथा 
अन्तस्थित आत्मदेवता का दर्शन करे । विश्वके विशाल गगनमें 
व्याप्त सो को 'अहुं' में, तथा 'अहं' को उस 'सः' में अनुभव 
करानेके लिये यह प्राकृतिक प्रपंच है, यह संसार है। वहाँ 
वस्तुतः “35 सोऽहं हंप: का अनिबंध, अखंड कलध्वनि गुंज 
उठता है । प्रकृति की त्रिगृणात्मक्रता से उत्पन्न बिविध पाँच 
भोतिकों का विविधतासे होनेवाला प्रापंचिक पंचीकरण है 
जन्म ! जन्मकी विशुद्धि, उसकी शुचिता तथा वस्तुजात में 
माप्तव्य परतत्त्वानुभव की क्षमता समझ लेना सर्वथा आवश्यक 
है। वह साधना सर्वोपरि है । वही पावित्र्य है। उसके वाराही 
पह अनुभव किया जाता है कि जो चंतन्य है वह सर्वथा 
' गरब्नह्मरूपही है ॥।११५।। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१८०) 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


शरी ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


एसाहि पार कवतुरकें । जरि कमें करि यज्ञादिकें । 
तरि ते लया जाति अशेषं । तयाचाचि ठायीं ॥।१ १६॥ 
अथे :- यदि सहंजही वह यज्ञादि कर्मोका अनुष्ठान करेगा 
तो वे सभी कर्म उसमेंही लीन हों जाते हैं । 
व्याख्या :- इसप्रकार यह कर्मोकी परिक्रमा, उसकी 
क्रमबद्धता नैष्कम्यं के अनुष्ठान द्वारा अब शेष नहीं रहती। 
उनकी परिक्रमामें उनकी अपनीही पूर्ण प्रदक्षिणा है। वहाँ यह 
जाना जाता है कि कर्मोंकी उत्पत्ति-स्थिति तथा लय संवंथा 
त्रिगुणात्मक महामांया मूलाधार प्रकृति के कारण है और 
उनके फल, उनकी आकांक्षा उसीके द्वारा परिणामक्षंम है। 
उसमें कर्म विलीन हो जाते हैं। प्रकृति का महान पुरुषार्थ 
जो, पुरुषकी पहचान, वह प्राप्त होनेपर अव कर्म परिसमाप्त 
होते हैं । इस अवस्थामें भी अगर किसीसे यज्ञादि कमं होते 
रहे तो वे अपने आपमें विलीन हो जाते हैं । उनकी फलोत्पति 
बधक या वाधक नहीं रहती ।।१.१६।। 
अवकाळिचि अफरें जैशि । उमिविण आकाशि । 
हारपोनि आपेसि । उदयलि सांति ।। ११७॥ 


हि का :> अयोग्य कालमें जिसप्रकारं ऑकाश में पैदा ह 
घ विना व॒ ह्‌ नेक के 
[ष्टिके जल्दही नष्ट होते हैं- । 


FT अकाल में छाये हुए मेव जिसप्रकार र्ब ' 
के बिना “अपने आप ओझंल हो जाते हैं वैसेही नैष्करम्ययोंगी के 
कमे संपन्न होतेही अपनेमें विलोन हो जाते हैं। अँकॉर्ल 


RR 


(१८ ME) 
ME) 
मेधोंमें वारिंश की उमि नहीं । वेसेही इन कर्मोंमें अहुंता का 
भाव नहीं । सवंत्र एकरूपताही प्रतोत होनेके कारण वहाँका 
कर्म एकात्मकही रहता है। बही एक सत्स्वरूप यज्ञ, 
यज्ञसामग्री तथा यजन होनेसे वहाँ एकता के सिवा क्या कर्म 
है? जो होता है, वही आहुति है, वहो यश है। संत्र यह्‌ 
समदर्शंन एकात्मदशंन संपन्न होनेसे पृथक्‌त्व पर आश्रित कर्मकी 
संभावनाही नहीं रही ॥।१ १७: 

तैसि विधिविधान विहिते | जर्हि आचरे तो समस्ते | 

तरिहि एक्यभावें ऐक्यातें | पावतीचि गा ॥ ११८।। 
अर्थं :- उसी प्रकार विधिविधान के साथ यथाशास्त्र वह 
सभी कर्मोका अनुष्ठान करता है तो भी एक्प्रभाव के कारण 

वे उसमें ही लीन हो जाते हैं । 

व्याख्या :- वह विधि, मागं, विधान, प्रकार आदिसे कुछ 
योस्यताप्राप्त विहित कमोका अनुष्ठान करतासा दीख पडा 
तो भी वहाँ उसकी संपूर्ण समरसता है | वही एक अपनी एकता 
बनाये रखता हुआ एक्रात्मकता अनुभव अपने कमोँद्वारा 
संपन्न करता है । उसके कर्मोद्रारा कर्मफल निर्माण नहीं होते, 
और निर्माण भी हुए तोभी वे बंधक नहीं रहते । कमोंमें ही 
कर्म विलीन हो जाते हैं। वहां सभौ कर्म सकमंकेसे हुवे | 
देताभाव के कारण कर्मोका न कर्तृत्व रहा न बंधकत्व । अतः 
| मनका संकल्प भी शून्यता को पहुँचा | वहाँ वृत्तियों का उद्गम 
नहीं, विकास नहीं. । केवल कतंव्यनिष्ठाही रही । और कुछ 
भी नहीं | कतव्य के द्वारा प्राप्त नित्यानन्द का बिश्राम धाम 


` अध्याय उंथा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| ~, situs pid 


(१८२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


बन गया । वह मायके के समान सभी साधकों को सदाके लिये 
उल्हसित, उत्साहित करा देता है। जीवन की निष्ठा 
आनंदानृभूति से माना मुखर ले उठी है । विकारशून्य चिरंतन 
शांत तथा समधात जीवन की यह दिव्यता जिसे प्राप्त है वह 
सौ वार धन्य है, देवोपम महात्म्यका अधिकारी है ॥ ११८ 
ब्रह्मापणं ब्रह्म हविब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिता ।।२४।। 
अर्थं :- ब्रह्म कर्मरूप समाधि में होता रूप ब्रह्माने ब्रह्मही 
ब्रह्म को अर्पण किया । यहाँ होता ब्रह्म, हवन द्रव्य ब्रह्म, ब्रह्मही 
अरिनि, हवन क्रिया भी ब्रह्म है। यहां ब्रह्मकी ओर जाना 
होता है । 
हैं हवन मी होता । कि यया यज्ञातें हा भोक्ता । 
एसिये बुद्धिसि नाहि भिन्नता । म्हणोनिया ॥ ११९॥ 
अर्थं := यह हवन, मैं होता, और इस यज्ञ का यह भोर्वता 
इस प्रकार के भद बुद्धिको ज्ञात नहीं। (क्योंकि वह कर्म 
ब्रह्मरूप है यह उसकी भावना रहती है | ) 


व्याख्या :- “यह अमूक यज्ञ है, यह बिशिष्ट प्रकार की 
हवन है, यहाँ मैं होता हू. साथही इस यज्ञफलका मैं भोर्वता 
हूं इसध्रकार बुद्धिभेदकी, भेदबुद्धिकी दुष्टिही वहाँ नहीं 
रही । भिन्नता का हत का भाव या अधिष्ठानही शेष नहीं है | 
किबहुत्ता यह कर्म इष्टप्रद है, योग्य है, यज्ञका यजन किसी 


कामनातुप्ति के लिये हो रहा है, या इष्ट वस्तुकी प्राप्तिके 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डैथा (१८३ ) 


लिये है, “विशिष्ट प्रकार का पुजाविधि करना आवश्यक है 
या ययास्थित समंत्रक तंत्रादिसे यक्त होकर अनष्ठान किया 
जाता चाहिये कि जिससे जल्दीही फल प्राप्ति हो जायेगी । ” 
वरह जो बुद्धिकी भावना है वह सर्वथा विपरित है। बद्धि 
वस्तुतः फंस गयी है अपनी देहात्मधारणामें । वह इंसी कारण 
समझतो है कि यज्ञफल तथा विधिविधान के द्वारा प्राप्त 
होनेवाला फल अक्षय है, शाश्वत है। समूचा संसार का 
वृहृदाकार कर्मसंभव भी अशाइवत, अस्थिर है। किन्तु आदमी 


भूल करता है । वह जो रास्ता तय करता है वह लोभमो हयुक्त 
। इसके विपरित नेष्क्रम्य॑ योगी जो कुछ पूजा करता है, 
च्ञानुष्ठान करता है उसमें आत्मानृभूतिका सामंजस्य है 
वहाँ के साधन, उपकरण आदि में एक प्रकार की आत्मीयतासी 
देखता हुआ वह नंष्कर्म्ययोगी अपने इष्टसिद्धी की या इच्छा 
पूतिकी परिणति सर्वथा आत्मनिष्ठामें करा देता है। वहाँ 
आत्मनिष्ठा स्थिर होनेसे अन्य किसी भी प्रकार की अभिलाषा 
अभीप्सित नहीं रहती | वहाँ केत्रल आत्मीयता तथा प्रेमही 
संपन्न रहता है ॥। ११९॥ 
जें इष्ट यजन यजावें । आणि तें हवि मंत्रादि आधवे । 
तो देखत असे अविनाश भावें । आत्मबुद्धि ।। १२०॥ 
अर्थं :- इष्ट यज्ञक्रा यजन-हवि मन्त्र तप आदि साधन= 
आत्मबुद्धि के कारण अविनाशी रूपसे-आत्मभावसे ही-वह 
देखता है | 
व्याख्या :- हवी, हवन, हता, यच्च, याजन, उपकरण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१८४) श्री ज्ञानेश्वरो सुबोधिनो 


SRSA 


आदि पदाथमात्रोंकी जो, साधनसंपदा या साधनसामग्री तथा 
पूजाके लिये आवश्यक एसो सवं प्रकार की साहित्यसामग्री 
आदिमें उस योगीके द्वारा एकम्रकार आत्मीय भावना निर्माण 
की, साथही दुष्ट वस्तुमें ही यही अपनापा अनुभव किया। 
जो जो कुछ किया अगर देखा जाता है वह सब कुछ उसकी 
आत्मनिष्ठा के कारण स्नेहसंपञ्न तथा आत्मरूप हो जाता 
है । उसका कर्म आत्मौपम्य बुद्धि के कारण प्रेम बन जाते हैं। 
उन्हें व्या हम कर्म कह सकते हैं ? ।। १२०॥ 

म्हणोनि ब्रह्म तेंचि कर्म । एसे बोधा आलें जया सम | 

तथा कतेव्यता निष्कम । धनुधरा ।।१२१॥ 

आता अविवेक कुमारत्वां मुकले । 

जयां विरक्तिचें पाणिग्रहण जाले | 
मग उपासना जिहि आणिलें । योगार्नितें ॥१२२॥ 


| _ अर्थे :- अतः ब्रह्माही यह जिसे समत्व से ज्ञान हुआ उसके 
लिये है धनुधेर ! नषकर्म्यही कर्तव्य है । 


जिसने विरक्ति के साथ व्याह किया है उसका अज्ञात 
बचपन समाप्त हुआ, वह योगारिन की उपासना करता रही । 

व्याख्या :- वहाँ जो कुछ कतंग्प्रकर्म है वह वस्तुत 
| | 
नित्य ब्रह्म का आविष्कार है। क्म हैही नही । कर्मरूपमें | 
Bd वही ब्रह्म विलसित है । जो जीवदशा है वही ब्रह्मर्प हैं | 
Ks ब्रह्मरूप हा जाती है। वहाँ आत्मबद्धि का समत्व सर्वे 
सुस्थित है | आत्मोपम्य धारणा के कारण समान स्तर अतु 
किये जाते हैं। साम्यब्रह्मकी अनुभूति या ब्रह्मकी समाग 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था ( १८५ ) 


अनुभूति अपनायी जाती है | केवल साम्यताही देखी जाती है.। 
यह संवेदन इतना तीब्र है कि वहाँ कर्तव्य भी साम्यरूपता 
के कारण प्रेममय हो जाता है। भाव, विभाव, भावना, आदि 
को उसीके द्वारा सामथ्यं प्राप्त हो जाता है। साथही वे भी 
उस परमप्रेम में रसलीन हो जाते हैं। वहाँ नैष्कम्यंता अपनी 
स्वाभाविकता के साथ विद्यमान है | हे धनुर अर्जुन ! अब 
तक यह जो कुछ कहा गया वह निःसंशय महत्त्वपूर्ण हैं । ब्रह्मके 
अधिष्ठान में प्रकृतिमाता का यह विकासकार्यं है। विशिष्ट 
प्राकृतिक ब्रह्मके वाराही यह देहधारणा है । उस शबल ब्रह्म 
का स्वरूप देहधारणा में कारणरूपसा है । वहीं उस परब्रह्म 
की सत्तासे आत्मौपम्य भावना विश्वव्याप्त हो सकती है। 
इसी कारण यहाँ सुरम्यता तथा प्रेम प्रकट हो जाता है । 
प्रकृतिविशिष्ट देहके लिये जो जीवात्मा है वही कुलस्वामी 
के रूपमें सिद्धसाधना का अधिष्ठाता है। यहाँ जो प्रेम 
निर्माण होता है वह उसके चरणों में विलीन हो जाता है | 
वहाँ अन्यथा भाव नहीं | अतः वह प्रेमभी उच्चतर उच्चतम 
अवस्था को अपनाता है । फलस्वरूप उसका अधिष्ठाता स्वाभी, 
प्रकृतिनिविष्ट व्यत्रित, यजनक्रिया आदि सबकुछ उच्चतर 
उच्चतम भावरूपता या प्रेसरूपता का आविष्कार है। इस 
प्रकार की उपासना वस्तुतः ज्ञानसबंस्व है । उसमें मनुष्य की 

देवता के साथ संपुर्ण सायुज्यता, एकाव्मकता, समरसता है । 

बया इस अवस्थामें भी हम उसे मनुष्य कह सकते हैं : प्रत्यक्ष 

देवताही अपना देवत्व देखनेके लिये, अमरभावरूप होकर, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१८६) 


~ AAAS 


श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


SNS 


दर्शनीय सगण साकार होकर अवतीणे हुआ है । वेसेही वहाँकी 
प्रमधारणा है । जो नितांत प्रेमरूप, स्वभावसिद्ध-तथा आत्मरूप 
है । वहाँ एक्यही एकात्म हुआ। जहाँ इसप्रकार तादात्म्य 
है, तल्लीनता है वहाँ अंतःकरण में देहबुद्धि को आश्रय कहाँ 
रहा ? देहव॒द्धि या देहात्मवादिता यहाँ देखी नहीं जाती। 
योगानुष्ठान तथा ज्ञानानृसंधान का यह क्षेत्र है। योग तथा 
ज्ञान कोही यहाँ महत्त्व है। उच्चारण, आचरण तथा 
धर्मधारण आदिमें देवता का सुरम्य सहजस्वाभाविक आनंद- 
विलास प्रतीत होता है | देहबुद्धि तथा बुद्धिभेद की माया 
ओझलही हो जाती है। इन विकारों को अवकाशही . नहीं 
रहा । संतत्व या सातत्यसे सतृभाव की विद्यमानता अखंडेकरस 
होकर अज्ञानरूप बाल्य छोडने को विवश करती है । वासनार्थ 
निरीच्छ होकर अपने आपमें विनष्ट हुई । इच्छाके साथ 
उसका अपना बडा बोझ रहता है । उसका दवाव निःसंशय 
कष्टकारी है । किन्तु जब वह भी प्रसन्नसा होकर, अपनी 
देहवादिता त्यागने को उद्युक्त हो जाता है, तब इच्छाकार्दी 
अस्त होता है । अगर इच्छा रही तो वह ज्ञानरूप देहकी ही 
चाह है । उससे ज्ञानावतरणकी चिन्ता की जाती है । इच्छा 
भी अब मानो ज्ञान ज्ञान कहती हुई ज्ञानरूप हो जाती है| 
जहाँ ज्ञानरूपता से उसका साक्षात्कार हो जाता है वर्दी 
सुखमयता की समृद्धि, साधना की संपन्नता तथा भाबोंकी 

त्कटता के साथ वे अपनी विलीनता सफल बनाती है । | 
अब देहात्मवादो नहीं रहीं । जगत्‌ के जीवन से तादा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


AAA ~~~ 


अध्याय छया 
हे (१८७) 


पाती हुई आत्मीयता का अननुभत निःस्वार्थ जीवन देखती है। 
जगत्‌ को एकता उनके लिये स्वीकार्य है। वहाँ समाधान 
समधात ह, सुख सुखरूप है, धारणा धर्मयुक्त है। इच्छाका 
भोग अब योगरूप हो गया । अतः संतोंकी सेवा, उपासना तथा 
उपास्य हो गयी । साधनाकी सफलता संतो की सेवामें सिद्ध 
है। अतः वह सेवा तथा उपास्य देवता दोनोंकी सर्वकश 
एकात्मता संपन्न होनेके लिये इच्छाही मानो लालायित हो 
उठी । उपासना की देवताहो यहाँ योगाग्निरूप बन जाती है । 
साथही उपास्य देवता, उपासना, तथा उपासक सबकुछ 
देवताभाव को अपनाते हैं । उससे वह मानो आत्मराज की 
सेवामें संलग्न हो सकी, पात्रता पा सकी । उसका सार्वभौमत्व 
स्वीकार कर चुकी । फिर वहीं प्रेमी निरतिशयता, आज्ञाका 
तत्पर पालन तथा निष्काम कमं सहज सिद्ध है। आत्माकी 
निष्ठाके कारण वह संपूर्ण कर्म सर्वागसुन्दर बन जाता है । 
श्रीगुरुकी सेवामें कहीं गलती न हो यह भावना मनको सदा 
सजग बनाती है और चेतावनी भी देती है। अगर थोडी 
गलती हो जाय तो महान अपराध के समान बडी शरम 
निर्माण हो जाती है | वह बात दंडके लिये पात्र समझी जाती 
है। अतः यहाँ संपूर्ण लक्ष श्रीसेवाकी ओर केंद्रित है | शरीर 
की हलचल, प्रत्येक कृति सचमुच श्रीगुरु की सेवाका उपांग 
वन जाती है । बही केवल कतंव्यरूप बनती है | साथही इसी 
वातका महत्त्व मात्य किया जाता है | अतः सत्त्वप्रिय, निर्लोभ, 
निष्पाप विरक्ति नितांत आवश्यक है। और वह भी अपने 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


2 (१८८ ) श्री ज्ञानेइवरी सुबोधित्तो 


। आप अग्रसर होती है । वहाँ का कार्य सुशोभित करने का प्रयास 
इस विरक्ति. के द्वारा हो जाता है | वह आत्मनिष्ठा के कायक 
बारेमें अप्रना अनुमोदन दे देती है । योगारिनिकी सेवा, उसका 
विधान, उपासना आदि बातें प्रिय तथा प्रसन्न बना देती है। 
वहाँ अनुष्ठान के कारण विकसित हुए योगभाव को अधिक 
क्षमतासंपन्न बनानेमें महत्त्वपूण योगदान देती है जिससे उस 
मानो यौवन को प्राप्त योगानुष्ठानको ही वरण किया। 
विरक्ति का स्वरूप उपरमा के समान है, जो जीवन में उपशम 
लाती है | विरक्तिका योगके साथ व्याह होनेसे वह सामरस्य 


के साथ'जीवन का नूतन सर्वागसुन्दर विधान अनुभूत करते 

लगती है । वह जीवनका सुरम्य तथा धर्म्यस्वरूप योग तथा 

विरक्ति के परस्पर अनुरक्ति में संपन्न होता है। वहाँ 

अग्निहोत्रि के समान योग्राग्नि की उपासना निरन्तर बी 

रहती है। जीवन की योगसाधना यहाँ प्रिय, प्रियतर ब 

जाती है । वहाँ संयमन प्रिय है, वुत्ति आत्मरूप में रसलीत 

| हैं। जीवदशाका दोष, जो वृत्तियों का क्षोभ, अब तहीं देखा 
जाता। वृत्ति अब शांता बन जाती है, उसकी क्षोभर्पती 

नष्ट होकर वह सखिरूप बन जीवभाव को देवताभाव कीं 

ओर्‌ अग्रसर करने में सर्वथा सहायक है | जीवदशा का भो | 

| नहीं रहा । वृत्तियों का आवेश शून्य होगया । वत्तिमें भी व 
Ff आव्मभावन पनपता है। उसकी धारणा है नामसाध्रती। 
A} जीवदशा को आंखें हैं चमंकी बनी हुई। बह देहवादिता गै | | 
| | आगे देख नहीं सकती । उसकी दृष्टि केवछ देहपर वी | 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


FR "_ 


अध्याय दथा (१८९ ) 
NES) 


देहतक सीमित है। किन्तु जब यही दशा अपना आत्मीय 
स्वरूप पा जाती है तब उसकी दुर्दशा रह नहीं सकती । 
नामधारण की सहजसिद्ध साधना जीवदशा का द्वैतरूप दुर्देव 
उखेड देतो है । उसके चमचक्षु अब शिवचक्षु में परिणत होते हैं । 
जीवभाव शिवरूप हो जाता है । अतः वहीं मनकी प्रतिभासंपन्न 
समर्थं क्षमता प्रतीत होती है। वहाँ सुख, तृप्ति तथा मुक्ति, 
आनंद तथा समाधान को बढाया करतीं रहती है । 
जिस नित्य, शांत तथा आनंदरूपता से इस महामाया 
प्रकृतिका स्फुरण है, और जिससे इस देहकी निर्मिति है, उसका | 
| स्वभाव मूलतः आनन्दरूप, सुख तथा शांतियुक्त ही है । 
वह आत्मराज चाहे प्राकृतिक देहमें स्थित हो, चाहे 
विश्वव्याप्त हो, उसकी मौलिक आनंदघनता अबाधित है । 
किन्तु मायाकार्यं के कारण पृथकत्व तथा अहंता निर्माण 
हो जाती है। प्राकृतिक जडता जीवन में गृणोंकी ही 
संवेदनता अनुभव करती है। वहाँ जो मौलिक आनंदरूप 
है, जो सुख शांतस्वरूप है उसकी ओर अवधानही नहीं जाता | 
उसकी पहचानही नहीं होती। आदमी ऊपरी द्वंद्वात्मक 
संवेदन को स्वीकार करता है और उसमें संतुष्ट रहता है। 
अर्थात्‌ इसमें जीवनकी हानि हो जाती है। तप, स्वाध्याय, 
ईश्वरप्रणिधान आदि के द्वारा इस देहकी शुद्धि होनेके बाद 
| बृद्धिका जाडच नष्ट होता है। उसकी मौलिक प्रकाशकता 
प्रकट' होती है । त्रिगुणों के कारण तथा प्राकृतिक जाड के 
कारण कर्मानुबंध द्वारा जो पुर्वेसंस्कार तथा स्वभाव रहता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१९०) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


है, उसमें अब मूलतः परिवर्तेन होनेकी पात्रता आजाती है। 
मनकी नि्विशेषतामें संकल्पां का स्फुरण बहुतही कम हो जाता 
है और वह अन्तर्मुख हो जाता है, अपने आपको देखने को 
उत्सुक होता है । वह मानो अपने उपर प्रसन्न हो जाता है। 
मनका संग्रमन कोई सामान्य वात नहीं । उसकी अस्थिर तथा 
[चल वृत्ति स्थिता पा जाती है। वह काम संतोकी सेवा 
के सिवा असंभव है | संतोकाही वह प्रसाद है जो जन्म जन्म 
के पुण्यके फलस्वरूप है | संतदर्शन, संतसेवा दोनों भी पूव 
सुकृत के सिवा दुलभ है | जिन्होंने अखंड तपःसामर्थ्यंके द्वारा 
निजानन्इ को अपनाया, .जिन्होंने उस स्वभावसिद्ध योगभूमिका 
में उत्साह तथा उल्हास पाया उनकी सेवा एक एसी महान्‌ 
शक्ति है कि उसके द्वारा मनमें आमूलाग्र परिवर्तन हो जाता 
है, प्रेमरसका अखण्ड स्रोत जीवन में बहता है। जीवनमे यह 
देखा जाता है कि द्वेषका बंधन जिसप्रकार है उसी प्रकार 
प्रेमका भी । प्रेम भी बंधक होता है, मोह, मत्सर, लोभ वश 
प्रेम में भी विकारवशता तथा बन्धकत्व है । जब वह 
निर्लोभयुक्त होता है तब उसकी कल्याणक्षमता प्रकट हो 
जाती है और वही सचमुच बंधनरहित हो जाता है । बंधकत्व 
से पिंड छुडाता है, साथही स्वयं नियमप्रिय होकर अपनेआप 


दूर हो जाता । उसको अलिप्तता -तथा अनासक्त धारणा 
देवतासन्निध्य ला देतो है। वहां सभी बंध टट जाते हैं। 


आत्मंक्यभाव तथा देवतेक्यभाव के कारण उच्चतम स्थितिं 
प्राप्त हो जाती है । उपशम का प्राकट्य बहीं है। उपशम के 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (१९१) 
SR Tt PS FS SS A DO SON Eo 


कारण आनन्द की विद्यमानता अनिवार्यसी है । वह तो अपना 
सवंस्व लिये उपस्थित हो जाता'है। नियमबद्धता के कारण 
तथा शमदमादि से साधना जब संपन्न होती है तब देवताप्रसाद 
के कारण नियमों का बंधकत्व ही धीरे धीरे विरक्त हो जाता 
है। वहाँ कर्तव्यकर्म श्रीसेवा है। वह स्वामीकार्य है। 
प्रांचिक जीवनसे मुक्तता पानेके लिये, उन नियमोंमें भी 
भगवत्‌भक्ति का योगदान प्राप्त होता है । फिर भक्तकार्येही 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है । उस अवस्थामें देवता का शुभाशीर्वाद, 
उसका प्रसाद तथा उसकी प्रसन्नता अवश्यमेव प्राप्त हो जाती 
है । वहाँ भक्तोंके.जो जो कायं हैं, वे सभी प्रत्यक्ष देवता के 
द्वारा संपन्न हो जाते हैं । भकतोंको कुछ नहीं करना पडता । 
उसकी उपासना निरन्तर, अन्तरायरहित होकर अन्तमें सफलता 
को ही अपनाती है । वहाँ श्रीदशंन हैही । प्रत्यक्ष दर्शन सुलभ 
हो जाता है| ज्ञानदेवता वहाँ अपनी वास्तवता प्रकट कर 
देतो है | उसका बाल्य जो अविवेक, वस्तुतः इस समव युवा 
बनकर अब विवेकरूप हो जाता है और उसकाहीं विरक्ति के 
साथ व्याह हो जाता है। विवेक तथा विरक्तिका दांपत्य 
अपने सामरस्यपूर्ण दशेन-स्पर्शन द्वारा प्रकाशमान होता है । 

कष्टकारी बंधन जीव स्वीकार 
तु. उन्हींके द्वारा जीव शिवरूप 
हो जानेकी साधना संपन्न हो सकती है, : अन्यथा नहीं ! जीवन 
को सफलता देवताभाव की प्रतयक्षातुभूत प्राप्त होनेमें है। 
अतः नियमों का कडापन हीते हए भी उनका अशुशासल 


` अतः यमनियमादि का 
करनेमें हिचकिचाता है । पर* 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१९२) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


A 
अनिवायं है । जहाँ देवताभाव जागृत हुआ है वहाँ आत्मीयता 
की योग्यता प्राप्त होनसे चिदात्मा जीवभाव की प्रपंच 
करनेवाली सखीही है। शिवस्वरूप में उसकाही नामधारणा है 
नामस्मरण है । 

वहाँ कतव्य हूं किन्तु नेष्कम्यंयुवत, वहाँ अनेकता है किन्तु 
उनके अन्तरंगमें एकात्मकता है, जिसकी पहचान भी है, प्रकति 
को विविधता का वभव यहाँ मुखर है किन्तु उसके द्वारा उसे 
सच्चिदानन्द स्वरूप देवतादर्शन भी उपलब्ध है । 
॥१२१, १२२॥ 
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुह बति ।।२५॥ 
अर्थ :- कुछ कुछ (लोग) अग्निरूप यज्ञकी उपासना प्रारब्ध 
तथा इष्टदेवता के उद्देश्य से करते हैं, तो दूसरे तत्त्वनिष्ठ 
| ब्रह्मरूप अस्निमें यज्ञको-उपाधियुक्त जीव को-यज्ञद्वारा- 
निरुपाधिक आत्मस्वरूप के द्वारा-हवन करते हैं । 
जे यजनशीळ अहर्निश । तिहीं अविद्या हविलि मनेसिं। 
गुरुवाक्य हुताशि । हवन केले ।। १२३।। 

| अथ :- जो अहनिश यज्ञशील हैं और जिन्होंने श्रीगरु 

| वाक्यरूप अगिनिमें मनके साथ अविद्या का भी हवन्त किया हैं: 

व्याख्या :- यह्‌ तो देखा जाता हूँ कि अनेक लोग यज्ञपुर 
की सेवामें लगे हुए हैं । उनकी सेवाके प्रकार भी भिन्न भिन्न 

हैं । उनकी सेवाएँ वस्तुतः पुरुषार्थं के लिये ही हैं। उ 

आत्मतत्त्वकी उपलब्धि के लिये यज्ञ किये जाते हैं। आत्मोपलब्धि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ढया ( १९३ ) 


सबसे बडी सफलता है अतः बही सर्वोत्तम पुरुषार्थ भी । 
यज्ञके द्वारा इसे अपनाने का प्रयास है | अतः यज्ञोंके विविध 
प्रकार होनेपर भी उन सभीमें वह अन्यतम वैशिष्ट्य जरूर है 
भी । जैसे कि कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं । द्रव्योंकी आहुति देते 
हुए श्रीयज्ञनारायण की उपासना की जाती है । किन्तु उसमें तथ्य 
यह है कि यह जो देह है जिन जिन तत्वोसे संपन्न हुआ है उनकी 
सूक्ष्म सूक्ष्तर अवस्था का साक्षात्कार कर लेना | दशेंद्रिय, 
पंचतन्मात्रा, मन, अहंकार, बुद्धि आदि सभी तत्वोंका 
पंचोकरणात्मक पांचभौतिक आविष्कार जिस सत्ताकी अधिष्ठान 
में होता है, उस पुरुष तत्त्वकी सच्ची पहचान कर लेना, यही 
उस यज्ञका सर्वथा उद्देश है । इन विभिन्न द्रव्योंकी, तत्त्वोंकी 
आहुति देते हुए, उनकी प्रतिप्रसव की परिक्रमा अनुभव करते 
हुए यही ज्ञात किया जाता है कि वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्मतत्त्व 
उन अनेकविध द्रव्योंको प्रकाशित करता है तथा पंचीकरण में 
अपनी सत्ता बनाये रखता है। अतः उसकी नामरूपात्मक 
प्रतिष्ठा अनुभव कर लेनी चाहिये । योगसंपन्न होकर योगी 
इसी परमपावन यज्ञनारायण की उपास्ता करते हैं। इस 
उपासना का अनन्यसाधारण महत्त्व कभी ओझल नहीं हो 
सकता । मनष्य की महत्ता उसके दिव्यत्वमें है । दिव्यत्व तथा 
देव अन्योन्याश्रयी होकर भी जीवन में अपना पृथकत्व दिखलाता 
है । वस्तुतः देवात्‌ मनुष्य दिव्य ह देवताभाव से यत 
है । संसारमें यह समीकरण प्रव्यक्ष वहीं दता | बयोंकि “देव 

प्रारब्ध का फल है । उसे ग्रहनक्षत्रोंके द्वारा मानो नियन्त्रित 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१९४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 
Po Srnec SSRN 


किया गया है । उम्हींकी इच्छाशक्ति देव की गति सुनिश्चित 
करतो है | अतः वहाँ आत्मसामर्थ्य तथा आत्मस्वातंत्र्य कहाँ 
रहा ? जहाँ आत्मा भी स्वतन्त्र नहीं वहाँ जीवन केसे स्वतन्त्र 
है| सकता है ? ग्रहनक्षत्रों के आदेशोंपर जीवन बिताना ही 
बद्ध मनष्य का एकमात्र कार्य रह जाता है। किन्तु यज्ञके 
द्वारा मनष्य इस मक्ति की योग्यता अपनाता है । जहाँ शब्दादि 
पंचतत्त्वों का उद्गम है, पांचभौतिक आविष्कार की मूलभूत 
प्रेणा है उस गगनसदृश परतत्त्व की प्राणप्रतिष्ठा यज्ञमें 
अभिप्सित है । यज्ञके हारा अन्य सभो अपर तत्त्वोंकी आहुति 
देते हुए केवल उसी परतत्त्व की ओर संक्रेत किया जाता है। 
हमारा पंचीकरणात्मक जीवन अब दैववादी, देंवनियन्त्रित 
नहीं रहता । अब आत्मस्वातंत्र्य उदित हुआ है, देवताभाव 
जागृत है, दिव्यता अपनायी गयी है, ग्रहनक्षत्रों का देव अब 
हमारे अपने अधीन है । दिव्यजीवन की प्रसन्न पावन आभो 
सवत्र झलकने लगी है । अब मनुष्यत्व पुरुषार्थमें परिणत हैं। 
पुरुषतत्त्वकी प्रतीति अनुभव की जानेसे देव तथा देवता दोची 
का भी आश्रय उपलब्ध हुआ है। “पुरुष? की सेवामें लीत 
हुई श्रद्धा साफल्य की सुखानृभति में परितुष्ट है । वह श्रद्धा 
अब्र देवताभाव से ओतप्रोत तया ऐश्वर्यंस परिपूर्ण है। ईश्व र्व 
तथा एश्वर्येका, देवता तथा दिव्यत्व का अन्योन्याश्रयी अनुभव 
इसी अवस्था में परिलक्षित है। यह तो स्पष्टही है किं 
पंचतन्मात्र, दशंद्रिय, पंचमहाभूत, मन, बुद्धि, अहंक्रार, प्रकृति 
तथा पुरुष इन पचीस तत्त्वोंका संघात ही देहधारणा में 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


° 


अध्याय ४था (१९५) 


सुव्यकत है | उससे परे जो परमतत्त्व आत्मवान्‌-सा इस शरीर 
में स्थित है उसीको यह क्षमता है। बृद्धिका भी वह प्रकाशक 
है । उसीके द्वारा इन सभी तत्त्वोंक्रो प्रतिष्ठा, प्राणाधारशक्ति 
तथा जीवनव्याफिनी क्षमता प्रदान की जाती है । यह 
पंचीकरणात्मक प्रक्रिया जीवन का अतिगहनगूढ रहस्य है जो | 
कहा नहीं जाता । जो जीवनकी निगूढ गति पहचानता है, | 
जीवन के गहन तथा सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्द को अनुभव 
करता है तथा उस आत्मनिष्ठा की आभा से जीवन आलोकित 
करता है उसकी वाणी, वाक्देवता अतिरम्यरूप दिखला सकती 
है । वाणीका निरन्तरमनोहर प्रसन्नपावन आविष्करण 
यहाँ अनुस्यूत रहता है। यहाँ वक्तव्य देवताभाव का एक 
अलंकार है, वह उसका शुंगार, उसकी शोभा, उसकी रसात्मक 
प्रसन्नता है | प्रत्यक्ष ईश्वरही मानो वहाँ बोल रहा हो । 
पुण्यपावन सरस्वती की ज्ञानदायिनी वीणा अपनी रसरम्य 
रागात्म संगीत सुनाया करती है। वहाँ ज्ञान अनोखा नहीं, 
अभावरूप नहीं । वहाँ ज्ञानके सिवा और कुछ है भी नहीं । 
वहाँ शब्द हैं अर्थवान्‌ । अर्थ है पुरुषार्थयुक्त । रस है सारग्राही 
तथा अनुभव है परतत्त्वस्पर्शी । वाणीका वह विद विलास 
सरस्वती के महान्‌ ऐश्वयं का आविष्कार हैं । ईश्वरत्व की 
वह सरबेर्वर्य संपन्न सत्ता शब्द शब्दमें अक्षर्प हैं । उसका 
बल, उस्का ओज तथा उसका सामथ्ये अनिवंचनीय है । उसे 
देखनेपर, सुननेपर आदमी सचमुच अवाक्‌ ही जाता इ 
उसके सम्मुख एक महान्‌ आश्चर्यं के सिवा और कुछ नहीं 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१९६) श्री ज्ञानेशवरो सुबोधिनो 


रहता । वह मानो आश्चर्थका ही साक्षात्कार है, उसकाही 
साकार स्वरूप है। इसी भावमें, इस मुद्रास्पर्श में वह 
सौभाग्यपूर्ण जीवन संपन्न है। जिसे श्रुति-स्मृतिद्वारा सदैव 
द्रष्टव्य, श्रोतव्य तया निदिध्यासितव्य कहा गया है, जो सर्वथा 
नित्यनूतन होकर भी सनातन पुराणपुरुष है, जिसकी उपलब्धि 
तपसा साध्य है और जो सर्वसामान्य के अति दुलभसा है उस 
परमपावन परमात्मस्वरूप के दशन का सर्वसिद्धिप्रद योग 
इसी अवस्थामें निरन्तर अनुभूत किया जाता है । वहाँ सचमच 
सन्मान, श्रद्धा तथा बहुमान रहा करता है। ध्मंधारणा का 
अभिमान भी इसीमें समाया है। वह सनातन तत्त्व, वह 
पुराणपुरुष यहाँ प्रेमद्वारा सम्मानित हो जाता है । वहाँ प्रेमही 
मानो ज्ञानरूपता की महत्ता जानता है। उसका वरिष्ठता 
के कारण गौरव करता है । मनृष्य-त्रिगृणयुवत है इसीकारण 
वह्‌ गृणज्ञ भी हो सकता है। त्रिगणातीत की सर्वंकश सत्ता 
बह जरूर समझ सकता है। उसकाही साकार सगृण रूप 
महत्‌ ब्रह्म के द्वारा सर्वत्र विलासमान रहता हूँ और वही 
एकात्मकता अट्ट बन्ध दिखला भी सकता हुँ। उस महत्‌ ब्रहम 
का महान विश्‍वव्याप्त विस्तार, उसके अधिष्ठान में निर्माण 
हुए अनेक जीव तथा विविध प्रकार की जीवनधारणाएँ होतेपर 
भी मनुष्यक्री ही एक ऐसी देह्‌ है कि जहाँ इस विशाल विस्तार 
का बीज ज्ञात किया जाता. हुँ । मनुष्य की गवेषणा ईसं 
bgp विशवच्याप्त महत्‌ के मौलिक 

सकती है । इसी कारण यह स्पष्ट 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था (१९७) 


है कि मनुष्यका दंव देवताभाव को अपना सकता हैं, उसके 
धर्मको सद्धर्सका रूप होता है, उस परतत्त्व के दर्शन का 
प्रामाण्य भी मनृष्यत्वपर अवलंबितसा है । अतः देववाद जो 
प्रारब्धपर ही आश्रित सा है वह अन्तमें देवताभाव के कारण, 
देवत्वसेही युक्त हो जाता है। देववाद वस्तुतः शाब्दिक रूप 
है, उसकी सत्ता परावळंवी है । वह अपनेपर निर्भर नहीं | 
जब वह देवताभावसे जागृत है, जब देव सर्वथा देवतायुवत तथा 
सर्वाथं से संपन्न है तब उसका शाब्दिक रूप नष्ट हो जायेगा । 
तब दैवमें सामथ्यं, स्वातंत्र तथा पुरुषार्थं उपलब्ध है। तव 
देव किसी दूसरे से नियंत्रित नहीं वह अपनी झवितसे क्षमतासंपन्न 
है । वह विलक्षण चमत्कारसा दीख पडता है । मतलब स्पष्ट 
है कि जिसके जोवन में देवताभाव जागृत है उसका देवभी 
उसके अधीन न कि किसी आकाशस्थ ग्रहनक्षत्रसे संबद्ध । 
देवताभाव का यह दिव्यप्रकाश जीवन में अनेकानेक चमत्कारों 
का सहजनिर्माता है । जहाँ चमत्कार या विलक्षणता है वहाँ 
मनुष्य नतमस्तक होता है । और जिसने यहं साम्य मालत 
किया है वह भी महत्‌ पर की प्रतिष्ठा पाता है | वह विलक्षण 
सामथ्यं. महानता दिलाता है | अन्य लोग वहाँ नम्न रहते हैं | 
हाथ जुट जाते हैं । ऐसे सिद्धोंके सम्मुख मनुष्य को वृत्तियाँ 
अपने आप. संयमित होती हैं | वदाँ आदर इए चौगुना 
बढ़ता जाता है । अंतःकरण चतुष्टयही मानो वहाँ निबद्धसा 
होकर अष्टांग योगयुक्त नमस्कार करता जाता है । जिससे 
छह लादत परिणतसी होकर श्रीगुर्का वरदहस्त जीवन 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(१९८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


AAAS 


यथोचित परिवर्तन ला देता है। वह एक एसा औदाय है 
जो केवल श्रौगृरु की योग्यता काही परिपाक है। उन्हींके 
द्वाराही यह वत्तिमहात्म्य सफल हो सकता है, संपन्न हो सकता 
है । अन्य किसीकी यह क्षमता बिलकुल नहीं ! ! 


यज्ञमें अग्निकोही देवता माना गया है । वह सचमुच यज्ञ 
नारायण है। सभी जीवोंक्रा नियन्त्रकही वह है । देवताओं में 
वह श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उसीके द्वारा सभी देवताओं को 
हविद्र'व्य प्राप्त है । जीवनमें भी अग्निकी महत्ता कौन स्वीकार 
नहीं करता ? जीवधारणा का वही सामर्थ्यं है। इसीलिये 
ह 'नारायण' रूप है। अग्निके द्वारा ही अन्नकी योग्यता 
सिद्ध हो जाती है। वह सिद्ध किया जाता है। अन्न तथा 
जीवन दोनों परस्पर अत्रलंबित है । दोनोंका अधिष्ठान अग्नि 
है जिसका अभाव विनाश है। उसी प्रकार यज्ञमें स्थित 
अर्निकी महत्ता सवंमान्य है । वही जीवन की योग्यता बढ़ाता 
[| है और उसे ब्रह्मरस की अनुभति दिला सकता है। अग्निकी 
Ih आँचही तप है जो असीम निष्ठाके साथ अनष्ठित होनेपर 
सवंस्व के यजन के होनेपर यज्ञप्रसाद की महती प्रसन्नतासे 
हमारे जीवन की योग्यता योगभमिका के विभवश्रीसे खिल उठती 
है । यज्ञके लिये किये गये सभी कमं ब्रह्मरूप हैं अतः वे अक्षर 
तत्त्वको अपना सकते हैं। हमारा नित्य जीवन भी यज्ञ हैं 
जिसका अधिष्ठान नित्यरूपमे सर्वगत ब्रह्मके द्वारा हमारे 
हृदय में भी स्थित है | हमारे नित्ययज्ञमें उसी यज्ञनारायण 
की उपासना निरन्तर होनी चाहिये। अतः यह उपासना भी 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय अथा ( १९९ ) 


सवार्थयुक्त तथा फलप्रद जरूर है। उस सवगत ब्रह्मकी यह 
सर्वात्मक सत्ता यहाँ यजनशीलता को परिपूर्ण बना देगी । [ 


यज्ञकर्ताओं की यह्‌ धारणासी बनी रहती है कि वह जो | 
देव है उसके अधीन होनेकी अपेक्षा देवताभाव को यज्ञद्वारा 
जागृत करके उसेही अपनी अधीनतामें लाया जाय ! अतः वे । 
अपने मनको भी संयमित करते हैं, उसकी क्षमता बढाते हैं । | 
जो दँवकी गतिको जानते हैं, एसे दंवज्ञ को देवताभाव द्वारा 
देवकी अधीनता नहीं रहती । अपने मनके अनुसार उसी देवको 
बदल देनेकी चेष्टा हो जाती है और वह सफलता भी पाती 
हैं । यज्ञका निष्ठायुक्त अनुष्ठान मनकी इच्छा सफल कराता 
है । यज्ञकर्ता की निष्ठा इस प्रकार फलप्रद हुआ करती है। 
वह 'गुरुवाक्यः के समान सम्मान तथा महत्ता पाती है या 
यों कहें कि गुरुवाक्यही उस रूपमें महत्ता अपनाता रहा । 

ब्रह्म वाक्य :- वह ब्रह्मलिखित है जो कभी मिथ्या नहीं 
हो सकता | जैसे जन्मे हुए मंनुष्य को फिर मृत्यु है तथा 
मृत्युके बाद फिर जन्म है । जन्म मृत्युका यह चक जिस प्रकार 
सवंथा अक्षय तथा ध्रुव सत्य है | देखा जाता है कि वद्यके 
द्वारा औषध दिया जाता है किन्तु आयुष्य नहीं | आयुष्य तथा 
सौभाग्य दोनोंभी दबकी देन है | किन्तु उससे परे सत्य मिथ्याके 
भेदसे अलिप्त तथा निद्र ब्रह्मलप की सत्ताका संकेत करनेवाला 
ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मवाक्य' श्रीगुरुवाक्य के द्वारा आवृत्त है तथा 
अमृतस्वरूप भी है । 

गुरुवाक्य :- ब्रह्मस 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


त्ता का वह आमुख है। उसकी 


(२ 9 ) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


अनुभूति का वह महाकारण है तथा ब्रह्मका वह मुख है, 
वचन है | साथही वही मुख्य है। वह मानो कामधेनु. है जो 
स्वेच्छा सफल करनेमें सरवंदा सिद्ध तथा समर्थ है। देवका 
वह विश्वास है जहाँ देव देवताभाव की अधीनता स्वीकार 
करता है । 
संतवाक्य :- यह तो वस्तुतः आप्तवाक्य है। जिनकी 
निष्ठाके बारेमें किसीभी प्रकार संदेह नहीं हो सकता, उन्हींके 
द्वारा कहा गथा वाक्य संतवाक्य है जो सर्वथा सदेव सत्यही 
है | संतोंके द्वारा दिया गया उपदेश एक प्रकार आध्यात्मिक 
धारणा निर्माण करनेमें समर्थ हुँ । नामस्मरण का महामन्त्र 
उन्हींके द्वारा दिया गया हैँ जो आध्यात्मिक जीवन का 
सारसवंस्व हूँ । वहीं मनुष्य की पूणं निष्ठा होनी चाहिये फिर 
मनुष्य की प्रत्येक कृतो परिपूर्णता की स्थिति जरूर अपना 
| सकेगी । संतवाक्य इसी दृष्टिसे सवथा परमकल्याणकारी तथा 
| मंगल हूँ । 
वेदवाक्य :- स्पष्टही है कि वेदोंमें ग्रथित वाक्योंके बारेमे 
| ह संकेत हूँ । वेदोनारायण द्वारा कहा गया यह वाक्य यज्ञम 
kh हैं। उसके द्वारा तीनों ताप दूर हो सकते हैं । त्रिविध तापोंके 
|| द्वारा जीव उब जाता हैँ उसपर इन वाक्योंक्ा संजीवनी जैसा 
असर दीख पडता हू । 
वाक्य वाक्य :- यह्‌ तो विदग्ध वागूंविलास है जो बाणी 
की शोभा हैं । उसका प्रसन्न सौंदयं कुसुमित कानन के समार्ग 
विदग्ध वाङ्मयमें ही मुखर है। उसमें कला है, बक्रोवित ६ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था (२०१) 


ध्वनि है । प्रसाद, माधुर्ये, ओज आदि गुणोंसे वाणीका देवता 
सौंदर्यं इसीमें समा हुआ है । [ 


देववाकय :- ज्ञाननिष्ठा वृद्धियोग द्वारा संपन्न होती है । 
बुद्धिकी शुद्धता तथा चित्तकी सहज संवेदनक्षमता जहाँ जागृत 
हो जाती है वही देववाकय है । उसके द्वारा बोध तथा ज्ञानकी 
परिणती है । बोधयृक्त सात्विक जीवन की तपस्या देववाक्य 
द्वारा संपन्न है । वहाँ वाणी सत्त्वसंपन्न तथा सारग्राही है । 

महावाक्य :- अहं ब्रह्मास्मि’, | ह 
ये चार श्रृतिसंपन्न वाक्य महावाक्य' कहलाते हैं । वे तो मंत्रके 
द्वारा नियंत्रित तथा 'मैं' के विवतंपर आधारित हैं। 

गणवावय :- मनुष्यगण, देवगण आदिका जो नायक 
श्रीगणंशजी उसका शुभारंभ जहाँ दिग्दशित है वह अनुष्ठान ! 

प्रधान वाक्य :- साम्य 

इस मनुष्य देहमें जिस सामर्थ्यं की सत्ता है वह दैव की 
है । देववशात्‌ मनुष्य की श्रेष्ठता, संपन्नता, जय पराजय प्राप्त 
होती है | देवकी भी सत्ता देवतामें परिणत होती है और 
वही केवल शोभाकारी है | जहाँ देहात्मबुद्धि नहीं रही वहाँ 
देह का आलंबन टूट गया । मनुष्य विदेहीसा बन जाता है। 
देहका आलंवन छोडकर जब आत्मनिष्ठा, देवत्व की सत्ता, 
दिव्यभाव अपनाया जाता है तभी वह सवंविलक्षण तेज, प्रत्यक्ष 
देवताभाव ही अनुभूत होगा । किबहुंता मही दोना आहि र 
हमारे नित्य - जीवन में यही प्रत्यय सबंदा महत्वे है। | 

CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An ०९ In ह 


(२०२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


एतदर्थ योगानुशासन में लगे रहना चाहिये जिससे हम उस 
देवी सामर्थ्यं की सहायता से उस निर्द्र स्थिति को अपना 
सकेंगे । फिर वहाँ परतत्त्वलूप अक्षर 'नाम' हो अंकितसा 
होकर अपनेमें ही देवताभाव पायेगा । देव तथा दिव्यत्व दोनों 
के परस्परावलंबन द्वारा मनुष्य की ईश्वरीयता जाग उठती 
है । वहाँ विश्‍वात्मक साक्षात्कार अपनेमें ही हो जानेसे दर्शन 
कौन किसका: करता रहेगा ? कौन किसे नमन करेगा ? किसके 
चरणोंपर कौन समापित होगा । जहाँ द्वेताभाव है वहाँ ये बातें 
सवथा असंभव है । वहाँ अपनीहो योग्यता बढ गयी है जो 
आत्मनिष्ठा के कारण परमात्मस्वरूप से कुछ कम नहीं | 
अडत की आत्मानुभूति में परायेपन की भावना निर्मूल है। 
देवताओं की वंदना, मातापिता की आज्ञा का पालन तथा 
गुरुजन की सेवा आदिमें निष्ठा तो जरूर है किन्तु वहीं भी 
एकात्मकता की अनुभूति परिपूर्ण है | श्रद्धा तथा निष्ठा दोनों 
पुरुषत्व की उपलब्धि में निःसंशय संपन्न है। मोक्ष की पुरुषार्थः 
सिद्धि जिसने अपनाथी, ज्ञाननिष्ठा में जो परिणत हो गये, 
उनकी अचळ श्रद्धा सदेव अडिग है । देवत्व की यही चेष्टा 
रहती है कि जिससे मनुष्य अनेकविध मारगोसे अपना देवताभाव 
पाये । देवद्दारा यही धारणा रहती है किन्तु मनुष्य उसे अज्ञाच 
के कारण पहचान नहीं सकता । अतः संपूर्ण जीवन अपने 
सुख दुःख के साथ यज्ञरूप है। यज्ञकर्म की यह निःसीम तिष्ठ 
मनुष्य के जीवन का चरम विकास करने में सर्वथा समर्थ है । 


उसकी भोजनादि क्रियाएँ भी इसी कारण यज्ञत्रियाएँ हों 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय अथा ( २०३ ) 


सकती हैं ।। १२३॥ 
तिहीं योगार्निकिं यजिजे । तो दैवज्ञ म्हणिजे । 
जणें आत्मसुख कामिजे । पंड्कुमरा ।। १२४॥। 


अर्थ :- योगरूप अग्निका-अभ्यास, वैराग्य जिन्होंने 
स्वीकार किया है, उन्होंने देवयज्ञ का अनुष्ठान किया, उसके 
द्वारा हे पंडुकुमर ! उन्होंने निरुपाधिक आत्मसुख-ब्रह्मानन्दानु- | 
भव निःसंशय प्राप्त किया । | 

व्याख्या :- उनके द्वारा दिनरात यज्ञकाही अनुष्ठान हो 
रहा है । अविद्योपाधि युक्‍त जीवकी विकारवशता श्रीगुरुवावय के 
कारण नहीं रही । अविद्याकी, अज्ञानकी उपाधि जीवको विकारी-सा 
बनाती है । वस्तुतः वह स्वयमेव शुद्ध बुद्ध नित्य सच्चिदानन्द 
स्वरूपही है । उसकी यह अपनी स्थिति सहज स्वाभाविकरूपसे 
सिद्ध है । यज्ञानुष्ठान के द्वारा श्रीगुरुके प्रसादवाक्य के कारण 
यहाँ मोह या विकार नहीं रह सकता | उस सवंसाक्षी परतत्त्व 
का नामरूपात्मक सगुण यजन अपने आप अखंड रहा करता है। 
जीवनकी धारणाही यज्ञरूप हो जाती है । जहाँ यह अन्तर्मुखता , 
प्राप्त है वहाँ वाणी मनद्वारा नियन्त्रित है, मन आत्मलीन है । 
जिहूवा वाणीका निर्लेप वाहन बनकर रहती हैं। चाहे वेसी 
नहीं बकती । अतः उसके द्वारा 'अक्षर' रूप वाक्यदेवताही प्रकट 
हो जाती है। उन्होंने वस्तुतः देवकोही अपनाया हैं । देवी प्रकृति 
की माया अनुभव कर चुके हैं । अतः श्रीभगवान्‌ उनके लिये 
अत्यन्त आत्मीय बन गया । उसके साथ सुखसंवाद होता रहा। 
आत्मसुख की माधुरी यहाँ नित्मतूतन रूपमें परमोल्हास को 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२०६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 
RS AAA 


रुचिसंपन्न मिष्टान्न दिये जाय, मनके संकल्प तथा लोभवशात 

अनेक प्रकार की इच्छापूर्ति का प्रयास होता रहे। देहधारणा न 

हमारे मनपर अवलंबित न भोगपर परिपुष्ट होती है। उसकी 

अपनी नियत गति प्रारब्ध पर सर्वथा अवलंबित है। अतः 

उसमें फंसकर विविध प्रकार के भोगोंके पीछे दोडते रहना 

अनुचितही नहीं, अशक्य भी है। जो कुछ अनायास प्राप्त है, 

प्रारब्धवशात्‌ जो सहजही मिल जाता है उसीपर अपना 

जीवननिर्वाह्‌ कर लेना-उच्हें-योगी, यज्ञकर्ता को-सर्वंथा संमत 

है। यं सहज प्राप्त भोगही आत्मसुखसंपन्नता के कारण 

रमरणीय हो जाते हैं । यह सहजयोग देवयोग में परिणत हुआ | 

एसी समधात धारणा जहाँ सुस्थिर हुई है वहाँ प्रत्यक्ष प्रारब्ध 

भी उनका निर्वाह योगयुक्त तथा सहजलीलास्वरूप कर देता 

है । वह देवी सामर्थ्यं प्राप्त होनेके कारण योगक्षेम होता 

|| ता है । योग भी होता है तथा कल्याण भी है । वहाँ न 

| चिन्ता है न कष्ट । सहज स्वरूपानृसंधान के कारण योगक्षम 

| भी देवयुक्त तथा स्वाधोन हो गया। अनुसंधान में वहां खेड 

| नहीं । वह्‌ अक्षर है | उस प्रणवस्थिति में प्रलीन रहने में ईस 

[bl महायोग की सफल साधना चलती रहती है | दिनरात वही 

|| अक्षरोपासना । उनकी अपनी ज्ञानशवित ईइवरीय सत्ताका 

साम्य प्राप्त कर चुकी। अतः वहाँ अत्यन्त समार्धाप 
विराजमान है। वहाँ वही देवदुलेभ महायोगेइवर श्रीहरिकी 
परमपावन दर्शन है। वहीं वह राजाधिराज ज्ञानेइवर की | 
आत्मीयता अनुभूत है। वह अमृतस्वरूपा माँ, ज्ञातव | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था (२०७) 


परमग्रेमरूपा माँ अपने संपूर्ण वात्सल्य के साथ योगियों का ` 
जीवन अथाह प्रेमरसमें डुवा देती है । वही आत्मा है, योगी है, 
योगरूप है आत्मरूप है !! उसके पुष्यपावन प्रस्न दर्शन से 


| ` पुलकित होकर सच्चिदानन्द स्वरूप श्री भगवान्‌ नारायण 


की योगमाया स्वाधीनसी हो गयी !! अहो महद्भाग्यम्‌ ! 
अतिवर्णनीयम्‌ खल्‌ ! ! ।। १२५॥ 


आतां अवधारि सांगेन आणिक। जे ब्रह्माग्ति साग्निक । 
तयातें यज्ञेंचि यज्ञ देख । उपासि जे ॥ १२६॥ 


अथ :- अव और भी कुछ कह रहा हू, जो ब्रह्मार्नि के 
ही अग्निहोत्री हैं, वे यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ की उपासना करते 
हैं- । 

व्याख्या :- कुछ एसे भी हैं जो अग्निको उपासना करते 
रहते हैं | वे अग्निहोत्र स्वीकार करते हैं । उनके द्वारा दिनरात 
अर्निकीही उपासना की जाती है।. यह तो स्पष्ट है कि 
अग्तिके समान तेजस्वी, विलक्षण दाहक तथा अत्यन्त 
प्रकाशमान और कौन है! वह परब्रह्म की अत्यन्त श्रेष्ठ 
विभूति मानी जाती है । अग्निनारायण की उपासनामें परब्रह्म 
की उपासना निङ्चितरूपसे हो सकती है । अतः जिन्होंने 
अग्निहोत्र धारण क्रिया है वे वस्तुतः अग्तिस्वरूप परब्रह्म की 
ही उपासनामें सुस्थिर होते हैं | यहाँ जो यज्कमं होता हैं, 
कमंयज्ञ का स्वरूप पाता है | वह कर्माचरण, वह कर्मानुष्ठान 
नित्यब्रह्म के अधिष्ठान में संपन्न है । विश्वजीवन में कर्म 
संभवकी पहली प्रेरणा उसी नित्यत्रह्म की प्रतिषठामें है । अतः 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२०८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


यहाँ होनेवाले कमंभी अगर वे सहजजात तथा अनुसंधानयबत 
होते रहेंगें, तो उन्हें भी ब्रह्मकी प्रतिष्ठा प्राप्त है। अर्थात 
` यज्ञीय कर्माचरण में ब्रह्मानुसंधान अग्निनारायणरूपमें अभनिप्रेत 
हैही । वहाँ कर्म भी यज्ञ बन जाता है। यज्ञके लिये होनेवाला 
कर्म भी यज्ञ है, कर्मका भी यजन हो जाता है। अग्निहोत्रि का 
यह नित्ययज्ञ ब्रह्मरूप होकर वहाँ अग्नि भी ब्रह्मरूप है । यज्ञभी 
ब्रह्म तथा कमं भी ब्रह्म हो जाता । कर्मानुष्ठान का यह 
अनुसंधान विशेषरूपसे लक्षणीय है। कमं यज्ञरूप है, और 
यज्ञ ब्रह्मरूप । अतः कर्मं भी ब्रह्मरूप होकर वह्‌ अनुष्ठान 
“सर्वं खल्विदं ब्रह्मम्‌” साक्षात्कार दिलाता है। वहाँ ब्रह्माणि 
मानो अख्निरूप होकर साकार है। उसको तेजोमयी ज्वाला 
जीवन की विकारवशता को, दुरित .को तथा पाप को जला 
देती है | प्रारब्ध का अनिष्ट नष्ट कर देती है । इन्द्रियों की 
विकारवशता, मनकी चंचलता, विषयोंकी अभीप्सा, तथा 
बुद्धकी भोगवादिता यहाँ जल जाती है। फलस्वरूप मन 
निश्चल धारणा अनुभव करता है। वहाँ यज्ञकर्ता योगयुत हों 
जाता है । योगभूमिकासे वह अत्यन्त समधात व संपन्न जीवन 
का योग अपनाता रहता है। वह ब्रह्मरूप हो जाता है । यका 
यह योगिक स्वरूप नित्ययज्ञकी प्रतिष्ठा तथा जीवन कीं 
अख्नियुकत उपासना अनुसंधान करने योग्य है । 


यह अस्निनाराथण की उपासना है । कर्मानुष्ठान के द्वारी 
उसे प्रसन्न किया गया है। हमारे जीवन में भी देहस्थितं 
अग्निको उपासना अवश्यमेव हो सकती है। वहाँ अनि ह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डंथा ; ( २०९ ) 


उसकी स्थिति योगरूप होनी चाहिये । मन, प्राण तथा इच्द्रियक्रिया 
आदिके द्वारा योगानुष्ठान का यज्ञ हो जानेपर वहाँ यथाधर्म 
योगाग्निकी प्रतिष्ठा हो जाती है । देहस्थित अग्ति अब योगाग्नि 
बन जाता है जो जीवन का किल्मिष हटा देता है। वहाँ 
ब्रह्मस्वरूपका ही आत्यंतिक अनुसंधान निहित है। इस योगाग्नि 
की उपासना द्वारा, कर्मानुष्ठान के द्वारा ब्रह्मानुसंधान में स्थिर 
हुआ | अतः इस यज्ञका कर्मभी ब्रह्मरूप हो जाता है। वह 
योगयागविधि खाली कम नहीं रहते। वे अशेष होकर 
ब्रह्मरूप में लोन हैं । उनकी अपनी पृथकसत्ता नहीं | ब्रह्मनाम 
ही उनकी स्थिति, गति, धारणा है। यहीं भी ब्रह्मांग्ति अग्नि 
सेवामें रत है | योगानुसंधान है नामधारणा। उस गुणातीत 
का अखंडानुसंधान दिनरात नामरूप में है। योगयुक्त होकर 
यह यज्ञ इसप्रकार सहजथोग वन जाता है ॥११६॥ 

श्रोत्रादोंनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह चति । 

आाब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह.वति ॥२६॥ 

अर्थ :- और कुछ अन्य थोगी, सभी इन्द्रियों का उनके 

विषयों के साथ आत्मसंयरमरूप अग्निमें हवन करते हैं, तो कुछ 
योगी सभी ज्ञानेंद्रियों का उनके विषयों के साथ इन्द्रियरूप 
अ्निमें हवन करते हैं । 

एक संयमाग्निहोत्री | ते युरक्तित्रयाचा मंत्रीं । 

यजन करिती पवित्रीं | इच्धिय द्रव्यीं ।।१९७॥ 

अर्थ :- आत्मसंयमरूप अग्निमें यजन करनेवाले कुछ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२१०) 


श्री ज्ञानेश्वरो सुबोधिनी 


अग्निहोत्री वस्तुतः कायिक वाचिक तथा मानसिक मन्त्रोट्ठारा 


पवित्र किये गये इन्द्रियों द्वारा ही यजन करते हैं । 
व्याख्या :- कुछ एसेभी हैं जो श्रवणेंद्रियादिका संयमरूप 
अस्निमें होम करते हैं । इन्द्रियों की विषयोंसे विरक्ति हो जाना 
संयम है | साथही शब्दादि विषय भी संयमाग्नि में हवन किये 
जाते हैं। उन विषयों के बारेमे उदासीनता आ जाती है। 
श्रवणेंद्रिय का महात्म्य विशेष रूपसे कहा गया है क्योंकि 
उसका विषय शब्द है जो आकाश का गृण है। उसकी व्याप्ति 
अत्यन्त विशाल है । केवल श्रवणभक्ति भी महनीय साधना 
है । जिसका मन श्रवणमें लीन हुआ है, वह अन्य इच्धियोंसे 
अलिप्तसा हो जाता है। समचा अवधान श्रवणेंद्रिय की ओर 
केंद्रित हो जानेसे अन्य इन्द्रिय सहजही संयमित हो जाते हैं। 
अतः उन शेष इन्द्रियों का संयमरूप अग्निमें होम हुवा । वहाँ 
श्रवणही मात्र अपनाया गया । शास्त्रादि के सभी विचार 
सावधान श्रवण होने लगे । यह श्रवण एक भक्ति बन गयी, 
एक साधना हुई । यह अग्नि की सेवा है। संयम के कारण 
अन्य इन्द्रियों के प्रति उपेक्षा का भाव है तथा विरवित भी। 
एक श्रवणेंद्रियमें वे सभी संयमित हुए । यह निःसंशय सेवाही 
है । कुछ एसे भी होते हैं जो शब्दरूप विषय कोही संयमित 
किया । जो बोलते कम तथा सुनते भी कम | श्रवण तथां 
कथन दोनों को संघमित करके शब्द की मर्यादा तथा व्याप्ती 
वहुतही संकुचित सी हुईँ। वह विषय अंपने विषयी में तथा 
इन्द्रियमें ही लीन हो गया । किन्तु यह भी ध्यान रखी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


SON 


अध्याय ४था ( २११ ) 


आवश्यक है कि इन्द्रिय कार्यरहित होनेपर बेबंद बन जाता 
है। उसकी उमि तीव्र होती है। उस समय आवश्यक है कि 
' शास्त्रादि द्वारा नियत किया गया अनुष्ठान, तथा आदेशों का 
यथाशक्य आज्ञापालन होता रहे। उसके द्राराही-शास्त्राज्ञा- 
-पालन-मनको संयमित करने की क्षमता प्राप्त ही सकेगी । 


अगर देखा जाथ तो यह स्पष्ट है कि शास्त्रोंकी संख्या 
भी कुछ कम नहीं । उसकी अपार राशी है। जितना पढ़ें 
उतना कमही है । उन सभीका आलोडन करने के लिये कई 
जन्म बिताने पडेंगे । तिसपर भी संभव है कि शास्त्राध्ययन 
कुछ रहाही हो | अतः एक एसी व्यक्तिनिष्ठ व्यवस्था जरूर 
है कि जिससे यह एक जाननेपर सब कुछ जाना जाता है। 


मनुष्यकी देह, उसके इन्द्रिय, उसका मन, बुद्धि, अहंकार तथा , 


सर्वसमावेशक स्वभाव जो ज्ञात कर लेता है वह नियति के 
निगूढ स्पंद भी अपना सकता है । वस्तुतः इच्द्रियोंका ही जो 
इन्द्रिय है, वह परमात्मतत्त्व ही अर्थयुवत है । जिसकी शक्ति 
के कारण आँखें देख सकती हैं, श्रोत्र सुन सकते हैं, जिवा 
रसास्वाद ले सकती है, वह आत्मतत्त्व ही इच्छाकी तुप्तिका, 
उपशम करने के लिये सच्चा आश्रय हैँ । इन्द्रियों के अपने 
विषयों के प्रति जो रागद्वेपात्मक स्थायीभाव हैँ उसी कारण 
.उत्तकी तृप्ति तथा अत॒प्ति के कारण प्रसाद तथा विषाद तिर्माण 
हो जाता है । आत्मतत्व की ओर अग्रसर करनेवाला जीवन 
का प्राणाधार अग्नि यज्ञरूप क्रियाकर्मों में अत्यन्त उपयुक्त सा 
होकर इन्द्रियों के सच्चे अर्थमें-पुरुषा्थमें-विषयों को सुस्थिर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


PR 


~ 


(२१२) 


AAAS 


श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 
NUR 3 ज अल 


बना देता है, उपशम ला देता है । शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि 
पांचभौतिक विषय वस्तुतः शब्दके ही प्रस्फुरण हैं। उनके 
धर्मी पृथ्वी आप तेज वायु आकाश अन्तमें आकाशमेंही लीन 
हैं । अतः आकाशका ही गृण जो शब्द वह अन्य तत्त्वोंके साथ ' 
उनक्रे गुणोंको भी अपने में समाविष्ट कर सकता है। वह 
स्वयं विषयरूप होकर इन्द्रियों को उनके अपने स्वभाव तथा 
धमं प्रदात करता है। यह तो निःसंशय है कि इन सभी 
इन्द्रियों का आधारभूत स्वभाव वस्तुतः शाब्दाश्रयी है, वही 
उनका सामर्थ्यं भी है । शब्दका यह अत्यन्त सूक्ष्म रूप तथा 
विलक्षण सामथ्यं उपशम तथा तुप्तिका सच्चा रास्ता दिखाने: 
में समर्थं है । यहाँ झूठी बुभुक्षा या क्षुधा नहीं तो उनकी अपनी 
शक्ति तथा स्थरये, तृप्ति तथा शाँति पानेक्रा प्रयास उचके 
स्वभाव के उपशममें है । इन्द्रियोंकाही जो इन्द्रिय उस आत्माकी 
सत्ता प्रकाशित करनेका प्रयास यहाँ होना चाहिये। वह स्वभाव 
सामर्थ्यं शब्दके सूक्ष्म तथा व्यापक सत्ताद्वारा प्रकट हो सकता है कि 
जिससे अपनी बुद्धि शुद्ध रूपके समीप, स्वाभाविकता का तिश्‍्चय 
करने योग्य हो सकेगी । यही यज्ञानुष्ठान नितांत आवश्य 
हैं। जिससे मन, बुद्धि, इन्द्रियादि में वह महान्‌ दिव्य सत्ता 
व्यक्त होगी । विषयों को अपनी स्वाभाविकता प्राप्त होतीं 
हैं तथा प्रकृतिका मौलिक नियमन प्रवरतित होता है । 

अतः यह आवश्यक है कि विशिष्ट युक्तिसे ही मनुष्य इ 
इन्द्रियरूप शब्दोंकी आहुति दे सकता है । इन्द्रियों का उरश 
या इन्द्रियों की विषयसे पूर्ण विरकित होनाही हवन हो जाती 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था ( २१३ ) 


है । अतः उसके लिये इन्द्रियों के स्वभाव, उनके विषय, उनके 
आश्रय आदिकी यथार्थ पहचान होनेपरही इसमें कुछ सौकयं 
अनुभव हो सकता है अन्यथा बात बहुतही कठीन है। उस 
यज्ञमें संयमही अग्निहोत्र है और यजन है भूतोंका यथायोग्य 
परिपालन ! पहलेपहल तो शब्दविषय के द्वारा अन्य इन्द्रियों 
का संयमन या उनके विषयों का हवन हो जाता है। अन्तमें 
शब्द का श्रोतरंद्रिय भी उससे अलिप्त नहीं हो सकता | सभीकी 
संयमार्नि में आहुती दी जाती है। यज्ञमें वे समित होते हैं | 
अतः वे अक्षर बन जाते हैं। शब्दका भी अन्तिम स्वरूप 
अक्षर है जो सर्वव्यापक परमात्माका ही प्रतीक माना जाता 
है । कुछ तो एसे हैं कि जो कायिक वाचिक तथा मानसिक 
तप करते हुए इन्द्रियोंका ही साक्षात्‌ निरोध करके मनको 
संयमित करते हैं । मनको निरुद्ध करने की तपस्या निःसंशय 
कठीन है । इन्द्रियों का साक्षात्‌ निरोध तथा मनका संयमन 
दोनोंके द्वारा यह यज्ञ अनुष्ठित होता है | संयमरूप अस्तिमें 
मनको द्रव्यरूप करके उसकी आहुति देदी जाती है। आत्मसंयम 
यही अग्नि बन जाता है औरं उसमें ही यजन होता है । .वही 
अक्षररूप आत्मतत्त्व की उपासना की गई और उसको परिपुष्ट 
भी किया गया । इस जगत्‌ में कोई भी ऐसा मनुष्य नही कि 
जो जाने अनजाने यज्ञका अनुष्ठान नहीं करता । जीवन की 
प्रत्येक कृतिमें यज्ञका आशय अनुस्यूत हो सकता है । EG 
वह्‌ प्रजनन भी क्यों न हो ? इच्धियों का संयमित हिल 
तथा उनकी उपरति या शांति अनिवार्य रूपसे आवश्यक है 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२१४) 


AAAS 


श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनी 


SSVI 


केवल निरोध परमार्थ मार्गमें रोडा है । पुत्रप्राप्ति के लिये 
जिस प्रकार अपार श्रम हुआ करते हैं, और उन्हींके फलस्वरूप 
“आत्मा वे पुत्र नाम” के अनुसार पुत्रप्राप्ति या प्रजनन है। 
मानवी इच्छाका, उसकी वासना का यह जो उदात्तीकरण 
होता है वही यज्ञरूप है। इस विधान का इहपारलौकिक 
अनुसंधान है जो निश्चित रूपसे श्रेयस्करही हो जाता है। 
यहाँ आदमी वीतरागी बन जाता है। इन्द्रियादि के विषय में 
विरक्ति अनुभूत होती है । युवावस्था में जीवनकी आसक्ति 
चरमसीमामें पहुंचती है । वह बहर यद्यपि अन्ततक नहीं 
रहता तथापि आसक्त के बीज बलवत्तर हैं । किन्तु जब यह 
अनुष्ठान हो जाता है संयमारिन में विषयों का हवन हो जाता है 
तब आसक्ति तथा अनुरक्ति अनासबित तथा विरकित में परिणत 
होती है । प्रकृति का सहज स्वाभाविक उपशम हो जाता हैं 
ओर उसकी साम्यावस्था में इन्द्रियों के व्यापार भी योगयूवत 
| होकर सहज स्वाभाविक रूपसे हो जाते हैं । वहाँ एक प्रकार 
| | का पुरुषार्थसाधक्र विराग विद्यमान है । संयम के साथ विवेक 
संपन्न है । वहाँ शब्द सर्वार्थसाधक है | वह श्रद्धाका आधार 
विवेकका अग्रसर सहाय्यक तथा आत्माका अनुचर बन प्रकृति 
की साम्यावस्था की प्रक्रिया का योग नजदिक ला देता है | 
वही मनुष्य का अव्यक्त स्वभाव है । उसके आघातत्रत्याधातसे 
प्रकृतिकी सुदृढता तथा सुगठन संभव हो जाती है । आकाश 
कणपर इस शब्दद्वारा होनेवाला आघात सर्वव्यापक नाद कीं 
अनुसंधान दो जाता है। वहाँ संयम सुस्थिर होता है। उसे 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ड्या ( २ १ ५ ) 


अपने लिये जगह प्राप्त होती है। उसका सर्वसमावेशक 
अधिष्ठान अनुष्ठान में उत्कटता लाता है। इस प्रकार काया 
वाचा तथा मन इन त्रथीके द्वारा योगयुक्ति की सीमा सुस्पष्ट 
होती है । संयम को इन्हींके द्वारा पुष्टि मिलती है, शक्ति 
मिळती है तथा आश्रयभी ! वे सभी योगिक अनुसंधान के 
अनुचर होकर संयमार्नि को प्रज्वलित करने में सहाथ्यक 
होते हैं । उनकी अपनी निजी बात, परम गृह्य समझाते हैं और 
व्यित को रास्ता तय करने में परम सहाय्यक हो जाते हैं। 
उनका मंत्रसाम्थ्य, विचारसामथ्ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । वह 
मानो राजाके मंत्रीकाही बल है। मन द्वारा दी जानेवाली 
यह्‌ मन्त्रणा योगसोपान पर आरूढ़ करती हुई उस अक्षरत्व 
को पहचान करा देती है । उन्हींके द्वारा पथप्रदशेन भी होता 
है। वे ही हैं जो संयमार्नि में इन्द्रियों को जला देते हैं, या 
उनके अनुकूल विषयों का उपभोग कराते हैं या प्रतिकूल 
विषयोंसे विरक्त बनाते हुए धीरे धीरे अपनी अधीनता में 
लाते हैं ।। १२७॥ 
एक वैराग्य रवि विवळले । तंव संयति विहार केले | 
तेथे आपवृत्त जाले । इन्द्रियानळ ।।१२८॥ 

अर्थ :- और जिनमें वराग्यलूप रवि प्रकाशमाच हुआ 
है, वहाँ उनके लिये इन्द्रिय निग्रहरूप अग्निकुंड बिहार के श 
निर्माण हुए और इन्द्रिय रूप अग्नि भी प्रकट हुआ । 

व्याख्या :- इन्द्रिय तथा विषयों के संबंध अयो 
हैं। इच्धियों के ही विषय हैं तथा विषयोंके ही इंद्रिय हैं | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२१६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 
TC TT 


विषयों के लिये ही इंद्रियोंकी विद्यमानता है। अतः उनका 
परिपूर्ण संयमन करना या उन्हें समग्र आकलन करना बहुतही 
कठीन है । अतः आवश्यक है कि ब्रत नियमादि द्वारा वेराण 
का अग्नि प्रज्वलित रखनाही आवश्यक होता है। उनके 
द्वाराही इंद्रियों को अधीन किया जाता है, किया गया है। 
वहाँ वाक्यविधि के अनुसार यह्‌ इंद्रियों का प्रवर्तन देखा गया । 
उनका रहस्य सुस्पष्ट कर दिया गया । विश्वको अभिव्यक्ति 
में विषयों की विद्यमानता है ही। महतसे सवव्याप्त पुरुष 
तत्त्व विश्वमे ओतप्रोत हुआ। साथही अहंकारादि से सृक्ष्म 
स्थूल पंचतन्मात्र, पंचमहाभूतों की सृष्टि हुई । इन विषयों 
के अनुकूल व्यक्ति व्यक्ति में इंद्रियों का प्रकषं हुआ। 
पाँचभौतिक विषयों का तथा इन इंद्रियों का यह पारस्परिक 
संबंध विश्वके मूलमें अनिवार्य खूपसे स्थिर है। इसी कारण 
| रागद्वेषादि संवेदन की तीव्रता भी अनभव की जाती हैं। 
जबतक जीवनयापन है तत्र तक इंद्रिय तथा विषयों का सर्ब 
भो होता है । अतः उन संबंधो के रागद्वेषादि संवेदन जीवनभर 
रड निर्माण करते हैं । आवश्यक है कि रागद्वेषादि से विरवित 
हो । इंद्रिय तथा विषधों के संबंध में एक प्रकार का उदासीर्त 
उच्च-भाव रहे । यह होनेके लिये श्रुत तथा स्मृति म 
कथित, गुरु वाक्य के अनुसार आज्ञापित जीवनयापन हत 
ps चाहिये | विश्‍व तथा व्यक्ति दोनोंमें स्थित आत्मतरव की 


उपासना इन्द्रिय तथा विषयों के प्रति विराग निर्माण करते * 
सवथा समर्थ है । विश्वमें व्याप्त शब्द, उसका संभव पर्थी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( २१७ ) 


उसका आधारभूत तत्त्व आकाश जिसप्रकार है उसी प्रकार 
देहमें भी उसीकी अनुभूति निश्चित रूपसे देखी जाती है! 
झब्द तथा आकाश दोनोंकी भी सत्ता विश्व तथा देहमें अनुभव 
को जाती है । अतः सर्वसाक्षी तथा मौलिक अधिष्ठान वही 
आत्मा है जो शब्दट्टारा अक्षररूप हुआ करती है । विश्वसंभव 
की प्रक्रिया तथा शब्दशबित की महिमा दोनोंका पारस्परिक 
संबंध महत्त्वपूर्ण है | विश्वमें जिस प्रकार आकाश सर्वगामी 
है वेसेही देहमें शब्दभी । वहीं मानवी भाव भावनाओं का 
विकास, विकार-विचारों का विलास, वासना-कामना का 
पोषण हुआ करता है। जीवन की यह समग्रता जहाँ देखी 
जाती है वहाँ यह वाक्यविधी अपनी योग्यता का परिचय दे 
सकता है | उसकी मौलिकता अनुभव की जाती है। उस 
समय विवेक तथा विराग की पहचान हो जाती है 
और शब्दादि विषयोंका यजन, उन्तके प्रति अनासक्त भाव 
तथा उनके संबंधों के बारेमें विरबित पदा हो जाती है। 
हों उन विषयों की आहुति दी जाती है ।।१९८॥ 
तिहि विरक्तिचि ज्वाळ घेति | 
जंव विकारांचीं इंधनें खपलि। 
तेथे आञ्चाधुमें सांडिलीं । पांचें कुंड ।। १२९॥ 

अर्थ :- जब उन्होंने विरक्तिरूप अग्तिकी लो अपनायी, 
तेव विकाररूप इंधन जलने लगे। आशारूप धुअसे वे पाचों 
झुण्ड त्याग दिये गये । 

व्याख्या :- यहाँ योग सहजही सिद्ध 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


है । इस यज्ञमें, 


(२१८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


र — ~ 


AAA AAAI Y 


सहजयोगमें विकारों का इन्धन जलाया जाता ह्‌। रागद्वेषारि 
विकारोंका प्रज्वलन यहाँ शुरू हो गया । इन्द्रियों का निग्रह 
या निरोध, विकारों के प्रति विराग तथा इन्द्रियरूप अग्निकूडों 5 
में उका यजन ये तीनों सहजही वेदोक्त रूपमे एकसाथ 
प्रकट हुए । उनका सहजसुलभ सहकाय अग्निनारायण को 
प्रसन्न करने में तत्पर है। इन्द्रियों को अग्निरूप प्रज्वलन 
अनायास प्राप्त हुआ । विरक्ति की तेजोमयो ज्वाला अपनी 
दीप्तिस उजियाला फलाती रही । निराशा तो कह नष्ट 
हुई फिर आशा भी निरथक ही गयी । न आशा है न निराशा | 
| न राग है न द्वेष । यज्ञमें समपित जीवन का सहंजसपत्र योग 
यहाँ साक्षात्कार का प्रसाद ला देता है। यहाँ काई कह्‌ नहीं 
| सकता कि अमक बात इस तरह होनी चाहिये या उस तरह 
होनी चाहिये । जो होता है वह सहजह अर अपने अपन 
ढुँगसे । वहाँ संपूण व्यवहार-व्यापार एक सहज घाग बन गया 
है, सहजयज्ञ हो गया है। आशारूप कल्पित अग्निकी 
विद्यमानता वहाँ नहीं । ज्ञान, क्रिया, द्रव्य इच्छादि पाची 
कंडोंद्रारा प्रत्यक्ष यज्ञकार्यं हो रहा है। कल्पना की बार्ते 
बिलकुल नहीं है । जो कुछ है वह सत्य है, शिव हैं सुन्दर हैं । 
उसकी सहजता, योगयुक्ति तथा वराग्यशील विवेक सचाई । 
की विद्यमानता का परिचायक है। श्रीगुरु की कृपासे ही यह ; 
सहजयज्ञ कमं समझ पडता है, उसका दशंन हो सकता हैं । 
॥ १९५ 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


RP ag 


अध्याय ४था ( २१९) 


मग वाक्यविधिचिया निरवडी । विषय आहुति उदंडि | 
हवन केलें कंडि । इन्द्रियास्निचां ।।१३०॥ 


~ 


अर्थं :- उसके अनन्तर वेदवाक्य में कथित युवित के 
द्वारा सभी विषयों की आहुति अग्निकुडों में दी गयी । 


व्याख्या :- महाँ जो यज्ञ कहा गया है वह सवथा वेदोक्त 
है। वेदट्ठारा कथित विधि के अनुसार कुशलतापूवक 
इसका यजन होना चाहिये । वेदोंमें अभिप्रेत अथ है कि यज्ञोंके 
दरारा पांचभौतिक जीवन में प्रसाद तथा प्रसन्नता निर्माण 
होती है । जिस विधिके द्वारा वह पोषण संभव है, एसे वेदोक्त 
मन्त्री यज्ञमें उपयुवत होते हैं । अतः वाग्देवता उन्हीं शब्दों 
का प्रसन्ततापूवंक स्वीकार करती है। ये शब्द केवल शब्द 
गही, मन्त्र हैँ जिसके द्वारा जीवन की पुष्टि तथा शांति 
फञविधि के माध्यमसे प्राप्त होती है | साथही यहाँ भोग नहीं 
पाग है, तप है, समर्पण है । जहाँ वैराग्य है वहाँ विवेक का 
पकाश है, जहाँ इन्द्रिय निरोध है वहाँ यज्ञरूप प्रज्वलन भी 
१। जहाँ विरक्ति है वहाँ विकारों का उन्मूलन है | इन सभी 
$ द्रारा-वेराग्य, विवेक, इन्द्रियनिरोध विरक्ति आदिसे- 
१दवाक्यों की शोभा विलक्षण रूपमे बढती है । वेदवाक्य को 
अकी सार्थकता यहीं केवल अनुभव हो सकती है | शब्दादि 
पप भी यहाँ समपित भाव के कारण विषरूप नहीं होते 
| झिकी स्थिति अब केवल आहुति के रूप हैं। उनके द्वारा 
गो यज्ञनारायण की सेवाही हो जाती है । यथाधर्मं जीवन 
पाषण करते हुए ये विषय उस अग्निनारायण में अपने 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२२०) श्री ज्ञानेब्वरों सुबोधिनो | 


को समाप्त करते हैं । इस आहुतिलप अवस्था का शब्दादि 

विषयों को भी जबर्दस्त आकर्षण होता हैं और वे भी उस 

अग्निरूप श्रीनारायण की धमंग्राह्म सेवामें लगे रहते हैं। 

उनकी सत्ता केवल यज्ञरूप हो जाती है। गन्ध, रस, रूप, 

स्पर्शादि सभी विषय शब्दोंसे परिणत हैँ और उसीमें लीन 

भी होते हैं । अतः वेदोक्त शब्दोंमें यह चिरंतन संजीवनी हैं 

क्रि जिससे शब्दसामर्थ्यं का महान्‌ प्रदर्शन हो सकता है | 

वहाँ एक एक अक्षर साक्षात्‌ देवतारूप हो जाता है। चद्ध 

किरणों के द्वारा जिस प्रकार शीतल उपचार का बिधि अनुभव 

किया जाता है, यथाधर्म यथायोग्य पोषण उसीके किरणों द्वारा 

वनस्पति जगत्‌ में पाया जाता है वँसेह्दी यहाँ उत्त समच्त्रक 

अक्षरों में स॒ष्टि निर्माण के बीज हैं। शब्द का शब्द जो प्रणव, 

| वही वस्तुतः उस परमतत्त्व का वाचक हूँ। अतः वही 
| नामधारक भी है । उसके अन्तरंग में आत्मतच्वका प्रकाश 
|| है, आत्मज्ञान का स्वर निनादित है | नामधारणा के द्वाराही 
| पुरुषार्थं का हेतु प्रकट हो जाता है। आत्मतत्व क 
{| नामधारणामें सिद्ध है । वह्‌ प्रणब, वह अक्षर वेदवाक्यों कॉ 


f 
| 
| 
| 

[| महान्‌ प्रपंच निर्माण कर देता है, जो सर्वथा यज्ञ का श"! 


आलंबन, उपास्य तथा अभिष्ट है । जो यह जानकर यर कां 
विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है, उन वाक्योंकरा प्रपंच समझता 
है, उसके द्वारा यज्ञपुरुष की सच्ची पूजा हो जाती है । वहीं 
असलमें श्रद्धा है, सेवा है तथा उपासना भी। इसी द्वारा! 
जगत्‌ को सर्वश्रेष्ठ प्रेम का पुरस्कार प्राप्त हो जाती 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था (२२१) 


्रेमसेही परमात्मरूपकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति जगत्‌ में पायो 
जाती है! कर्तव्यकर्म श्रद्धा इसीमें निहित है, यज्ञकम तथा 
उपासना इसीपर अवलंबित है । योगी अंतस्थित यज्ञके द्वारा 
यही पाता है । उसका अन्तर्जगत्‌ इस परमपावन प्रेमसे भर 
जाता है । वह एक एसी अमूल्य अभिव्यक्ति है कि जिसने 
पायी है, वह सत्र कुछ पा गया । इसमें सेवाकी गहनता है । 
यहाँ धर्मका सहजस्वाभाविक स्वरूप अभिव्यक्त है, वहाँ 
अवयवों में विभाजन होकर भी अविभवित है। स्वतन्त्र 
तथा पृथक्‌ रहकर भी वह एकरस और अखंड स्वरूप है 
उसकी आभामें कभी घाटा नहीं । उसके परिमाणमें कभी घट 
नहीं । यहाँ वही ईइवररूप है जो मनुष्य की समक्षमें आनेयोम्य 
हो जाता है । वस्तुतः वेदोक्त शब्दकी स्थिति तथा अनुभूति 
केवल काल्पनिक नहीं | वह न तो कल्पनारम्य जीवन है किन्तु 
वह्‌ एक शिवरूप सुन्दर जीवन की वस्तुस्थिति है । वे शब्द 
` तभी सार्थक हैं जब उततकी विधिवत्‌ प्रतिष्ठा हो जायगी । 
यह संपूर्ण शब्दसंसार उसी परमात्मा की महान्‌ सृष्टि है । 
शब्द सृष्टिको निमिति उसी परमात्मा का आविष्कार है, 
यह्‌ धारणा स्थिर होनी चाहिये। उसकी व्यवस्थिति ठीक 
ठीक रूपसे अपनानो चाहिये | वस्तुतः सभी शब्द एकही है 
किन्तु वेदोक्त सत्तावान शब्दोंकी मन्त्रशबिंत अद्वितीय कहीं 
जाती है क्‍योंकि उनके हेतु पुरुषार्थ है जो यज्ञविधि का आधार 
है। परमात्मा के द्वारा उन झब्दोंको भी वही सामान्यसा 
प्वरूप दिया गया है कि जो अन्योंको हैं। वहाँ' किसी प्रकार 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२२२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 
RS LR NANA SS NN NNN 


की अलौकिकता नहीं । जो देखेगा वह जरूर अनुभव करेगा । 
अन्योक्रे लिये मात्र सवंसामान्य शब्दोंके समानही यह सब है। 
यह परमेश्वर द्वारा निमित एक कुतुहूल सा है। अनेक व्यक्तियों 
में व्यक्त हआ यह आविष्कार सवंथा सर्वत्र क्यों अतुभवगम्य 
नहीं होता ? यद्यपि उसक्री सत्ता है तो भी वह सवसामाच्य 
रूपमें प्रकट नहीं होता । 


हाँ दूसरा कोई मार्ग नहीं कि जिसका वर्णन करू। 

यही एक ऐसा मागे है कि जो अत्यन्त सरल तथा समाप है 
साथही उसके द्वारा मनष्यक्रा भी कल्याण होनेकी पूरा क्षमता 
इसीमें है । कल्याण का यही एक मार्गे है जो सवथा सहज 
योगसिद्ध है। अगर इसका सहजत्वही दूर हो जाय ता फिर 
कष्टही कष्ट हैं। यह मागं सहज है अतः कष्टरहित हैं। 
साधक की प्रगति अपनेआप हो सकती है । व्यक्ति व्यक्ति में 
स्थित उस परतत्त्वका सहज स्वाभाविक आविष्कार स्वधम 
यज्ञके द्वारा हो सकता है। उसे अपनाने में कल्याणह एर 
है । व्यक्ति व्यक्ति में स्थित अनेक सा दिखाई देनेवाला वह 
परमतत्त्व इस सष्टिमें भी विविधतासे विलासमान है | किन्छु 
उसकी एकात्मकता अनुभव होनमेही सहजयोग की साधना 
है । वहाँ अनेकों में एकत्व है और वह एकही अनेकों 
आभासित है। उसकी एकात्मकता का महत्त्व प्रतीत होते 
जीवन का सारस्वेस्व अपने हाथ आ जाता है। यहाँ और 
कोई रास्ता है भी नही। वस्तुतः यह तो ईश्वरी महामायां 
का आविष्कार है कि जो एक का अनेकत्व उद्‌भासित करता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (२२३) 


है। उसकी अनेकविधता में व्यक्त होनेवाला अभिनव 
कलाविलास एकात्मकता को अबाधितही रखता है। अतः 
' पर्तनपू्वेक अपने जीवन में यह एकत्व अनुभव करने की 
ति्तात जरूरी है । उसीलिये अनुष्ठान हो । वह बहुविधतासे 
' संपन्न हुई महामाया परतत्त्वका एकात्म अधिष्ठान लिये है । 
| ऐप जान लेनेपर ही उस सर्वात्मस्थित परमात्मतत््व का 
| प्राश फेल जाता है । उसके लिये प्रयत्नशील रहनाही देशसेवा 
| है। वहाँ मनुष्य का स्वभाव सहजता को प्राप्त होताहै, उसमें 
| अभिमान, दंभ या दर्प नहीं रहता । इस स्वाभाविकता के 
| कारण गृणभी अपनो सर्वोत्तमता का परिचय देते हैं। 
| परिणामस्वरूप यह सृष्टि केवल आनन्दमयी हो जाती है। 
| हारी जीवनयात्रा में उस समय केवल एकत्वकी व्यक्ति- 
५ निविष्ट जीव्रकीही प्रेरणा तथा सहायता नहीं रहती तो 
| यावत्‌ सृष्टिमें बहुविधता से स्थित परतत्त्व की सहायता 
| "को आविष्कारों द्वारा हो जाती है। यह समूचा जीवन अमृतमय, 
| "णिदहुप हो जाता है । अब परतत्त्त की केवल कल्पनाही 
ह किन्तु उसकी वस्तुस्थिति से हम चिरपरिचितसे हो 
| ते हैं, उसका निरन्तर अनुभव करते हैं । अब यत्र तत्र सत्र 
| है गीनन्दही समा जाता है, कतंव्यकर्म भी आनन्दरूप होता 
| जा नहीं तो हमारा जन्म, हमारी मृत्यु सब कुछ 
| ता सा बन जाता है । इस अनुभूति में उस 
| र र की पूजा है | उसकी कृपाका फल वह जरूर 

हें । वह खुद पुरुष के साथ मिलजुलकर है अतः 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२२४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


हम प्रकृति तथा पुरुष दोनोंके दशन पा सकते हैं। वहाँ 
पुरुषार्थ सिद्ध है। जो पाना था वह्‌ पाया गया। अतः कतव्य 

एक है कि जो अनेक्रोंमें स्थित है, उसक्रो ययाथता अपनानाहा 
चाहिय । इसी प्रयत्न में मनकी विशाल विकरुनक्षमता 
अनुभव हो सकती है । केवल संचित वृत्तिसे यह काम न 

होगा । उस विद्वाकार संभवरूप जो महान सहजथांग ह 
वही तो सहज स्वाभाविक रूपमें हमारा उपजीवने होना 
चाहिये । समष्टि तथा व्यक्ति में उसी एकात्मक नभूतिका 
प्रत्यय दिलानेवाला यह सहजस्वाभाविक आयोजन, याग है, 
उसके सिवा अन्य कोई चारा हैही नहीं। अतः हुम सर्वश 
उसकोही सत्कारपूवंक अनुष्ठान करते रहना चाहिये ॥१३०॥ 


सर्वाणोन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयसयोगाग्नो जुह वति ज्ञान पिते ॥२७।। 


अर्थ :- कुछ ऐसे भी योगी हैं, जो सभी इनदरो की 
चेष्टाएँ, तथा प्राणापानादि सभी वायुओं के कर्म, आत्मजञीत से 
प्रदीप्त आत्मसंयमयोगरूप अग्निमें-चित्तका निरोधरूप गा 
उस योगार्निमें-हवन करते हैं । 


येकि या परि पार्था । दोष क्षाळिले सवंधा । 

कि हृदयारणि मंथा । विवेक केला ॥ १३९।। 

थे :- और किसीने हे पार्थ | इस प्रकार सर्वरथा दोषा 
को क्षालन किया । किसीने हृदयरूप काष्ठपर अगिन उत्थ 


| 
करके विवेकरूप मन्थनदण्ड सिद्ध किया । (मानो विवेक * 
अग्नि उत्पन्न करने का दण्ड दिया । ) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था (२२५) 


व्याख्या :- इसप्रकार अनुष्ठान करते हुए सभी प्रकार के 
दोषोंक्रा क्षालन हुआ । अब दोष बिलकुल रहा नहीं । विवेक 
के द्वारा अन्तःकरण का मंथन ही प्रारम्भ हुआ। जिससे 
प्रेमहूप नवनीत प्राप्त हुआ है । उस प्रेमके द्वारा अन्तःकरण. में 
श्रद्धा, भत्रित, नम्रता आदि सर्वोत्तम गुणोंका उत्कर्ष अनुभव किया 
जाने लगा । फलस्वरूप अब नञ्रताही शेष है, सिर नवानाही 
रहा । इस अन्तस्थित विवेकने समष्टिरूप विवेक की पुजा की। 
विवेक विवेक कोही अनुभव करता रहा | उसका अपना स्वभाव 
उसे ज्ञात हुआ। उसके द्वारा जीवन के अक्षरतत्त्वों का निगूढ र हस्य 
अब मुखर होने लगा । यहाँ पंचतत्त्वों का प्रतिपाळ है, 
पचभूतों का पोषण है। साथही उनमें निहित आत्मराज की 
पुजाभी है। अतः यथानिर्देश प्राप्त पोषण के कारण बह . 
भरतत्त्व प्रसन्न हो जाता है । उसे अपनी आत्मीयता अनुभव 
होने रगो | देवताभाव जागृत होनेसे उसे ईश्व रीय सायुज्यता 
आप्त हो चुकी । जिसने अपने मार्थेपर अमृतस्वरूप चन्द्रको 
पारण किया है उस परमतत्त्वरूप श्रीहरिजी का यह पुण्य 
भसाद है । जोवभाव तो कहों नष्ट होगया । अब शेष है 
शिवत्त', 'शिवरूपत्व', या शिवसायुज्य | अतः नमः ञ्ियाय । 
१ष्णवेनमः । उसकाही अलभ्य दर्शन सुलभ हुआ । वहाँ देवता 
भाव है, दिव्यता है, अमरत्व है, विशाल ईश्वरी सत्ताका 
एश्वरये है। यह ऐश्व्यी इस विज्ञान में अपनी सभ्यता के कारण 
सबको सुख, आनन्द, उल्हास प्रदान करता है । 


शब्दविषय की सार्थकता सिद्ध हो जानेके कारण यहाँ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२२६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


SS 
ft 


उसकी अभिव्यवित परमआल्हदक हो जाती है । जिस प्रकार 
बह इन्द्रियों को प्रिय होता है वंसेही उसकी आत्मनिष्ठा के 
कारण वह देवताभावको ही परमप्रिय सा बन गया । प्रकृति- 
देवीको भी उसकी संपन्नता छुभावनी नजर पडी । चित्तवृत्तियों 
के निरोध के कारण वहाँ ज्ञान का सहजही उदय हुआ | ज्ञान 
सामथ्य के कारण वहाँ आत्मसत्ता विलसित रहती दै । उसे 
स्थिर करते का प्रयासही कर्मयोग का सहज SE है । स 
कर्म ईदवरार्पण बुद्धिसे होने लगे। एक श्रकार से कमं के 
प्रति सहजभावही वहाँ उदित हैं। वही यज्ञद्वारा 
होनेवाला योग है । किव हुना यही योग यज्ञल्प ह । ह ह्‌ 
यज्ञानष्ठान कहा जाता है | सभी कर्मे इइवरार्पण करनेसे ह 
सहजयोग की सूस्थिति है कि जहाँ वह्‌ अदस अ 
सिर्थातमें प्रकाशरूप होकर विद्यमान रहती है। अनुष्ठान ही 
तो जरूर हेही किन्तु साथही उस अनुष्ठान द्वारा तुष्टि Eh 
तथा शांति भी आ जानी चाहिये। यह तो स्पष्ट है कि 
कर्मों का समपंणबुद्धिसे अनुष्ठान हो जानिसे उसमें विलक्षण 
शक्तिका योग रहता है। प्राणाधार शक्ति उसमें पुष्टि देती 
है । सभी कर्मोंमें उस आत्मतत्त्व का चेतन्यही मातो मी 
हो जाता है। अर्थात्‌ जो सेवन होगा, जो कर्म होगा, जो अ 
खाया जायेगा वह. वस्तुतः यज्ञरूप हो जाता है। वह सभे 
उस विज्ञाल यज्ञका एक विधि, एक सेवा, एक विधान सी pi 
जाता है और उसकी अपनी यथार्थता प्रकट करने में सवथा 
समर्थ हो जाता है | यह अनुष्ठान अपनी नैष्कर्म्यंता के कारण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (२२७) 


एक विशाल आत्मीय भाव अपनाता है । अतः परिपूर्ण पुष्टि, 
तुष्टि तथा शांति यहाँ सहजही सुलभ है। शब्दका उच्चार 
अगार उस प्राणाधार शक्तिका आवाहन करते हुए किया जाय, 
शब्दक्री असली सत्ताका इस अक्षरभाव का पुण्याहवाचन 
उसमें हो, शब्दके उच्चरण में परतत्त्व की प्रतिष्ठा का स्पर्श 
हो तो फिर वही उच्चारण सचमुच वेदमन्त्र रूप है । उसमें 
अनत्यसाधारण शक्ति निहित है। जीवन की सृजनशीलता 
के साथ उसकी एकात्म सहजस्थिति का प्रत्यय दिलाने की 
क्षमता यहाँ पराकाष्ठा को पहुँच जाती है । उसका अक्षररूप 
वात्य-तारुण्य तथा वाधक्य की अवस्थाओं के ऊपर है, वह 
चिरतरुण, नित्यनूतन, अक्षय है । वहाँ धैयेकी सच्ची धारणा 
है, संसार श्रमक्रा घटना है, प्रापंचिक जीवन में भी सुखका 
भन्न प्रभाव हैं । आत्मतत्त्व की पहचान में जीवन में आदर, 
गाह्हाद तथा आनन्द की पराकाष्ठा है। वहाँ पुरुषार्थ है, 
उश्पतत्वकी पूजा है। और यह सबकुछ सर्वथा सहज, 
गायास स्वभावसिद्ध है । अतः यहाँ धमंकी भी धारणा है 
ममे यथाधमं होते हैं, नैष्कर्म्यं स्वभावसंपन्न है । चित्तवृत्तियों 
गे निरोध, उनकी एकाग्रता तथा आत्मज्ञान की सहजता 
' आदिसे ध्यान नाम, शब्द तथा अर्थं सब सफल हो गये । 
. भको धारणा स्थिर होगयी । वहाँ शाश्वत जीवन का स्पशे 
गया । अत: उनके इवासोच्छवास में प्राणायाम है, प्राणायाम 
* कारण इन्द्रिय निरोध है और निरोध से सहजही आत्मभाव 
अनुकल संवेदना है । इसेही योगयज्ञ कहा जाता है। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२२८) श्री ज्ञानेश्वरों सुबोधिनो 


जो कुछ हैं उसीको ही अपनी योग्यता के अनुसार सुस्थिर 
करना ही योग है । यत्र तत्र संत्र उद्भासित सत्ताका स्पश 
प्रकट करानेमें उसका अनुष्ठान है। शब्द का साम्यं उस 
अक्षरत्व की अनुभूति में निहित है। अतः उपकी सार्थकता 
उस तत्त्वकी अभिव्यबितमें, उसके पालन में या उसके पोषण 
में है । इसेही यज्ञ कहा जाता है। शाब्दकी अक्षरसत्ता का 
पोषण जहाँ होता है वह यज्ञ है। इसप्रकार योगरूप यज्ञका 
स्वरूप अपने स्वभाव की सहजता सिद्ध करने का महान्‌ 
प्रयास है । उसकी सफलता योग्यता अपनानेमें है । ,जिसने 
वह अपनायी वह सामर्थ्यं को भी अपनाता रहा । असल मे 
आत्मिक सामथ्यही सत्ता है । 


उस अन्तःस्थ योगका विधान अभिनव सा है। हमारा 
हृदयही उसकी कसौटी है | उसपर विवेक को कसा जाता 
उसकी धार तेज बनायी जाती है । विवेकें ही वे अपन का 
लीन करते हैं । उसे अपने अधीन करते हुए उसका साम्य 
प्राप्त कर लिया | विवेक का वह विशाल शक्तिस्रोत जिरी 
अपनाया है उनका जीवन एक असाधारण आदश है । 
विवेकहीन बात वहाँ नहीं। श्रीगुरु की आज्ञाप्रमाण करके 
विवेकानुशासित जीवन उनका साधना अग्रसर करता हैं। 
उसमें उनकी तपश्चर्या होती है। विवेक काही यह संदु 
विधान है, व्यवहार है तथा अनुशासन भी। विवेकरूप मन्त्र गी 
वस्त्र उन्होंने परिधान किया । विवेकको ही मानो पहनाया ! 


विवेक के नित्यनूतन वस्त्र उस हरक्षण जीणं होनेत्राली 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 
| 


अध्याय थथा (२२९) 


मनःस्थिति को पहनाने के लिये सुयोग्य हैं। मनःस्थिति का 
विषादरूप इन्हीं विवेकप्रसाद के वस्त्रोंके कारण प्रसन्नता में 
परिवर्तित होता है | उनके द्वारा जीवभाव का जीर्णत्व नष्ट 

होकर आत्मभाव का नित्यनूतन विलास अनुभव होता है । 
॥ १३ १॥॥ 

तो उपशमें निहटिला | धर्यभारें दाटिला | 
गुरुवावये काढिला । बळकटपणें ।।१३२।। 
रे अर्थ :- उसे शांतिरूप रज्जु के द्वारा दृढ़तासे बाँध रखा । 
धर्यरूप भारसे दबोचा तथा श्रीगुरुवाक्यरूप जोरसे मथित 
किया । हे 

व्याख्या :- उस विवेकही के कारण मनको विलक्षण 
सामर्थ्यं प्राप्त होता है | मनमें आलस्य, विषाद, मोह, मत्सरादि 
विकार निर्माण नहीं होते । उसका नित्यनूतन रूप उसकी 
ताजगी बनाये रखता है । वहाँ मनका धैय असाधारण रहता 
है। वासना शांत हो जाती है। उसकी विकारवशता, 
भहिवशता अब नहीं रहती | उसमें असीम धेयं प्राप्त होता 
कि मानो ब्रह्मसमुद्र अपनी विशालता के साथ वहाँ अवतीणं 
है। ब्रह्मरूपता का सामर्थ्य उसके मनको प्राप्त हुआ । मानो 
गह्‌ मनही साक्षात्‌ ब्रह्म हो गया । श्रीगुरुवाक्यरूप कामधेनु के 
ह उसके जीबनको, मनको, बुद्धिको स्थिरता प्राप्त हो 
। उसे कतेव्य प्राप्त हुआ | उसे नाम मिल गया । उसका 
गम भी हुआ। वह नामधारक बन जगत में नैष्कम्येयोग का 
शं उपस्थित करते हुए श्रीगुरुकी कृपासे भगवतूचितन में 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२३०) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


मस्त रहने लगे ।॥।१३२॥। 


ऐसे समरसें मंथन केलें । तेथ झडकरि काजा आलें।' 
जें उज्जीवन जाछें । ज्ञानाग्नीचें ॥।१३३। 


अर्थ :- इसप्रकार समरसतासे-सभी वृत्तियों के तादात्म्य 
से यह मंथन हुआ। वहाँ सफलता झट सिद्ध हुई । ज्ञानरूप 
अग्निही प्रदीप्त हुआ । 


व्याख्या :- उससे वासना का अभिनिवेश नहीं रहा। 
उसका व्यामोह भी चष्ट हुआ । उसे जो सहजप्राप्त होता है, 
उसमें ही वह परितृप्त होती है | इच्छाकी तृप्ति झट हों जाती 
है वहाँ विलंब नहीं । पहले इच्छा तो होती ही नहीं अगर 
हो तो उसकी तृप्ति भी विनाविलंब हो जाती है। उस सपुणता 
का सर्वश्रेष्ठ रूप, धैयंका आगर श्रीगुरु की प्रसत्तमुद्रा वही 
दर्शनधुलभ रहती है । उनकी कृपासे ज्ञानास्नि का मन्यन ड 
जाता है। वहाँ कर्माकी सफलता झट हो जाती है । त्क 
भाव के कारण वे कर्म भी केवल वृत्तिकी रम्यता बढाते हैं । 
वहाँ कर्तव्यकर्म सहजस्वाभाविक तथा प्रसादपूर्ण हैं जो वृति 
का क्लेश दूर करके उनकी धर्मंधारणा की रम्यता बढाता है । 

॥।१३३।। 
पहिला रिद्विसिद्धिचा संभ्नम। तो निवर्तून गेला धूम | 

मग प्रगटला सुक्षम | विस्फुलिलिग ।। १३४. 

अर्थे :- पहले पहल ऋद्धि तथा सिद्धि का. धुआँ चलते 

ब्रता और उसके पश्चात्‌ अग्तिकी सूक्ष्म चिनगारी प्रकट हुई | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (२३१) 


व्याख्या :- ऋद्धि सिद्धि के कारण यहाँ मनकी वासना 
नट फलद्रप होती है। किसीभी प्रकार की वासना यहाँ 
अतृप्तसी नहीं रहती । किन्तु बात यह है कि वासनातुप्ति 
प्रधान उद्देश नहीं हो सक्ता । ऋद्धिसिद्धिका सामर्थ्यं प्राप्त 
होनेपर उसका विनियोग कुछ लोग वासनातृप्ति के. लिये करते 
हैं, जो सरवंथा अनुचित है। अतः वासनातृष्ति का यह 
भोगात्मक स्वरूप देखकर उन्होंने उन ऋद्धिसिद्धियों को त्याग 
दिया | उनकी निरर्थकता पहंचाची । उन्होंने उस ज्ञानाग्निमें 
ही वास किया | उस ज्ञानकला को अपनाया, उसमेंही स्थिर 
हुए ॥१३४॥। 
तया मनाचे मोकळे । तेंचि पेटवण घातलें । 
जें यमनिथमि हुळूवारलें । आइतें होतें ॥ १३५।। 
अर्थ :-उस यमन्तियमादि के कारण जो मुदु हुआ है, उसी 
मनका अनिबंध स्वरूपही मानो यहाँ इंधन हुआ। | 
व्याख्या :- यहाँ मनकी विशालता अनुभव की जाती है। 
सहयोग की संपन्न साधना इसमें सुस्थिर है । योग के विविध 
अगोका यथाधर्म अनुष्ठान हो जानेसे, उनको योगमें ही संनिवेश 
दिया गया । वहाँ योगभूमिका तयार हुई । यमनियमादि द्वारा 
शाप्त जो ज्ञानस्वरूप उपासना उसकी अनुभूति वे निरन्तररूप 
i अनुभव करने लगे । आत्मनिष्ठ महात्मा के दर्शन का 
सौभाग्य श्रीगुरुके रूपमें प्राप्त हो जानेसे उनका सारा जीवन 
न अवाधित रूपमे स्थिर हुआ । ज्ञानयोग 
क्रमा परिपूर्ण हो जानेसे अब न प्रदक्षिणा रही, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२३२) श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनी द 
POO AAAS YS SSS RN > f 
न परिक्रमा । उनका निवास सर्वथा ज्ञानमें ही सुप्रतिष्ठित 
हुआ ।। १३५॥ 
तेणें सादुकपणें ज्वाळा समृद्धा । " 
मग वासनांतराचिया समिधा | 
स्तेहेँसि नानाविधा । जाळिलिया ॥॥ १३६ 


अर्थ :- अग्नि प्रखरता से प्रदीप्त होनेके कारण उसकी 
ज्वालाएँ धधकने लगी । उसमें वासनाओं की समिधाएं तथा 
ममतारूप घी जला दिया । 


व्याख्या :- ज्ञानयोगका ही सुदुढता के साथ लि 
शरु होनेके कारण भिन्न भिन्न वासनाओं की  समिधाअ बन 
गयीं । उन्हींको यज्ञमें जला दिया । वासनाओं की समिधाय 
ममत्व, प्रीति तथा अहंक्ारादि घी के साथ जला दो गई । 
। वासनाओंका ही हवन किया जानेसे अब वे अपने आप मुरत 
हो गयीं । यज्ञके ज्ञानाग्नि के कारण वासनाओंका हवत, तथा 
| अभिमानादि का भी हवन हो सका । संपूर्ण . यज्ञकॉर्ड काह 
) यजन हो गया । वे स्वयं तपोरूप बन गये जिससे वासनामुर्वित 
! अपने आप हो सकी । a 
|| ` तेथ सोऽहम्‌ मंत्र दिक्षिति । इन्द्रिय कर्माचिया आहुति। 
तिये ज्ञानानछि प्रदिप्ति । दिधलिया ॥१३७॥ 
पाठि प्राण प्रक्रियेिये सेवेनसि । र 
; पूर्णाहुति पडलि हुताशि । 
तेथ अवभूत समरसि । सहजे जालें ।। १३८।। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ढा (२३३) 


मग आत्मबोधिचें सुख । जे संग्रमाग्निचे हुतशेष । 
तोचि पुरोडांश देख | घेतला तिहि ।।१३९॥ 

अर्थ :- उन मन्त्रदोक्षितों ने वहाँ सोऽहम्‌ मन्त्र के द्वारा 
इद्धरयों के कर्म की आहुतियाँ उस प्रदीप्त ज्ञानाग्नि में 
समपित कों । 

उसके अनन्तर प्राणकर्मरूप यज्ञपात्रसे पूर्णाहुति समर्पण 
की गयी, तब वह अवभृत स्नान, सभी वृत्तियों की तदाकारता 
से अनाथास सहजही प्राप्त हुआ । 

आत्मबोध द्वारा ग्राप्त सुखानुभव मानो हुतशंष-प्रसाद-है, 
वह पुरोडांश जिन्होंने स्वीकार किया- 

व्याख्या :- योगरूप यज्ञके अनुष्ठान में प्राणायाम के हारा 
अजपाजप की अनुभूति आ जाती है । ईडा तथा पिगला, या सूय 
तथा चंद्र नाडियों के अन्तरगत जो प्राणवायुका प्रवाह अबाध रूपसे 
चलता है उनका नियमन करते हुए, “सोऽहम्‌ हंसः का 
जपविधान शुरु रहना एक महत्त्वपूर्ण स्थिति है। यह एक 
अत्यन्त उच्च पोगानभव है कि जहाँ उस ध्वनि का प्रस्फुरण 
चिदाकाञ में होता है। वहीं ओंकार का निवास है तथा 
उसमेंही मनोलय हो जानेसे मन संपूर्णतया योगरूप हो जाता 
है, यज्ञकी सफलता प्राप्त होती है । वहाँ मानो अवभृत स्नानही 
हो गया । प्राणायाम की क्रियाको योगानुष्ठान की सहायता 
हो जानेसे योगार्नि का उद्भव हुआ । योगार्नि की तेजोमयी 
ज्वालामें इन्द्रिय उनकी क्रियाओं के साथ हवन हो गये । उनकी 
आहुति दे दी गयी । प्राणायाम के द्वारा प्राणापानादि क्रियाकाही 
सेवन हो जानेसे वहां परिपुर्ण आहुति उस योगरूप ज्ञानाग्नि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२३४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


को प्राप्त हुई। उस योगयज्ञ की अन्तिम स्थिति जो सहज 
सामरस्य, सहजानुभव तथा अजपा जप का अखंड अनुसंधान, 
वह प्राप्त हो गई । “ ॐ सोऽहं हंस: | ' का जपविधान योगी 
के अन्तर में अपने आप शुरु हुआ। उसकी दीक्षा देनेवाले 
श्रीगुर की महत्ता यहाँ फिर अनुभव को गयी । उन्होंने इस 
योगयज्ञ में अपने अधिष्ठान द्वारा, प्राणायाम की साधना 
सुकर की । साथही संग्रमारिनि के परिणामस्वरूप जो आत्मसुख 
का संपन्न उपहार प्राप्त होता है, वह भी श्रीगुरुकी ही कृपा 
है । आत्मसुख की इस दशामें प्राणाधार शक्तिकी-श्री मारुती 
की-पहचान हो जाती है । वहां वायुका वह तेजस्वी, सवगत 
तथा सर्वाधारसंपन्न महात्म्य योगी अनुभव कर सकता है। 
उसके द्वाराही आत्मबोध का पुरोडाश, उपदेश, या यज्ञाय 
प्रसाद प्राप्त हो जाता वह आत्मबोध योगरूप यज्ञके 
परमपावन प्रसाद है | योगक्रियाओं का वह परिणाम है साथही 
रीगरु की सेवाका अनुग्रह है। वह प्रसाद यज्ञक्रियाओं का 
ही पुरोडाश है और वही साक्षात्‌ यज्ञक्रिया भी है। श्रीसरस्वती 
का चिरजीवन, उसका त्रिकालाबाधित यज्ञ पुरोडांश के ख्पर्म 
योगीद्वारा अपनाया जाता है। वही यज्ञक्रा सत्यस्वरूप है । 
उस ज्ञानस्वरूप का एक पूर्णाविष्कार श्रीगुरु के रूपमें है | 
साक्षात्‌ ज्ञानही वहाँ स्थिर है। यज्ञसंभार का सर्वेक्रियागत 
अधिष्ठान वे ही होते हैं और उन्हींकी कृपालोभ के कारण 
यज्ञकी सांगताका, उसकी सफलता का शभयोग प्राप्त है। उत्तकी 
देन साक्षात्‌ ज्ञानदर्शन है, श्रीसरस्वतीका ही साक्षात्‌ दशेन हैं | 
॥१३७, १३८, १३९ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


क 


७2 Ses 


अध्याय ४या (२३५) 


एक ऐसें इहि यजनि । मुक्त जालें ते त्रिभुवनि । 
या यज्ञक्रिया तरि आनानि । परि प्राप्य तें एक ॥ 
।।१४०॥। 


अर्थं :- वे सचम्‌चही इस यज्ञके द्वारा न्रिभुवन में जीवन- 
मुक्त हुए | वस्तुतः ये यज्ञक्रियाएँ भिन्न भिन्नसी दीखती हैं 
किन्तु उनका प्राप्य, प्राप्तव्य एकही है । 
. व्याख्या :- उस ज्ञान का अत्यन्त शुभ तथा दीप्तिमान 
योग यज्ञके द्वारा प्राप्त हुआ । वह सुवर्णमयी दीप्ति, वह 
अत्यन्त क्रांतिमान्‌ स्वरूप तथा सर्वथा शुभ तथा नित्यस्वरूप 
आत्माका महत्‌ मंगल दर्शन यज्ञकी सफलता का परिचायक 
है । उन यज्ञक्रियाओं के द्वारा संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण 
करके बन्ध टूट गये । तीनों लोकमें उच्हींके द्वारा जीवकी 
गति रुद्ध होती है । अब वह आत्मस्वरूप होकर तथा कमंबन्ध 
टूटने के कारण सर्वथा मुक्तजीवन का अधिकारी बन गया । 
पुमतात्मा की योग्यता का वह मुक्त ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त सा 
राचर में समा गया । उसकी सवत्र सदा सम एसी स्थिति 
हई । यज्ञत्रियाओं के अनेक विधि तथा विधान बतलाथे गये 
९ | उनकी अनेकता भिन्न भिन्न हेतुके कारण कुछ हदूतक 
अपनी पृथक्‌ सत्ता दिखलाती है, परन्तु वहाँ वस्तुतः पुरुषा थही 
तु है। पुरुषको उपलब्धि का प्रयत्न यज्ञकी क्रियाओं में 
भेदव अन्त्मिहित है । किसी दूसरे हेतुसे किया गया यज्ञभी 
३ हैतुको अविरोधी रहता है। पुरुषार्थ प्राप्ति, आत्मीयता 
गे अनुभूति तथा सर्वकश सत्ताकी चिरप्रतीति . यज्ञके अनुष्ठान 


Se. 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२३६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


AAAS 


में अपनायी जाती है । वहाँ प्रेमका स्वरूपही पलट जाता है। 

प्रेमका आलंबन अब पाँचभौतिक जीवन नहीं, वह तो आत्माकी 

अपनी ज्योतसा बन जाता है। वहाँ उसका हेतु, आलंबन, 

तथा कार्य भी प्रीति है । पुरुषार्थका ही एक रूप प्रेम हैजो 
सच्ची आत्मनिष्ठा है। अतः यज्ञ का प्राप्य भी वह दिव्य 

प्रेम प्राप्ति हो जाता है। जब्र वह अनुभव किया जाता है 

तब वस्तुतः पुरुषार्थ के साथ प्रेमका अन्‍्तर्ख़ोत प्रकट होता 

है । उसके अनुग्रह्‌ के कारण आत्मीयता की आभा सभी 
बातोंको तेजोरूप बना देती है । प्राप्ति मानो प्राप्तिको प्राप्त 
कर चुकी । वह्‌ ब्रह्मसंपदा है। उप्तकी प्राप्ति सर्वोत्तम 
सुखलाभ है। उसे प्राप्त करने के लिये ही अनुष्ठान होता 
रहे । उसके विधि विधान अपनाया जाय! उसके द्वारा अपनी 
सहज स्थिति स्थिरता को प्राप्त होगी । अपनेही पैरोंकों बल 
प्राप्त होगा । वहाँ आत्मीयता तथा साक्षात्‌ प्रीतिकाही उद्भव 
है। मानो प्रेमही प्रेमको पा गया । ईर्वरत्व की निगुण 
निराकार सत्ता इस प्रीतिके कारण सगुण साकार रूपमें अपनों 
सौंदयं मुखर करने लगी । वह जीवन की मूलभूत सत्ता, वरद 
चेतन्य अब मूर्तं हो गया । नामरूपात्मक अधिष्ठान प्राप्त 
होनेके कारण शब्दका संक्रेत सुनिश्चित हो गया। 37 
अक्षरत्व का अक्षर जो नाम वह उसका वाचक हो गया! 
उसकी साथेकता सिद्ध हुई । उसका अन्योन्यसंबंध दृढ हो गया । 
विचार तथा बुद्धिस्थर्य दोनोंकी दृढ़ता के कारण प्रज्ञा को व 
वृद्धिगत होता गया। इसीलिये प्रयत्न होना है, प्रयत्न हुआ 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( २३७) 


है । वहाँ प्राप्य वस्तुका ही महत्त्व रहा न कि किसी क्रि्राका 
या किसी यज्ञविधान का । महत्त्व प्राप्यको है, साधन को 
नहीं । 'साधनानाँ अनेकता' होनेपर भी वह 'साध्य' एकही 
है। उसकीहो महत्ता है । उसके प्रति किसी भी प्रकार दुविधा 
नहीं होनी चाहिये । 'एकोऽहं बहुस्पाम' इप्त श्रृतिवाक्य की 
सार्थकता अनुभव होने लगी। वही एक है, जो अनेकों में 
विलसता है, अनेकरूप हो जाता है । अनेकों में उसकी सत्ता 
होनेपर भी उसी एककी ही प्राप्ति अभिप्रेत है, उसकी उपलब्धि 
लिये ही यज्ञविधान है, योग है, उपासना है और सबकुछ 
है | तिसपर भी यह विशेष है कि भिन्न भिन्न यज्ञोंके अनुष्ठान 
द्रा उसको प्राप्ति अपेक्षित है तोभी वह सबको सुलभ नहीं 
होती | सब उसे नहीं पा सकते । एक्षा कोई विरलाही होता 
है कि जो यज्ञके अन्तःस्तलमें स्थित उस परतत्त्वकी महान्‌ 
पीतिका अनुग्रह प्राप्त कर जाता है। यह ज्ञानरूप प्रीति 
नहुतही दुलभ हो जाती है। अतः सबके लिये उप्त यज्ञके द्वारा 
एकही प्राप्य जरूर प्राप्त हो सकता है और वह है अमत्यंभाव 
श अमृत ! उसके द्वारा अमरपद की प्राप्ति है। उसके अर्थ 
को साकार करनेवाला संतत्व वहाँ विद्यमान है । उन्हींकी ही 
*पा है कि प्रीति या परतत्त्वसाक्षात्कार या अमरत्यंभाव को 
पषा । हर क्षण, प्रत्येक निमेष को इस अमूत स्वरूप की 
रतीति, वह अमरभाव विद्यमान रहता'है। जीव शिव का 
पामरस्य यहाँ अनुभव किया जाता है। उसके अक्षर रूपकी 
शव्दसाधना, वह नामस्मरण इस ढंगसे होता है कि जिससे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२३८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


प्राणजवित का संयमन होकर वहाँ शब्द सामर्थ्यं का स्रोत फूट 
पडता है। जिससे शित्र तया शक्ति, पुरुष तथा प्रकृति की 
साम्यावस्थाही परिणत होती है । वहाँ विश्वका विलयन है 
किन्तु विश्वात्मकता का प्रत्यय है। अक्षरों की यथार्थंता 
चिदाकाश में प्रत्यय दिलाती है। शब्द, उसके अथं तथा 
उसकी वास्तवता इन तीनोंक्रा सामंजस्य तथा धारणा और 
अर्थ की परस्परानुग्रही सत्ता आदिका अन्वयार्थ सुलभ हो 
जाता है। उपर्युक्त बातोंकी यथार्थ कल्पना, ज्ञान तथा 
अनुभूति के कारण उन्‍्हींके द्वारा यज्ञविधान तथा जीवन साधना 
सफल बनाने की चेष्टा हो जाती है । जहाँ जहाँ जीवित्व 
अपनी बद्धता के कारण फँस जाता है, जीवको उपाधि 
उसकी प्रकाशमानता को ढँककर बैठी है और जहाँ कर्मोका 
बन्धन उसे जकडे हुए है वह सर्वथा शुभप्रद, योगानुशासित 
तथा आत्मलक्षी होनेके लिये केवल संतोंके द्वाराही साम 
प्राप्त होता है। बहू तो उच्हींका ही महात्‌ उपकार है | 
और कोई नहीं कि जो जीव के इस जीर्णारण्य की डंगर डगर 
भर देगा, झाड फूंस काँटे नष्ट कर देगा और वहाँ आत्मानन्द 
का नन्दनबन बहरायेगा । वह तो सन्तोंकी ही महती देत है । 
उन्तकी सेवा सर्वथा कतेव्य है। हमारा जीवन जो ईसवी 
की ओर अनवधानता के कारण, साधनाहीनता के कारण 
व्यरथंसा होता है, जीवन में साधना, योग तथा अनुष्ठान नहीं 
होता । वह होनेके लिये, योग यूक्तिका अनुष्ठान संपन्न करते 
के लिये सन्तोंका हो अनुग्रह्‌ कारण है। उसकीही योजी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४या (२३९) 


ह्व पाती है, सक्षम है । वहाँ कर्मकरी आत्मीयता है, जीवन 
को साधना है तथा कर्तब्य की निष्ठा है। किन्तु वह सर्वथा 
सन्तोंकी कृपा है । श्रीगुरुका अनुग्रह है ।। १४०॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाइच यतयः संशितव्रताः ।।२८।। 
कुछ (लोग) यज्ञकी भावना से द्रव्य का विनियोग करते 
हैं, वह द्रव्य यज्ञ है, तो कुछ तप का अनुष्ठान करते हैं, वह 
तपोयज्ञ है, वेसेही और कुछ चित्तवृत्तियों का निरोध करते 
हुए ध्यान करते हैं, वह योगयज्ञ है, कुछ वेदाध्ययन करते हैं 
वह स्वाध्याय यज्ञ है, कुछ शास्त्रज्ञान प्राप्त करते हैं, वह 
ज्ञानयज्ञ कहलाता है। कुछ एसे भी हैं कि जो तीव्रब्रत का 
अनुष्ठान करते हैं, वह ब्रत यज्ञ है ।। २८।। 
एक द्रव्ययज्ञ म्हणिपति । एक तपसामग्रिया निपजति | 
एक योगयागही आहाति । जे सांगितले ॥ १४१॥ 
अथे :- एक तो द्रव्ययज्ञ-द्रव्यादिका दान, विनियोग 
ऋरता-है, तो दूसरा तपाचरण की साधन घुविधाओं में लगे 
९हेना- तपयज्ञ है और योगयागादि का अनुष्ठान करना-अष्टांग 
पगरूप यज्ञ है । ये सभी यज्ञही हैं । 
_ व्याख्या :- अनेकविध प्रकारों से किये गये यज्ञोंके द्वारा 
गो प्राप्य प्राप्त होना है, वह भिन्न नहीं | भिन्नता भौतिक है, 
नाहिमक नहीं । भौतिक उद्देश भिन्न हो सकते हैं किन्तु आंतरिक 
"संधान, समाधान, तृप्ति एकही है । उसका आलंबन आत्मा 
* जोर यही बात महत्त्वपूर्ण है। कुछ लोग द्रव्ययज्ञ करते 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२४०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 
0 ह `` 


हैं । द्रव्या विनियोग यज्ञभावना से करते हैं। द्रव्यके द्वारा 
यज्ञविधि संपन्न कराते हैं । उनमें से जो अबुद्ध हैं वे तो मुझे 
प्रथमतः अव्यक्त तथा मुलप्रकृतिरूप जडही समझते हैं । जदद्रव्य 
की कल्पना उनकी अबोधता का परिणाम है। अव्यक्त 
जडतत््व, वह्‌ द्रव्य बादमें व्यक्त हुआ, सचेतन हुआ ऐसी 
उनकी कोरी कल्पना है । जडद्रव्य की सत्ता सवत्र स्वीकार 
करना वास्तवतासे वंचित हो जाना है। परमात्मा मूलतः | 
अविकाय है तो भी चैतन्ययुक्त है । वह. अव्यक्त होनेपर भी 
जड नहीं । साथही व्यक्ताअव्यक्त के परे उसका सर्व साक्षीभूत, 
ज्ञानगम्य, शुद्ध चेतन्ययृबत स्वरूप है। उसका अनुभव कराने | 
का प्रयत्न अध्ययन, संस्कार और साधनाद्वारा हो जानेपर । 
उनका अबुद्धत्व दूर हो जाता है। उन्हें मेरे सत्यस्वरूप को. 
ज्ञान हो जाता है। और जो लोग हैं वे पंसोंका विनियोग 
करते हुए, संतर्पण, व्रतदानादि कृत्योंके द्वारा पुण्यप्राप्ति के 
साथ आत्माको उपासना करते रहते हैं । 
उपर्युक्त विधिविधानों का अनुष्ठान उत्कटतासे करतेवालों 
के द्वारा ईशसेवा हो जाती है | उनकी निष्ठा, उनकी सार्धा 
तथा तीब्र तप के कारण आत्माका उच्चयंत वहीं अपनार्थी 
जाता है। ईशत्व की साधना यहीं भी है और उसकी महतो 
भी । श्रीगुरकी साक्षात्‌ मृति ईशत्वका ही प्रकटन हैं। वद 
मूतं ईश्वर है । उनके द्वारा आज्ञापित अनुष्ठान सफलता शै | 
निस्चितता है कर्मोकी सिद्धि वहाँ अनायास है। ईश्वरी 
का ऐस्वर्य श्रीगुश्चरणों में परिणत है। उन्हींके यहाँ उ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डेथा (२४१) 


ज्ञानकी अखंड प्रज्वलित ज्योत अज्ञानअन्धकार को मिटातो 
रहती है । उसकी अक्षय दीप्ति जीवन का महान्‌ साक्षात्कार 
प्रकाशित करती है । 

प्रतिमा पुजाका विधान इसीमें समाया है। श्रोगुरुकी 
मृति ईश्वरीय अभिव्यक्ति है । उसकी साक्षात्‌ प्रतिति है। 
्रव्यसामग्री के द्वारा इस पांचभोतिक तत्त्वकी ही पुजा करने 
का यह जो प्रयास है उसके पीछे एक योग है | ईश्वर विषयक 
साधना की जो बुद्धि वह भी द्रव्यात्मक तथा पांचभौतिक है । 
किन्तु उसके द्वारा अन्तःसाधना की अपेक्षा है | यज्ञक्रिया का 
विधान इस अन्तरंग साधना से परिणत करता है। उसके 
हारा यज्ञको व्यवस्थिति है, आत्मोपम्य धारणा के कारण 
योग्यता का प्रकर्ष है ॥। १४१। 

एकि शब्दि शब्द योजिजे , तो वाग्यज्ञ म्हणिजे । 
ज्ञानें ज्ञेय गमिजे । ज्ञानयज्ञ ।। १४२।। 

अर्थ :- और जहाँ शब्दों द्वारा शब्दका ही उपयोजन 
होता है वह वाग्यज्ञ है । जिसके द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञेयवस्तु का- 
परब्रह्मका-लाभ होता है, वह ज्ञानयज्ञ है | 

व्याख्या :- विश्वसंभावनामें जिन तत्त्वोंकी व्याख्या की 
गयी है, उन्हींको द्रव्य कहा गया है । द्रव्योके द्वारा जगत्‌ की 
तिमिति है और ये द्रव्यभी आत्मसत्ता के कारण प्राकृतिक 
विकास है । अतः उनके द्वारा होनेवाला यज्ञ, द्रव्योंके यजन में 
उनकी मोलिकताका परिचय प्राप्त होता है । शब्दोंकी शब्दोंद्रारा 

गयी पूजा वागूयज्ञ कहलाती है | शब्द द्वाराही उस अक्षरत्व 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२४२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


की उपासना करने की साधना यज्ञरूप हो जाती है, यज्ञकर्ता 
के विकास में सहायक होती है । ज्ञानके द्वारा ज्ञेयका अनुभव 
कर लेना ज्ञानयज्ञ है । इस जगत्‌ में ज्ञेय तो एकही. आत्मा 
है । उसे ज्ञात करने से. सब कुछ ज्ञात करनेका श्रेय हे । 
अतः वह ज्ञानयज्ञ हे ॥। १४२॥ 
हें अर्जुना सकळ कुहाडें । जे अनुष्ठितां अति सांकडें । 
परि जितेंद्रियासि विधडें | योग्यतावशं ।। १४३॥। 
ते प्रवीण तेथ भले | आणि योगसमृद्धि आथिले । 
म्हणोनि आपणपां तिहि केलें | आत्महवन ।। १४४॥ 
अर्थ :- हे अर्जुन ! वस्तुतः इन सभीका अनुष्ठान करा 
सचमूच कठीन है किन्तु योग्यता के अनुरूप जितेंद्रिय को शकय 
होता है । 
योगसमृद्धि से संपूर्णं तथा अत्यन्त कुशल योगियों ने वहाँ 
(स्वधर्मेरूप) अग्तिमें अपने को (स्वकर्म) समर्पण किया । 
व्याख्या :- इन ब्रतोंक्रा अनुष्ठान सचमुच बडा कठीन हैं। 
उसके आचरण में कडाई है, कष्ट है । महान्‌ प्रयत्नों के द्वारा 
ही उनका अनुष्ठान सफलसंपन्न हो सकता है । किन्तु जिन्हे 
अपने इन्द्रियों को जीत लिया है, इन्द्रियों को अपने अधीन 
कर छिया है, ` उन्होंने ये ब्रत भो जीत लिये । जितिंद्रियों की 
यह साधना कठीन नहीं होती। उसकी योग्यता के अर्गुसीर 
इन ब्रतोंका काठीन्य भी मुढु हो जाता है वे सुभग हुआ करती 
है। यहां जो कुशळ है, जिनके पास योगयुक्त का प्रावीण्य है, त्थ 
योगसमृद्धि भी है, उनके द्वारा ब्रत वैकल्य के साथही आत्महँवर्त 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय थया (२४३) 


हो जाता. है । वहाँ सहजही यज्ञापोषण है, यज्ञधारणा है । 
पदार्थजातोंकी निमिति प्राकृतिक द्रव्योंके द्वारा होती है । 
अब वे आत्मसामर्थ्यवान हो जाते हैं। उनके .पास ज्ञान 
समृद्धि है, योगतत्व है, आत्मसत्ता है। ज्ञानही मानो ज्ञानमें 
सामरस्य पाता रहा । वहाँ सबकुछ ज्ञानरूप, ज्ञानगम्य तथा 
ज्ञानयुक्त हो गया ! जीवन का सम्यक्‌ ज्ञान तथा आत्मनिष्ठा 
वहाँ उदित हुई । जीवन तथा ज्ञान दोनोंमें सामरस्य, एकरूपता 
स्थिर हुई । 


किसी भी निमिती का मूल सर्वागसुन्दर तथा कलात्मक 
गहीं रहता । उसके पीछे एक अव्यवस्थित ज्ञानराशी है, 
अञ्चवस्थित अनुभव संग्रह है। साथही जो साहित्य जुटाया 
जाता है वह भी संस्कारहीन तथा अशुद्धसा रहता है | उसपर 
पथायोग्य संस्कार होनेके बाद, उसकी अव्यवस्थिति नष्ट होकर 
एक व्यवस्थित, साथेक तथा सुन्दर कलाकृति सामने आ जाती 
है। वे प्रयत्न, वह्‌ साधना है कि जो अयोगात्मक को योगरूप 
बनाती है । योगयुक्त होकर व्यवस्थित ज्ञान के द्वारा जीवन 
| तथा कृतिकी कुशलता अभिव्यक्त होनेमें यज्ञकी सफलता 
९। यज्ञे द्वारा जीवन में यह एक अभिष्ट है । व्यवहार 
गथा व्यवस्था के बीच विहिताचार का सामंजस्य यज्ञसे ही 
रतिष्ित होता है। अतः जो व्यवहारिक है वह व्यवस्थित 
भथा योगयुक्त होने से उसका यजन हो जाता है । पांचभौतिक 
ऐष्टिकी जघ ज्ञानके कारण चैतन्य में परिणत होती है । 
पिः सृष्टि की प्रतिष्ठा ज्ञानमें, चैतन्य में हवै और वही पुजा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangofri Initiative 


०० 


(२४४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


व AANA 


अक्षरत्व की उपासना हो जाती है । इस प्रकार यज्ञका यह 
गहनगूढ आयोजन सुस्पष्ट हो जानेसे ही यज्ञकी उपयोगिता 
सफल है । 


सम्यक्‌ रूपसे जो व्रतका अनुशासन करते हैं उन्हें “संशित' 
कहते हैं । ब्रतका सम्यक्‌ अनुष्ठान होनेके लिये बृद्धिका 
निश्चय दृढ होना चाहिये तथा मनकी पूरी अनुकूलता अभिप्रेत 
है । संशित के भाने है दुढ बुद्धिके, बलवान प्रज्ञाके तथा 
सुस्थिर अनुशासन के ब्रती । वाणीके द्वारा व्यक्त होनेवाला 
शब्द उच्चारण, उसकी सार्थक अनुभूति करनेवाले ये ब्रती, 
उनके नियम, तप, धमं आदि को योगयुक्त करते हुए अपतं 
दृढ प्रज्ञाबल से अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। वहाँ नियमन | 
है इन्द्रिम तथा विषयोंका, संयमन है मनके संकल्पां का तथा . 
अनुशासन है श्रतिसम्मत विधि विधानोंका । अतः अनुष्ठानं 
जो अव्यवस्थित जीवनधारा इतस्ततः फूट पडती है, उसे एक 
सुनिङ्चित हेतु, अर्थ, गति तथा दिशा देकर, शब्दसाम्ये कां 
विनियोग करके योगयुक्त करने का प्रयास होता है । इरि 
का विषयों से होनेवाला अनुराग उनके सामर्थ्य को नष्ट कप 
देता है । अवयवों की यह हानि उस अब्यय तत्त्वकी अभिव्यवि 
में नहीं होती | उनका व्यय नहीं होता । वे अन्तर्मुख हो जार 
हैं। उस अव्यय तत्त्वके द्वारा व्यक्तस्वरूप को किसी 
प्रकार बाधा न पहुंचाते हुए उनकी हानिसे रक्षा करती है | 
उनकी यथार्थता पहचानने को उत्सुक कराता है। प 
अव्यक्त अक्षर तत्त्वको नामरूपात्मक मूत रूप देकर उस 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था (२४५) 


व्यवस्थिति जीवन में अनुभवगम्य बना देता है । अक्षरत्व की 
आभासित सत्ता, उसकी साक्षात्‌ विद्यमानता तथा उसका 
प्राकृतिक शृंगार जीवनभर सुखानन्द का पोषण करता जायेगा। 
वह सच्चिदानन्द स्वरूप देवताभाव जीवन में आनन्दघन 
परमात्मा का पुण्यपावन प्रसाद है । 


योगसमुद्धि के कारण वह ब्राह्मण्य मानो प्रवीण हो जाता 
हैं । वह कुशलतापुर्वंक जीवन के आत्मपरिणामी विविध योग 
उपस्थित कर देता है । वहाँ आत्मीयता तो हर जगह, हरक्षण 
पगपग में प्रकट है । वह सच्चिदानन्द स्वरूप आभा हर क्षण 
चित्त लुभाती है । वहाँ अहन्ता से निर्माण हुआ व्यक्तिगत प्रेम 
देवेन हो जाता है और आत्मनिष्ठासंपन्न परमप्रेम प्रकट 
हॉता है जो सचमुच अमृतस्वरूप है। जो प्राप्त होनेपर 
परिपूर्णं तृप्ति है, मनुष्य और कुछ नहीं चाहता । न वहाँ 
सेका अपलाप है न प्रेमकी विकारवशता। वहां तो 
आत्मनिष्ठा का हृदयंगम विलास है । सत्य की सत्ता हमारी 
अपनी बनी रहती है । ।॥१४३, १४४।। 


अपाने जुहू बति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे । 
प्राणपानगतीं रुदवा प्राणायामपरायणाः ।।२९॥ 


इछ अपान में प्राणोंका हवन करते हैं, तो कुछ प्राणों में 
स 
भाका हुवन करते हैं, घ्राण तथा अपान की गति रुद्ध करके 
पञ्च करते हैं उन्हें प्राणायामपरायण कहते हैं । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२४६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


मग अपानार्निचे मुर्खि । प्राणद्रव्ये देखि । 
हवन केलें येकि । अभ्यास योगें ।।१४५॥ 
एक अपान प्राण अपिति । येक दोहींते निरोधिति। 
ते प्राणायामि म्हणिपति । पंडुकुमरा ॥।१४६॥। 
अर्थ :- अभ्यास योग के द्वारा किसीने अपान वायुके मुँहमें 
मानो प्राणद्रव्यों का हवन किया । हें पंड्कुमर ! कुछ (लोग) 
प्राण को अपान अर्पण करते हैं, तो कुछ उन दोनों काहा 
निरोध करके “प्राणायामी” कहलाते हैं । 
व्याख्या :- इस प्रकार अहुंकारादि से निर्माण हुई 
आत्मीयता-ममत्व का हवन होकर वहाँ विशुद्ध प्रेम का 
प्रस्फुरण हो जाता है। प्राण तथा अपान वायुओं के मिलन 
के कारण वहाँ तेजोमयता प्रकट हुई । एक विलक्षण तज- 
अस्नि-वहाँ प्रदिप्त हुआ । इसो के द्वारा योगयुत का तथा 
योगांग का प्रत्यय आता | अग्निकी विद्यमानता अन्तःस्थ 
यज्ञका प्रमाण है | उसमें अपार्नि की स्थापना होतेही प्राणवार 
का हवन किया जाता है | जीवन के प्राणाधार द्रव्य उसमे 
यजन किये जाते हैं | तात्पय यह है कि प्राणायाम की विविध 
अवस्थाओं के द्वारा प्राणापान का यथायोग्य निरोध कियो 
जाता है, जिससे अन्तर में अग्निकी दीप्ति प्रकट होती हैं। 
उसमें प्राणापानादि का संयम करके अत्यन्त सामथ्यंसंपन्न 
तथा समृद्ध अग्नि की विद्यमानता अनुभव की जाती हैं 
अभ्यास के द्वारा यह प्राणायाम का अनष्ठान संपन्न हो जाती 
और योग की अनुभवगम्य एकात्मता स्थिर हो जाती हैं | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangofri Initiative 


MR , "7 "PMP ® MMT नमन लनीक दब पी मिनी नि ली शि शशि नल 


अध्याय ४था (२४७) 


वायुके निरोध के कारण वहाँ उस परमतत्त्व का प्रणवकार 
प्रकट हो जाता है । इस हृदयस्थित अक्षरत्व की प्रेरणा स्नेहमयी 
तथा मंगलप्रद है । उसके प्रेमकी प्यास किसे नहीं ? जीवन का 
अत्यन्त गृह्यतम ज्ञान यहाँ प्रत्यक्ष हो जाता है अतः केवल 
एक प्रेमही प्रकट है, वही कहा जाता है और उसकेही 
अक्षरानुभव में आत्मनिष्ठ यज्ञकर्ता रसलीन होते हैं । 

॥ १४५, १४६॥। 


अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु जुह वति । 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः ।। ३०।। 


झुछ अन्य आहार का नियमन करके प्राणोंका प्राणोंमें ही 
च्य करते हैं, यद्यपि ये सभी ऐसे हैं, तो भी उन्होंने पापोंको 
द्वारा धो डाला है, अतः यज्ञविद्‌ कहलाते हैं । 


एवं वञ्त्रयोग क्रमें | सर्वाहार संयमें । 
प्राणि प्राण संभ्रमे । हवन करिति ॥१४७॥ 
जथे :-कुछ वज्र योग के क्रमसे संपूर्ण आहार नियन्त्रित 
रके, प्राणोंमें ही प्राणों का तत्परतासे हवन करते हैं । 
व्याख्या :- उपासना तथा .उपोषण के द्वारा इऱ्द्रियों को 
बेछहीन करते हुए यज्ञदेवता की उपासना करने में कुछ लगें 
हत हैं । उनके द्रा उपासना की विधि इद्रिय निरोध की 
पोधना पर अवलंबित है । जहाँ इन्द्रियनिरोध है वहाँ सहजही 
जिदेवता का प्रसाद प्राप्त हो सकता है और वे सभी पापोंसे 
सेत होकर यज्ञकी सफलता के अधिकारी बन जाते हैं। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


— 


(२४८) श्री ज्ञानेश्‍वरी, सुबोधिनी 


इन्द्रिय निरोध करना कोई आसान वात नहीं । उसके 

लिये भी प्राणायाम की विधि महत्त्वपूर्ण है | प्राण तथा अपान 

के संयोग से योगार्नि का उद्भव है। उसकी अह्वितोयता 

परायेपन को भटकने नहीं देती । वहाँ द्वत रहताही 

नहीं । उस योगार्नि के प्रकाश में अद्वंत की निष्ठा 

सुस्थिर होती है। आहार का निरोध करते हुए यहाँ 

योगो वज्ञप्रोग का अनृक्रम अपनाते हैं । हठयोग की 
आधारशिला उन्हें पर्याप्त होती है वे अपनी देहको, अपने 

मनको वज्त्र के समान दुढ करके सभी आहार को ही संयमित 

करके निराहार रहते हैं । फिर वहां संयम हैही । मानो प्राणोंमें 

ही घ्राणकी आहुति देदी गयी, प्राणकाही हवन किया हो। 
प्राणापानादि का मुख्य प्राणमें ही लय अनुभव किया जाता हैं | 
बुद्धिकी विलक्षण धारणाशक्ति यहाँ वक्तव्य की मात्राका भा 
परिमित करती है और जो कुछ स्पष्टतया अनुभव हाती है 


| उसीका ही उच्चारण केवल सुकरता के लियेही होता हैं। 
| ॥ १४७॥ 


| 
एक मोक्ष काम सकळ । समस्त हे यजनशीळ | 

जिहि यज्ञद्वारें मनोमळ । क्षाळण केले ।।१४८।। 

जयां अविद्याजात जाळितां | जें उरलें स्वभावता * 

जेथे अर्नि आणि होता । उरेचिना ।।१४९।। 
तेथे यजितियांचा काम पुरे | यज्ञिचें विधान सरैं | 

मागृतें तेथून वोसरें । क्रियाजाल ।। १५०॥ | 
विचार जेथें न रिघे । हेतु जयातें नेघे | | 

जे इत दोष संगें । लिपेचिना ।॥। १५ १।। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ंथा (२४९) 
Mma _______. -_.._ ७ त 


अर्थ :- ये सभी वस्तुतः मोक्षार्थी हैं मुमक्षु हैं, और सभी 
पजनशील हैं । इन्होंने यज्ञ के द्वारा मन के सभी पाप ताप 
धो डाले हैं । 
जिन्होंने यज्ञमें अविद्या को जला दिया, और जो स्वभाव 
रूपही रहे, वहाँ न न अग्नि है, न 'होता' है । 
जब यज्ञद्वारा यज्ञकर्ता को इच्छाओं पूरी होती हैं 
` यज्ञ का विधान परिपूर्ण होता है और बादमें सभी क्रिया 
नष्ट होते हैं । 
जहाँ विचार का प्रवेश नः तु जिसका आधार नहीं 
जो इत के दोषसे कभी लिप्त नहीं होता 
व्याख्या :- इस संबंध में मनुष्य मनुष्य के बीच जो सहज 
संवाद होता है उसे वस्तुतः बहुतही थोडा अर्थं तथा महत्त्व है । 
एक तो मनुष्य इस गहन साधना की गहराई सहज नहीं समझ 
सकता तथा दूसरी बात यह है कि उसकी लगन सामान्यतया 
वहुतही कम है। अतः एक संभ्रमय॒क्त संवाद के सिवा उसे 
और कोई अर्थ नहीं । सुनिरिचित योगानुष्ठान का पथ जिन्होंने 
अपनाया है एसे सिद्ध साधकों के संवाद को कुछ अर्थ और 
मह्त्व भी है । अन्यथा योगकी, इस यज्ञकी उपयोगिता स्वीकृत 
करनेपर भी अस्वीकृतसी रहती है। जो सचमुच मुमुक्ष है 
जो इस राहपर निःसंदेह होकर चलता रहता है उसके लिये 
भाणायाम की क्रियाओं उपयुक्त हैंही । प्राणोंका प्राणोंमें ही 
थय करने से प्राणशक्ति का आधार पानेवाला मन भी वहाँ 
शुद्धता की स्थिति अपनाता रहता है। मनकी गंगदी हट 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


2 


रू 


तब 
क 


| 
| 


(२५०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


AAA 


जाती है, उसक़ा मेल अब नहीं रहता और वह अत्यन्त 
विशुद्धसा बनकर योगमें उपयक्त होता है। वहाँ उसके संकल्प 
संयमित होकर केवल मोक्ष की वांछा करते हैं । अतः मनका 
एकाग्रपरिणाम लाभकारी हो जाता है। उससे अविद्याजात 
तथा अविद्या नष्ट हो जाती है । अज्ञान रहताही नहीं, संथा 
जल जाता है । ज्ञानजन्य सदिच्छा की उषा मुसकराती हुई 
उदित हो जाती है। सदिच्छाकाही वहाँ प्रभाव, प्रकाश तथा 
प्रसार है । अतः यहाँ जो कोई यज्ञकी उपासना का निश्चय 
करेगा उसके मनमें सदिच्छा की शवित उसे बढ़ावा देती 
रहती है। इस प्रकार बहिगंत तथा अन्तस्थ यज्ञसाधना 
योगारिनि का प्रज्वलन करती है, जो योगकाही एक अंग है 
एक अनिवोर्यं आविष्कार है। तब हमारी सदिच्छा उस मोक्ष 
की कामना के लिये प्रयत्नशील होकर योगदान देती है। 
योग्यता बढाने का प्रयास होता है। अग्निकी विलक्षण 
सामर्थ्यशीलता प्रतीत होते लगती है और बह अपनी 
योग्यता पर आरूढ़ होकर सुशोभित हो जाता है। वहाँ 
इच्छा, साधना, कामना, कल्पता या कर्म सबकुछ सर्वोत्तम 
जीवन्न की प्रेरणा होनेसे वहाँ अधूरा कुछ नहीं रहता | इस 
सुष्टिसें उसको सबकुछ प्राप्त होने लगता है | यज्ञकर्ता की 
इच्छा स्वयमेय सफलता का प्रयास करती है । बह इच्छी 
सफलता पाये इसलिये बह परमगूढ अक्षरतत्त्व उसके यश 
बनकर प्रयत्न को सफल बनता देता है । उसके द्वाराही वह 
इच्छा तृप्त हो जाती है, अधूरी नहीं रहती । यज्ञ सफळ हीं 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ध्यायथ डया ( २५१ ) 


जाता है ।'फिर यज्ञकमें की आवश्यकताही कम हो जाती है । 
उसक्रे विधिविधान, उसके कमं, उसके मन्त्र आदि के साथ 
वह यजन धीरे धीरे अंतरित होता है। उन विधिविधानों का 
त्वही नहीं रहता । उनकी आवश्यकताही घट जाती है । 
अगर प्रसंगवशात्‌ उसको स्थिर इच्छा हो जाय तो अपनेआप 
उसका नियोजन हो जाता है और स्वभावसिद्ध सहजता 
आनसे कमे के वाद वह फिर उसमें लीन हो जाता है। वहाँ 
विकारवशता नहीं, इच्छाका आवेग नहीं, वासना की बेहोषी 
गहीं, जो है वह सहज, स्वभावसंपन्न, नेष्कम्यंयूक्त अनुष्ठान 
तथा निष्ठा ! वह आत्मनिष्ठा, आत्मप्रीति इतनी तीब्र तथा 
बळ है कि वह्‌ द्वेतरूप दोष को पूर्णतया दूर कर देती है और 
। एक्रमेवाद्वितीयम्‌ ऐसा अक्षरतत्त्व ही स्वभावरूप होकर 
बिद्यमान रहता है जिससे दोषकी बाधा नहीं । दोषही नहीं 
फिर बाधा काहेकी । देहबृद्धि का पूर्णतया विस्मरण हो जानेसे 
एक प्रकार का उदांसीन तथा उच्चस्थित योगभाव उदित 
हैं जाता है जो स्थिरता, दुढता तथा निष्ठाका परिचायक 
९। वहाँ विचार, संदेह, शंका या संशय नहीं ! मनके संकल्प 
हीं होते । प्रीतिका ही परमपावन हेतु वहाँ कार्यरत होनेसे 
भ्य वातोंकी ओर ध्यानही नहीं जाता। मन, बुद्धि तथा 
भग्यापार अपनी निष्ठामें मग्न होते हुए स्वभावसिद्ध 
भरध्रेम का फ्राशन करते रहते हैं । अर्थात्‌ दोष की बाधाको 
मसर हैहो नहीं ,।१४८-१५१॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 
|| 
| 
| 


(२५२) श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनी 


AAAS SYS 


यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।।३१॥ 
अर्थ :- यज्ञ का अवशिष्टरूप अमुत सेवन करनेवाले 
सनातन ब्रह्म को पाते हैं, जो यज्ञ नहीं करते उन्हें इस लोकें 
भी सफलता नहीं, फिर दूसरा लोक काहे का ? 
ऐसें अनादिसिद्ध चोखट । जे ज्ञानयज्ञावशिष्ट । 
ते सेविति ब्रह्मनिष्ठ । ब्रह्मा हं मंत्रे ॥ १५२॥ 
एसे शेषामृते धाले । कि अमर्व्यभावा आले । 
म्हणोनि ब्रह्म तेचि जाले । अनायासे ।॥ १५३॥ 
अर्थ :- इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ 'अहं ब्रह्मास्मि इस मन्व 
के अनुष्ठान में यज्ञावशिष्ट अनादिसिद्ध ब्रह्मज्ञान का अनुभव 
करते हैं । 
यज्ञावशिष्ट रूप अमृत पाकर जो संतुष्ट हुए हैं, वे अमृत 
को पा गये, अतः वे अनायास ब्रह्म हुए । 
व्याख्या :- इच्छा तथा वासना का स्वरूप अनादि है । 
उसमें विकारवशता तथा लोभ विद्यमान है। मनुष्य क 
` इच्छाओं उसे लुभाती हैं, फंसाती है । किन्तु जव यर क 
अनुष्ठान हो जाता है तब उनकी विक्रारवशता, मोह तथा 
लोभ अपने आप दूर हो जाता है। उनका आत्यंतिक शुद्धीक 
हो जाता है | अब वे इच्छाओं मनुष्य की नहीं होतीं | उण 
प्रेरणा देवताभाव की है। उनका प्रस्फुरण उनकी विशुर्द 
अभिव्यक्ति के लिये होता है। वहाँ एक अत्यन्त' परमपाव् 
संवेदना है जो केवल ज्ञानाधिष्ठित है | इच्छाओं का उच ष 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 


अध्याय डैंथा { २५३ ) 


विलास नहीं वरन्‌ वे उस संवेदना की अनुचर होकर प्रगत 
होती हैं, विशुद्ध हो जाती हैं | उसी ज्ञानसंवेदन के द्वारा वह 
अक्षरत्व अक्षररूप होकर अवतीर्णसा होता है। वही वासना- 
पूतिका साधन होता है। उसके द्वारा ब्रह्मनिष्ठा की मंजिल 
तय होती है और 'अहं ब्रह्मास्मि' का उद्घोष जहाँ सहजरूप 
है, एसी योगभूमिका का अवतरण हो जाता है। -ब्रह्म' का 
ही सेवन वहाँ अभिप्रेत है । उनका भोजन ब्रह्मकाही है। 
अहु ब्रह्म की साक्षात्‌ अनुभूति तथा ब्रह्मानृभूति का आभोग 
यहा प्राप्त है । अक्षर तथा ब्रह्म की एक्रात्म सत्ता यहाँ प्रतीत 
होती है। रामनाम मन्त्र हरिरूप कराता है तथा हरिमन्त्र 
रामरूप बना देता है, वेसेही यहाँ अक्षरोपासना ब्रह्मरूप बना 
देती है। ब्रह्मोपासना अक्षरत्व ला देती है । यह तो सर्वथा 
स्वाभाविकही है कि 'ब्रह्माहं मन्त्र के द्वारा वह्‌ ज्ञानयज्ञ संपन्न 
ही जाता है | भूतमात्र की प्रतिष्ठा वहाँ स्वभावरूप हो जाती 
९। पॉचभौतिक प्रजनन प्रज्ञानन लक्षणसे युक्त होनेके 
शरण सवत्र स्वाभाविक स्थिरता निर्माण करता है । स्वभाव 
की नित्यता तथा नित्य स्वाभाविकता प्रतीत हो जानेके 
शरण ब्रह्म की अमरता, अमृतत्व अनायास अनुभव किया 
जाता है। और जो कुछ अनादीष्ट है वह देहभावना या 
भहुभाव | किन्तु उसका भी विलय यज्ञानृष्ठान में अपेक्षित 
दै । विलय हो जाता है | उसकाही मानो सेवन किया जाता 


इस प्रकार देहधारणा के अन्तर्गत जो अहंता-पृथकत्व- 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२५४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


अभिमान है उसमें परायेपन की कल्पना विद्यमान है। उसका 
पथकत्व अखंड एकरस अनुभूति में वाधक हो जाता है। किन्तु 
जब यह पलट जाता है, अहंता विलीन हो जाती है और 
पथकत्ब का नामोनिशान नहीं रहता तब यह संपूर्ण देह यज्ञकी 
योग्यता का होता है। वहाँ पात्रता स्थिर होती है । यज्ञके 
तलियेही उसकी स्थिति, गति अनुभव की जाती है। और यह 
देह केबल ब्रह्मका ही एक विलास, आविष्कार मात्र रह जाता 
है । यही बोध यहाँ परिणमित है। मनुष्य का जा कर्तव्य 
कि यज्ञपरायणता, त्यागमय-साधना तथा योगयुक्त अनूसधान 
उसका अनशासन होनेसे मनुष्यजन्म की सफलता है । इस 
प्रकार का जन्म-जीवन वस्तुतः योगभाव है। अत वहाँ 
निर्लेप प्रेमक्रा लोभ स्वभावसिद्ध है । इस प्रकार के मनुष्यः 
जन्मपर वहाँ लोभ है । यह देह और कुछ भी न हकर केवल 
प्रेमाविष्कार । वहाँ जो अनुष्ठान है, कतेव्यकरम हैं उसी 
सर्वंथा लीन होकर, उसकी गहनता अपनाते रहने में विल 
आनन्द है । वहाँ आकर्षण है, प्रेम है, आदर तथा योग भी 
है । उसकी वास्तवता परमप्रेम तथा आनन्द की परिणति 
करने में सर्वथा समर्थ है । योग्यता का महत्त्व यहीं बर्ढती हु 


अतः मनुष्य जन्मका परम सौभाग्य है । उस प्रकार यहा 
भाग्यवान होनेके लिये जो प्रयत्नशील नहीं, जो सहाय्यक नहीं 
होते या जिन्हें इच्छा तक नहीं, उन्हें यह महान्‌ योग सर्वोत्तम 
भाग्य केसे प्राप्त होगा ? केसे प्राप्त कराया जाय 
हीके द्वारा अपने जोवन में सारसवेस्व एंसा वह उ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय धया (२५५) 


नाम, सुन्दर रूप तथा सर्वागसुन्दर सत्ता उनके प्रेमका लक्ष्ण 
होगी तो उन्हें भी 'भाग्यवंत' होनमें देर नहीं । उनका मन 
यदि इस गहन प्रेम का अधिकारी होगा तो यह साधना सहजही 
सफल होगी । यह अनुष्ठान अत्यन्त आदर के साथ सत्कार- 
पूर्वक किया जाय, उसके अभ्यास में मन एकाग्र हो, तो फिर 
निराशा नहीं होगी। भगवान्‌ श्री गोपालकृष्ण द्वारा यह 
अत्यन्त प्रेमास्पद कथन, सवं कुरुवंशको ही सुशोभित करनेवाले 
अत्यन्त श्रेष्ठ भक्तिवान श्री अर्जुन से कहा । उस कुरुवंश का 
जो सत्‌ है, उसका जो सद्भाव है, उसका जहाँ आविष्कार है, 
जिससे श्रेष्ठता प्राप्त होती है और उसी श्रेष्ठता को भी 
जिसने अलंकृत किया है वही श्री अर्जुन है। उसके जीवन में 
सद्भाव, श्रेष्ठता, लीनता तथा मुमुक्षुता भी है, जिससे 
बह्‌ जीवन का गहन भाष्य आकलन करने में समर्थ है। 
श्री भभवान्‌ कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन ! मनुष्य के 
अमरपद के प्रति जो प्रयत्नशील हैं एसे लोगों के लिये ही 
गही, कितु जिनके अन्तःकरण में वह इच्छा-सदिच्छा है, 
उन्हें भी उसकी प्राप्ति की संभावना है | उन्हें यथावकाश 
पह जरूर प्राप्त हो सकेगा । वे भी उस अमरपद के निवासी 
दते हैं | संभव है कि उनके लिये अवधि अधिक है । सचमुच 
पे सौवार धन्य हैं । क्योंकि इस जन्मका हेतु इस अमरपद की 
उपाधि के लिये हैं । जो उसके लिए प्रयत्नशील हैं, वे वस्तुतः जन्म 
क हेतु को पहचान चके हैं,जिनके द्वारा कमसे कम उसकी इच्छा 

होती है, बे उसकी राह चलने को आज नहीं कल तयार 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२५६) श्री ज्ञानेश्वरों सुबोधिनो 


होंगे। साथही यह भी स्पष्ट है कि मनुष्यजन्म वस्तुतः उस 
प्रयत्नका, उस साधना का परिपाक है कि जो प्राणीको अमरपद 
का अधिकारी बनाता है । अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य- 
जन्म की उपेक्षा न हो, उसकी साधना सफल होती रहे । 
।।१५२-१५३॥ 
येरां विरबित माळ न घालीचि । 
जयां संयमाग्नि सेवा न घडेचि । 
जे योगयाग न करितीचि । जन्मले सांते ।।१५४॥। 
जयांचे ऐहिक धड नाहि । तयांचे परत्र पुससि कायि | 
म्हणोनि असो हे गोष्टि पाहि । पंडकुमरा ।।१५५। 
अर्थ :- जो संयमाग्नि का अनुष्ठान नहीं करते, वे इस 
जगत्‌ में नरदेहरूप जन्म पाये। उन्हें विरवित कभी वरण 
नहीं करती । ग 
हे पंड्कुमर ! यह देख ले कि जिनकी एहिक प्रपंच के 
भी दुरवस्था है उनकी पारलौकिक की बया अवस्था होगी f 
व्याख्या :- जो अपनी गृहस्थी में भी सुखकी संपन्नता 
नहीं पा सकता, जिसने इस प्रपंच को नहीं अपनाया, जिन्ह 
यह ऐहिक सुख, भौतिक संपन्नता भी दुर्लभ हुई, जिगी 
निर्वाह अत्यन्त कष्ट तथा परिश्रम के बादही होता हैं पी 
वे परछोक जीवन के योग्य हैं? क्या उन्हें वह परमभाण 
संभव है ? एहिक जीवन में भी जिन्हें संपन्नता, प्रसन्नता, 
पुष्टि, तुष्टि या शांति दुलेभ है कया वे पारलौकिक जीव र 
सुयश अपनायेंगे ? वस्तुतः वे जीवन की मौलिकता हीं तही 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


Re कफ यी नि 


अध्याय था (२५७) 


पहचानते । उन्होंने उसके अक्षर' को नहीं अपनाया । जीवन 
की स्थिति गतिका नियन्त्रण करनेवाली तथा अत्यन्त संपन्न 
परिपोष करनेवाली ईश्वरी महामाया उनसे अतीव दूर रहती 
है क्योंकि उन्होंने ईश्वरत्वकी, उसके योग की, तथा साधनासंपन्न 
अनुष्ठान की उपेक्षाही की | ईशसेवा, ईश्वरत्व की साधना 
इस देहका भूषण है, जन्म की मौलिक प्रेरणा है, जीवन का 
परमलक्ष्य है । उन्होंने उसे नहीं ढूंडा । कदाचित उनके द्वारा 
खोज हुई होगी कितु वह उनके हाथ न आया हो। साथही 
जिन्होंने संपन्नता चाही, लोभ की पुष्टि की परन्तु संयम को 
नहीं अपनाया । न संयमन किया न अग्निसेवा हुई। इइ्द्रियों 
का निरोधही संयम है, अग्निसेवा है । यज्ञका अनुष्ठान फिर 
काहेका ? संयमाग्नि को अपने जीवन में सुप्रतिष्ठित करना 
क्या महत्त्वपूर्ण नहीं ? उसकी योग्यता क्या कम है ? अग्निकी 
तपोज्वाला जीवन को विशुद्ध बनायेगी, साधना परिणत 
करेगी । जो जीबन की इस पवित्रतासे कोसों दूर हैं, जिन्हें 
इसकी लगन नहीं, साधना की इच्छा नहीं, प्रयत्न की पराकाष्ठा 
नहीँ और योगकी य॒क्ति नहीं कया वे अक्षरत्व को अपना 
सकते हैं ? सौभाग्यवश उन्हें मनुष्य की देह प्राप्त हुई । यह 
मगुष्यजन्म, उसका हेतु तथा लक्ष्य जो नहीं पहचानते वे 
सचमुच अभागी हैं । 'योग', 'योगयाग', यज्ञ को वे क्या 
पमझेंग ? वहाँ विरक्ति कहाँसे आ टपकेगी ? वे मानो विरक्ति 

विरक्त हो गये हों । विरक्ति, उपरम, उपरति, आदिका 
गमोनिशानही नहीं रहता । जहाँ स्वभाव विवेक के साथ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२५८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


अनशासित है वहाँ विरकक्‍्ति की उपस्थिति हैही । किन्तु जो 
स्वभाव तथा विवेक को नहीं अपनाते उनके यहाँ शुद्ध बुद्धिकी 
विद्यमानता कैसे संभव है? शुद्धवुद्धि विवेक को ही वरण 
करती है। विवेक को शुद्धवुद्धिर्प सखी प्राप्त न होनेसे 
ज्ञानतरणिरूपमाला उसे कौन पहनायेंगा ? विवेक तथा शुद्धः 
दिका व्याह संपन्न हो सकता है किन्तु दोनोंकी स्थिति 
स्वाभाविकता से योग्यतायक्त होनी चाहिये। एसा न हॉनेसे 
जो केवल मनष्य जन्ममे आकर संयम को नहीं अपनाते 
जन्म पाकर भी संग्रमार्नि की उपासना नहीं करते, वथा व 
इस ज्ञानतरणी के किरण तक देख सकेंगे ? 


बद्धिका भी एक वैशिष्ट्य समझने योग्य है। उसे 
निव्यनतन की तीब्र लालसा रहती है। उसकी जिज्ञासा 
बलवत्तर होती है, वह रोज नया नया चाहती है। उसे यह्‌ 
एक आदतसी है जिसके कारण जो नया है, लुभावना है उस 
ओर वह मुड जाती है । उसे नयी बातों के प्रति एक विलक्षण 
कुतुहल, एक अविकल प्यास, तथा तीव्र जिज्ञासा हैं जिसके 
कारण जीवन भी भूला भटकासा नयी नयी खोजमें दृढ़ता 
फिरता है। वहाँ स्थैये कहाँ रहेगा? अन्तःकरण की र्द 
अभीप्सा बृद्धि की चंचलता का परिणाम है। मन स्थिरता 
को नहीं पहचान सकता । बुद्धिहो जहाँ अस्थिर है, बिग 
है, बहिर्मुख है, तब अन्तःकरण बाह्य, उपरी बातोंमें ही 
जाता है । उसकी यह धारणा होती है कि यह नित्यनूतन सा 
दिखाई देनेवाला बहिजंगत ही जीवन का सार हैं। यहीं 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था | (२५९) 


धारणा है कि जिससे मन चक्कर में फंस जाता है, वाह्यजीवन 
के आकर्षण में घसीट लिया जाता है। उस फेरमें घूमता 
हुआ वह विश्रांति को अपनाताही नहीं । उसके अणुरेण को 
एक प्रकार थकावट पेंदा होती है। जो सचमुच विश्राँति है 
वह हाथ नहीं आती । जोवन आजन्म एक अविकल प्यास, 
बिलक्षण थकावट तथा अतोव परिश्रम बना रहता है। जहाँ 
आत्माकाही प्रेमसवंस्व स्थित है उस जगत्‌ में विश्रांति रहती 
है, वहीं रम जाती है और मनुष्य व्याकुल होकर ढूँढता फिरता 
रहता है । वृद्धि उसके अपने विलक्षण परिश्रम के कारण 
अत्यन्त दुःखी बन जाती है और चाहती भी है कि 
कोई चारा मिल जाय! उस निरर्थक परिश्रम के बाद 
सच्ची विश्रांति तथा शांति प्राप्त होनेके लिये उसके मनमें 
विचार निर्माण हो जाते हैं। उन विचारों को कुछ आधार, 
आश्रय, उपाय, गति, दर्शन आदिकी नितांत आवश्यकता 
उन्न होती है । वह चाहती भी है कि कुछ न कुछ उपाय 
py हो । इसप्रकार अब जो प्रयत्नशेथिल्य निर्माण हो जाता 
९ गूतनता की चाह हट जाती है और एकप्रकार अवसाद 
ते उदास भाव निर्माण हो जाता है तब संतसंग का सुयोग 
शत होनेक्रा मार्ग खुल जाता है । बुद्धिकी यह रुद्ध गतिही 
पतसंग की पूर्वपीठिका हो सकती है। ऐसी अवस्था में वह 
“हैं खूब समझती है कि जो भ्रम मैंने अनुभव किया, जो 
“चलता अपनायी तथा निरर्थक नूतनता की खोजमें घूमती 
ही बह प्रयास सथा अर्थशून्य, आमक, स्लातिप्रद हो गया 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२६०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


DIDS SS | 


है । अतः स्थिरता की लालसा निर्माण होती है। यहाँ संतसंग 
की प्रेरणा है । वह एक महत्त्वपूर्ण पाश्वंभूमि तैयार हो जाती 
है । अगर वह संतदशन मिल जाय तो फिर भूरेभटके बच्चे 
को माँ बाप मिलने जैसा आनन्द उसे हो जाता है। जीवनाधार 
शक्तिका स्रोतही संतोके रूपमें प्राप्त हो जाता है । चित्तकी 
विश्रांति का विश्रामधाम, मनःपूत शांतिका प्रशांत भाव 
संतोके रूपमें साक्षात्‌ अवतीर्ण है। परमोत्सुक बुद्धि को वहाँ . 
विश्वास पैदा हो जाता हैं। वह आतुर हो उठती है इस 
। देवोपम शांति के लिये, सुस्थिर आत्मनिष्ठा के लिये के 
संतोंसे इस संबंध में पूछा जाता है तब वे उत्तर देते हैं र 
यहाँ और कुछ महत्त्व का नहीं । पहले पहल उच देवद्विजोंको, 
श्रीगुरु की सेवामें लगे रहो । उनकी सेवाही सर्वार्थ स है। 
वहाँ चित्तकी चिरविश्वांति है। उसके लिये और उपायों की 
आवश्यकता बिलकुल नहीं | क्रिस प्रकार कहना, किस प्रकार 
सुनना, केसे बर्ताव, करना या उपचार, साधता, योर 
E आदिके बारेमें केवल शास्त्रबूद्धि का कौतुक करते रहै ki 
| कुछ अ नहीं | बुद्धि इसी चर्चा में फिर फॅसी रहती है। 
अतः वादो नावलम्बः। चर्चामें, बहस में शासंत्रकी हि 
धारणामें बहुतही थोडा है कि जिससे प्रत्यक्ष हाथमें क० * 
आता । अतः आवश्यक है कि देवतास्मरण किया जाय । 
` उसके ध्यान में रहे । देवतारूप श्रीगुरु का स्मरण, व 
ध्यान, सेवा, आज्ञापालन इसमें मस्त रहे । उन्हींके चरणों ल 
मन समपित हो, बुद्धिका निस्य अब यहीं स्थिर रहें। १ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (२६१) 


प्रत्यक्ष गमनागमन मनकी कोरी कल्पना है । उसे त्यागही देना 
चाहिये । केवल श्री भगवन्नामानुसंधान में रहनाही उचित है । 
उसका अखंड स्मरण होता रहे । वह नामानुसंधान, नामधारणा 
सचमुच सच्ची साधना है, वही योग है, वही यज्ञ है उपासना 
है और सबकुछ है। जहाँ अहंभाव है वहाँ कष्ट है ही । 
देहस्थित अहंता देह को, देहबुद्धि को तथा देहात्मजीवन को 
सर्वथा व्याकुल बना देती है । अतः जब बुद्धि श्रीचरणों में 
भटकी रहती है, वहाँ संलग्न होकर श्रीका अखंड नामानुसंधान 
करने में एकाग्र रहती है तब श्री गुरुदेव के द्वारा यह सबकुछ 
पहजसुलभं, आत्यंतिक आसान हो जाता है | चित्तको उनके 
शरा शाँतताकी, स्थिरता की मुहरसी लगायी जाती है । 
मन प्रसन्न तथा प्रसादयुक्त हो जाता है | वहीं आत्मबल का 
उद्गम है, तेजकी संपन्नता है तथा स्थिरता की नित्यनूतन 
भाभा है | वहाँ उस मनुष्य की आक्ृति सचमुच तेजोरूप, 
गात्मबलसंपन्न तथा प्रशांत भावसे ओतप्रोत दीख पडती है । 
विरवित का आविर्भाव हो जाता है। वह विवेके को वरण 
मरती है । ज्ञानतरणी की माला पहनाती है। विवेक तथा 
र क्ति के अनुराग का मंगलमय शुंगार जीवन में आल्हाद, 
त्साह तथा विलास की वृष्टि . करता है । उनके विलास में 
विरवित का अनुराग आँखोंमें तथा गालोंपर व्यक्त हो जाता 
। श्रम सवेस्व का वह आत्मीय दर्शन सहजही नामस्थैये का 
लि । Cie धारणा वहाँ अनायास नियमनरूप हो 
। प्रयत्न किये बगेर जीवन योगयुक्त नि३चल तपस्यामें 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२६२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधितो 


मग्न रहता है। वहाँ जीव प्रेमहप आनन्द की हिलोरे लेता 

हुआ आत्मरूप, आत्मक्रीड हो जाता है। जीवशिव की 

एकात्मता वहाँ अनुभूत है | दोनों का सामरस्य प्रेमकी 

चरमानभति का परिचायक है | वहाँ अपनेपन की भावनाही 

नहीं, प्रत्यक्ष अपनापा साकार है। उसमें आनन्दसमुद्र की 

लहरें उमडती रहती हैं जहाँ जीवन आनन्द से सुस्वात हो 

जाता है। उसका जीवनही आनन्दधाम बचा । वहाँ दिव्यता 

है, देवताभाव है और विरक्ति को वेराग्यरूप घरमें आश्रय 

प्राप्त हो चुक्रा है । कणकण में बिरक्ति का परिणामक्षम र्म 

| होनेके कारण वियोग की भाषाही नहीं रही । सवर्थव 

आत्मानृशक्ति होनेसे वहाँ भक्ति है, विभक्ति नहीं, अ 

है आसक्ति नहीं, विराग है विकार नहीं, योग है वियोग नहीं | 

विरागही आत्मोयता में अधिष्ठित होनेसे वहाँ एक असीम 

आनन्द ही ओतप्रोत है, केवल आनन्द है। जीव स 

शिवरूप होकर धन्यता के गीत गाया करता है । जीवन की 

सफलता का वह आनन्दगीत स्वर स्वरमें आत्मीयता की तार्ष 

है । शब्द शाब्दमें उस अनुभूति का चरम प्रत्यय गुंज उठता है | 

वहाँ धन्यता साकार है। श्रीगुरु का साम रस्ययोग संपन्न है. 

यज्ञयुरुषका ही वह नारायणरूप तेजोमय दर्शन ही वहाँ ज 

है । वहो राघवराम है। इसी प्रकार ये अक्षरातुभवकी, a 

सफलता की बातें प्रसंववशात्‌ तुझसे कही गयी है । तेरा 
भाव, तेरो देव निष्ठा तथा सर्वगुणसंपन्न भवित से का i 
प्रेमको पुकार सका । उसके प्रतिसादरूप, केवल प्रेमवश ठो त 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


F 


अष्याय ४ंथा (२६३) 


ही इन्हींका वक्तव्य हुआ | और क्या ? ॥१५४-१५५॥ 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्सजान्‌विद्धि तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा बिमोक्ष्यसे ।।३२।। 


अर्थ :- एवं बहुविध यज्ञ श्रीब्रह्माजी के मुखसे विस्तार 
पा गये | वे सभी कमंजा-कमंसे उत्पन्न हुए कमफल हैं | यह 
जानकर तू कमसे मुकत होगा । 
ऐसे बहुतेपरि अनेक । जे सांगितले तुज याग । 
ते विस्तारूनि वेद चांग | म्हणिले आहाति ।। १५६ 
परि तेणें विस्तारें काय करावें । 
हेचि कमंसिद्धि जाणावें । 
येतुलेनि कमंबंध स्वभावें । पावेल ना ॥ १५७।। 


अर्थ :- विविध प्रकार के ये यज्ञ तुझे बतलाये हैं | वेदोंने 
उनको विस्तारपुर्वक अच्छा कहा है । 

कितु उनके विस्तार से क्या लाभ ? क्योंकि ये सभी 
भभेमूलक हैं । यहो जानकर कर्मबंध से व्यक्ति दूर रहेगा । 


व्याख्या :- बात स्पष्ट है कि यज्ञोंके विविध प्रकार 
नतछाये गये हैं । उनकी अपनी स्थिति है, तथा वे सभी अपने 
म परिपूर्णं तथा अच्छे भी हैं । उनका अनेकत्व उनके अपने 
फेके स्वरूप में है । उनकी अनेकविधता ओझल करते हुए 
हेम उनकी एकता का प्रत्ययही कर लेना उचित है | उन सभी 
उदवस्य वस्तुतः आत्मप्रकाशन है । अतः उनके बाहरी 
विधिविधान तथा अनेकविधता में चकराना अनुचित है। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२६४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


हमारी विद्यमानता कमंवंधों के कारण पराभूतसी हो जाती 
है । वहाँ कर्मबंधका प्रभावकारी अमल है। वह हट जाना 
आवश्यक है | यद्यपि अनुष्ठान में इस बंधको दूर करनेकाही 
प्रयास है । किसी भी हालत में हमें कर्मोके कारण पराभूत 
होना अनुचित है । उसके चवकर में फंसना सर्वथा कष्टकारी 
है। अतः आवश्यक है कि यह कर्मबिस्तार किस प्रकार 
सिकुडा जाय । उसका संकोच करने के लिये, उसका उपशम 
कराना आवश्यक होता है कर्मसंकोच के साथ उसका उपशम 
| भी होता रहे फिर कर्मबंध शिथिल हो जायेंगे । उनकी 
| कडाई कम होगी । और जब वह बंध सवंथा शमरूप हो जाय 
तो फिर वहाँ उसकी प्रसन्नता देवताभावको ही अपनायेगी । 
वहाँ देवत्व स्थिर होगा । वह कमं देवताभाव से ओतप्रोत 
हो जानेसे सफल हो जाता है। मानो मनौतिं परिपुण हुई 
हो । कर्मकी बाधा हट जाती है। कमही प्रसन्न हुआ फिर 
कमी किस वात की? वहाँ देव देवताबलयुकत है, सेवा 
एकप्रकार मनौती का प्रसाद, और प्रकृति मायबंधसे विमुक्त 
एक सहजस्वाभाविक आविष्कार है । सबंत्र देवत्व का भ 
है, इच्छाका सत्त्वयुक्त सफल दशेन है। इच्छाकी देववर ही 
परिणति हो जाती है । और देवत्व का दूजापनही न रहे 
से वहाँ वह सर्वथा सिद्ध, वितामणीरूप, कामधेनु के समी 
फलद्र.प हो सकती है। एक देवताभाव के सिवा यतर प 
सवंत्र और कुछ न होनेसे जो कुछ अपेक्षित है वह सिंही है ! 
अतः देवताप्रसाद भी अनायास सुलभ है। श्रीत्रह्माजी ग | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


{ 
| 
|, 
| 


अध्याय डया (२६५) 


अपने मुँहसे इस वेदोनारायण के बारेमें जो कुछ ` कहा. है, वे 
सभी यज्ञ याग वस्तुतः कर्मोंसेही उत्पन्न हुए हैं| वेदोंके द्वारा 
इन्हीं यज्ञोंको अच्छा कहा गया है । साथही ये यज्ञकर्म स्वयंसिद्ध 
होनेसे उनके द्वारा सफलता स्वाभाविक है। उनकी अनेकता 
एकताको ही परिपुष्ट करती है, स्थिरता लाती है । अतः वही 
एक विशेषरूपसे कतंव्य है ।।१५६- १५७॥ 

श्रेयारद्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप । 

सर्व कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ।।३३।। 


अर्थ :- हे शत्रुतापन ! द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है | 
क्यों कि हे पार्थं ! सभी कर्म अन्तमें ज्ञानमें विलीन होते हैं । 
अर्जूना वेद जयाचें मूळ । जें क्रियाविशेष स्थूळ । 
जया नव्हाळियेचें फळ । स्वर्गसुख ।।१५८॥। 


अर्थे :- हे अर्जुन ! जिन यज्ञोंका मूल वस्तुतः वेद, उनमें 
वाह्याचार-क्रियाकमं का प्राधान्य है और जिनकी अपूर्वता 
संमुख में परिणत होतेमें है-। 
व्याख्या :- यज्ञानुष्ठान के द्वारा वही सूद्ष्मातिसूक्ष्म अक्षर 
पतव ज्ञानमें प्रतिष्ठित होता है । ज्ञानसंवेदन के रूपमें उसकी 
रतीति आ जाती है । जीवन का जो सही पुरुषार्थं उसे प्राप्त 
$रने से वहाँ आत्मरूपा प्रीति प्रकट हो जाती है.। उसका 
अपना महात्म्य वहाँ स्थिर हो जाता है । प्रीतिकी .बातही यह 
कि बह देवीदेवताओं को अतिप्रिय बना देती है । जीवन में 
तिका अधिष्ठान प्राप्त "हो जानेके कारण उसमें सर्वत्र 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२६६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


देवताभावही जागृत होता है । इस देहकी अण्रेणुओं में उस 
वेदाक्षर संवेदन के द्वारा परमकल्याणकारी प्रेमकाही उदय हो 
जाता है। वहीं उस आत्मरूप प्रीतिका प्रकाश फेल जाता है। 
वहाँ यज्ञकी स्थूल क्रियाओं सूक्ष्म अनुभूति में परिणतसी होती 
हैं । उन्हें एक अपूवं रंग प्राप्त होता है जिससे वह प्रम मनुष्य 
देहकी सीमाको, लाँघकर समष्टि में व्याप्त हो जाता है 
अतः उसकी महत्ता भी बढती है साथही वहाँ एक अपूव 
मोहन, अननभत आकर्षण पंदा हो जाता है जो मनका सवथा 
प्रसन्न रखते हुए अन्तर्बाह्य जोवन आनन्दमय, लावण्यरूप बता 
देता है । जीवन में कुछ कमी नहीं रहती । बाह्यविधि विधानां 
का भी वहाँ सत्कारपूर्वक आदर हो जानेसे तथा अनुष्ठान हैं 
जानेसे वे सबोंके द्वारा अनष्ठित हाते हैं और एक आदश भी 
उपस्थित रहता है। आत्मबोधसंपन्नता के कारण ये त्रिया५ 
अपूर्व लावष्यवतो होकर महत्‌ दानकां महापुण्य वहीं स्थिर 
है । मक्तात्मा का चित्तहो मानो जीवन का सारसवस्त 
[ अपनाकर आनन्दविभोर हो जाता हो। वहाँ स्वगसुखे अपौ 
सुखमयता का अनुभव करता रहा हो | १५८।। , 
ते द्रव्यादि याग कीर होति । 
परि ज्ञानयज्ञाचि सरि न पवति | 
जेसी तारा तेज संपत्ति । दितकरापासि ।। १५९।। 
देखें परमात्म सुखनिधान । साधावया योगिजत | 
जें न विसंवति अंजन । उन्मेष नेंत्रिचें ॥। १६०॥ 
अर्थे :- द्रव्य यज्ञादि यज्ञ, - यज्ञही हैं कितु ज्ञान पर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (२६७) 


उनको तुलना नहीं हो सकती । नक्षत्र ताराओं का प्रकाश 
ूर्थं के सामने क्या विशेष है ? 

परमात्मसुख का निधान प्राप्त करने के लिये योगीजन 
उन्मेष नंत्रोंमें ज्ञानांजन डालने में कभी भूल नहीं करते । 

यास्या :- ्रव्यादिट्टारा किये जानेवाले यज्ञ यज्ञही हैं, कितु 
उनका तुळना ज्ञानयज्ञसे कदापि नहीं हो सकती । उनकी ज्ञानयज्ञ 
के साथ बराबरी भी असंभव है । उन यज्ञों की महत्ता कुछ कम 
नहीं, उनके उद्देश्य की एक मर्यादा है | उनके अपने विविध 
उहश हो सकते हैं तथा उनका अपना एक 'काम' भी है। सभी 
यज्ञों में उहेश की एकरूपता होने पर भी विधि विधान तथा 
Wisi के हेतु बाह्यतः विभिन्न हो सकते हैं । अतः उन अन्य 
पं में केवल ज्ञान की अभीप्सा नहीं । उनका उद्देश केवल 
गान नहीं रहता । अतः जो ज्ञानयज्ञ है उसमें इस प्रकार ज्ञान 
के सिवा और कुछ भी नहीं । द्रव्यादि यज्ञं में ज्ञानके अतिरिक्त 
जो ऊुछ अधिक है, उसके कारण वे कुछ आढ्य, तथा अमर्याद 
प बन जाते हैं | ज्ञानयज्ञ की स्थिति बिलकुल अलग है | उससे 
जा ज्ञानसंतपंण हो जाता है, जो ज्ञानदान होता है वह संथा 
भरव रहता है। जिसे प्राप्त करने में बुद्धि सर्वथा असमर्थ 
९हती है उस आत्मज्ञान की मौलिक संवेदना उस ज्ञानयज्ञ में 
'हेजसिद्ध हो जाती है। उसका अनुष्ठान बुढिकी क्षमता का 
गे कराने को है। वहाँ बोधही मानों बोधव्य के साथ मूर्त 
३. यज्ञस्थित हो गया । उसके बारेमें कुछ कहना असंभव 
९ | वह अनुभूति अनिवंचत्तीय है । वहाँ जो कुछ है, जो शब्द, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


४ renee 


(२६८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनो 


अक्षर या और कुछ वह्‌ वस्तुतः केवल ज्ञानही, जिसका केवल 
संवेदन है, शब्द नहीं, वबतव्य नहीं । एसो स्थिति में सहजता 
अकस्मात्‌ सृस्थिर हो जाती है, इसमें आइचर्यही कया ! मानो 
देवही देवतारूप हो गया । आकाश में ग्रह, तारका तथा 
नक्षत्र भी हैं । उनके पास तेज है, प्रकाश है । तेज के ंबंधमं 
प्रकाश के वारेमे उनकी उपमा दी जाती है। कितु तेजकी 
बात देखी जाय तो उनका संपूर्ण तेज भगवान्‌ श्री सूर्यनारायण 
के सामने न के बराबर है। ग्रहनक्षत्रों के पास यह तेजोराशी 
नहीं । उनकी तेजसंपदा उस दिननाथ दिनकर के तेजका एक 
अंश, एक किरणमात्र है । उनकी प्रकाशमानता श्री सुर्यनारायण 
कीही है। अतः उनका तेज एक प्रकार सू भगवानका हीं 
रूप है । यह ज्ञानसूर्य अत्यन्तं संपन्न तेजोराशी है, उ 
प्रकाश पाकरही शशीदीप या दीपिकातारका प्रकाशित हाती 
हैं। उन्होंते इसीलिये श्रीसूम को अपने ही सान्निध्य मे रा 
है, या यों कहें कि वे उसके सान्निध्य में हैं । अतः उन्हें सहजहां 
वह प्रकाशरूपता प्राप्त हो सकी । वहाँ सम्पत्ति है तर 
|| प्रकाश की। कितु उसका स्वामी सूर्थनारायण है । ख 
h सन्निध रहनेसे ही लोहचुंबक के द्वारा जिस प्रकार लोह श 
होता है उस प्रकार वह संपत्ति इन सभी शशी, ताराओं क 
आकृष्ट सी करती है । मतलब स्पष्ट है कि विविध प्रकार 
जके द्वारा बिविध कामनाओं की सफलता देखी जाती है। 
उनकी अपनी अलग सत्ता दीख पडती है, परन्ठु सही रे 
अलग है । वह तो एक ज्ञान यज्ञही है कि जो उन सभी यी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (२६९) 


अन्तःस्तल में सुस्थित है। उन्हें प्रेरणा, गति तथा प्रसाद से 
संपन्न करता हुआ अपनी ज्ञानशक्ति से विद्यमान है। सभी 
यज्ञोंका अन्ततः तथा अन्तस्थ उद्देश इसी ज्ञानरूप संवेदन पर 
स्थिर है । ज्ञानयज्ञ मानो सूर्यभगवान्‌ के समान है जहाँ अन्य 
यज्ञ ग्रह, नक्षत्र, तारकाओं के .समान । यज्ञके द्वारा, पुरुषार्थ 
सिद्धि मह्त्व की मानी जाती है । विविधता के कारण यज्ञोंके 
उहदष्ट में कुछ मर्यादासी बनी रहती है किन्तु ज्ञानयज्ञही एक 
ऐसा है जो केवल पुरुषार्थका, पुरुषत्व के ज्ञान का, तथा 
योगानुभवका हो उपासक है । अतः वहो सवंश्रेष्ठ मानां जाता 
है। पुरुष का स्वभाव ज्ञान है। प्रकृति तो मूलतः जडही 
मानी जाती है । जब पुरुषार्थ प्राप्तिमें प्रकृति साम्यता अपनाती 
है तव वह त्रिगुणातीत “ पुरुष” तत्त्व अपने ज्ञानविलास से 
समूचे जीवन में अभूतपूर्व उजियाला पंदा करता है। वहाँ 
- उर्ष के संगी होकर प्रकृति भी ज्ञानरूपसी हो जाती है । वह 
अपने को पुरुषलक्षणयुक्त बना देती है । मनुष्य का अपनी 
देह पर जो प्रेम है वह इस साक्षात्कार के पश्चात्‌ देहसे भो 
विशाल विश्वव्याप्त हो जाता है । अतः वहाँ उसकी देहात्मकता 
पे होकर आत्मनिष्ठाही प्रकट होती है । वहाँ देहके व्यापार, 
निया, कमं आदिमें विनय की पराकाष्ठा है, परमात्मदशेन के 
शरण नम्रता है, तथा श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में 
'वे्मपंण की भावना है । उसको केवल सदासवेदा वन्दनही 
| यह्‌ नमन, विनय तथा मर्यादा के कारण वहाँ प्रेम 
भेशुद्भृतता के कारण योग्यता को प्राप्त हो गय़ा। बह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२७० ) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


पुरुषतत्त्व, प्रकृति तथा यह देह सबकुछ इस उदात्त निष्ठामें 
एक प्रेमके सिवा और कुछ नहीं रहे। वहाँ नमन है मर्यादा । 
मर्यादा की अपनो माधुरी है, विशेषता है। वह अनुभव करते हुए, 
उसका आस्वाद लेते हुए जीवन के सामरस्य का विधि विधान 
परिपुष्ट बनाते रहे। वहाँ जीवभाव शिवरूप है । शिवत्व 
ज्ञानरूप है। ज्ञान प्रेमकी पीठिक्रा है। उनके सामरस्य का 
सारसर्वस्व जो अननुभूत रसोत्कषं है, वह अमृतस्वरूप है | 
उसीमें मानवजीवन की सफलता, सांगता तथा संगति है।. 
वहाँ अक्षरत्व नामरूपात्मक होकर बहुविधता का लुभावना 
सौंदर्यं तथा विलास प्रकट करता है। उसकी संमीपता 
देवदुलंभसी हो जाती है । किंतु ज्ञानांजन के द्वारा जिनके 
नेत्रोंमे नया नया उन्मेष प्राप्त हुआ है। उन्हें वह बिलकुल 
समीप है | उनके अन्तर में स्थित है | उन्हें वह आत्मसुख- 

निधानही है । परमसुख का परमोत्कषं उन्होंने पाया है । 
॥१५९-१६०॥ 
जे धांवतया कर्माचि लाणि । नैष्कर्म्यं बोधाचि खाणी। 

जे भुकेलियाची धणि । साधनांची ।।१६१। 
अर्थ :- गतिमान कर्मकी वह अन्तिम स्थिति है, विश्रांति 
स्थान है, नेष्कम्यं बोधकी खान (निधि) है । सुखके लिये प्रयत्न 
करनेवालों को प्राप्त साधनाओं की वह तृप्ति है । 

व्याख्या :- यह्‌ आत्मप्रकाशन सोनेमें सुगंध के समान हैं | 
सुवर्णही अपने पैरों घर आया । यह ज्ञानयज्ञ मानो सूर्ये है | 
उसके समान तेजस्वी, प्रकाशक, ज्ञानदाता तथा नियंता हैं | 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डेथा (२७१) 


वही सच्ची संपदा है । जिन्होंने उसको अपनाया, उनके कत॑व्य- 
कर्म सवंथा सफल हुए। अब कर्तव्य, साधना, तप आदिकी 
आवश्यकताही नहीं रही । सभी साधनाओं के कर्म यहाँ तृप्त 
हुए, सफल हुए । अत्र कर्मोक्रा विस्तार नहीं, उनका संकोचही 
होता है। उन्हें अब एक प्रकार नित्यतुप्ति के कारण विश्राँति 
प्राप्त हो गयी । वहाँ नेष्करम्यं स्वभावसिद्ध है तथा 'बोध' का 
आगरही सबको सुख देता रहा है । जो केवल साधनाका ही 
पीछा करते रहे, जिन्हें साध्यका पता तक नहीं चला और जो 
इते ज्ञान प्राप्ति के लिये मानो भूखे रहे हैं, अतः केवल 
साधनाओं में ही अटके हैं उनको भी यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ 
और वे विश्वांत हो सकते । उनकी साधना का सत्कार हुआ 
और वे विश्रांति तथा शांति का अनुभव करते रहे ॥॥१६१॥ 

जेथ प्रवृत्ति पांगुळ झाली । तर्काचि दिठि गेली । 

जणें इन्द्रिये विसर । विषयसंग ।।१६२।। 

अर्थ :- जहाँ प्रवृत्ति पंगू बन गई, तर्केदृष्टि नष्ट होनेके 

“रण इन्द्रिय विषयों का संग भूल गये । 


व्याख्या :- जहां ज्ञान है वहाँ कर्म की सत्ता नहीं | वहां 
न नेष्करम्यभाव ही है । क्मोमें प्रवृत्ति होती है केवल ज्ञान 
चयि | प्रवृत्ति का स्वभावही कमोंमें प्रवृत्त करने का है । 
उसके द्वारा प्रवृत्तियोग, कर्मयोग सिद्ध हो जाता है । कमयोग 
` पीधना नेष्कम्यं प्राप्त होनेपर सफल है। नैष्कर्म्य सिद्धि 
* पश्चात्‌ आत्मबोध का प्रकाश फेल जाता है । कमयोग के 
“र अनेकविध साधनाओं का प्रयास जो करते रहते हैं, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२७२) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


उन्हें नैष्कम्य सिद्धि के कारण तथा आत्मानृभूति के बाद 
उनका प्रयत्न निरर्थक सा लगता है । वहाँ प्रवृत्ति अपंग हुई । 
ज्ञेयरूप ज्ञानकी पराकाष्ठा जीवन में परमशांति का स्रोता है। 
उसकी उपलब्धि के अनन्तर वृत्ति पूर्णतया ज्ञानरूप हो जाती 
है। फिर वहाँ प्रबुत्तिका तथा कर्मोका बोझ कौन उठायेगा ! 
वहाँ तर्ककी भी जरूरी नहीं । तकंसे अनुमान हो सकता है। 
जहाँ वसतु प्रत्यक्ष है वहाँ तकं की बिलकुल आवश्यकता नहीं 
रहती । आत्मज्ञान जहाँ प्रत्यक्ष है, इसी देहमें जो साकार है 
उसके लिये तर्कद्वारा क्या साध्य है? तर्कं का आधारही यहाँ 
नष्ट हुआ। उन्होंने उस ज्ञानरूपको, उसके अक्षरडप 
नाममहात्म्य को इसी देहमें अपनाया, अनुभव किया | अव 
इन्द्रियों के कर्म, उनका विषयसंग तथा उनकी वासना, 
विकार कुछ नहीं रहा । वहाँ 'बिषयसंग की थकावट नी 
अहन्ता का अस्तित्व नहीं तथा चंचलता तो हैही नहीं । 
इन्द्रियों को इन सभी बातोंका पूरा विस्मरण होगया ॥१ ६२! | 
मनाचें मनपण गेलें । जेथ बोलाचें बोलकेपण ठेलें | 
जयामाजि सापडलें । ज्ञेय दिसे ।। १६३॥।। 
अर्थे :- मनका मनरूप नष्ट हुआ, शब्द का डब्दत्व पि 
रहा । अब तो ब्रह्मवस्लु प्राप्त हुई सी सर्वत्र प्रतीत होती है ; 
व्याख्या :- मनकी जो चंचलता है वह अब निद्चिलतीर्म 
स्थिरतामें परिवर्तित हुई । परमात्मभाव की उपलब्धि पराति 
हो जानेसे उनके सारे संकल्प, विकल्प, विकार, वासी 
नष्ट हो गये । वह अब उस अमर तत्त्व का ज्ञाता द 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ढया (२७३) 


“इन्द्रियाणां मनश्चास्मि’ होकर अपनी गुछता का प्रत्यय 
दिलाता रहा । उसका स्वभावही बदल गया । उसका मनपन 
न रहकर वह अमनीभाव को प्राप्त हो गया । अत्यन्त श्रेष्ठ 
अनुभव के कारण वहू अब भीष्मपितामह के समान आदर 
तथा सन्मान का अधिकारी हो गया । देवाधिदेव की धारणा 
उसमें निहित हो गयी । उसकी वाणी जो केवल बोळनाही 
पसन्द करनी थी, अब निःस्तब्ध हो गयी | मौन हो गयी । 
उसकी मुखरता अब नहीं रही | ब्रह्मवस्तु की उपलब्धि के 
कारण वह अन्तर में विलीन हो गयी, और उसमें डूबकर 
केवल ब्रह्मानृभूति के विचार में निमग्न रह गयी । वस्तु का 
ज्ञान हो जानेके कारण, उसका अपना ज्ञेय उसे प्राप्त होनके 
कारण उसे सबकुछ प्राप्त होगया | और इसीलिये वह मौन 
हो गयी ।। १६३॥ 
जेथ वैराग्याचा पांग फिटे । विवेकाचाहि सोस तुटे । 
जेथ न पाहतां सहज भेटें । आपणपे ।। १६४॥। 
अर्थे :- वहाँ वेराग्य के श्रम परिहरित हुए । विवेक की 
वांछा तक न रही । यहाँ अनायास अपने आपको, न देखते 
हुए भो दिखाई देता है । 
व्याख्या :- परमार्थं में वेराग्य की स्तुति की जाती है। 
मेह एक ऐसा साथी है जो जीवनभर योग देता है। उसके 
शरा जीवन के यच्चयावत्‌ लोभ, मोह, विकार आदिसे सर्वथा 
निरन्त निर्माण होती है । जहाँ अहंता है वहाँ ममता जरूर 
। ममत्व के कारण इच्छा, द्वेष, लोभ, मत्सरादि विकार 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२७४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


AAA AS 
AS 


जरूर रहते हैं । यह्‌ ममता जब आत्मनिष्ठ तथा आत्मीय हो 
जाती है तब वेराग्य का कार्य परिपूर्ण हो जाता है। इस 
ममत्व का जो विस्तार, जो व्याप है वह आत्मीयता में लीन 
हो जाता है। वेराग्य के ही द्वारा अत्यन्त परिश्रम के बाद 
मनोलय संभव होता है। वहाँ अक्षरत्व का विवेक के साथ 
स्नेह पदा होता है। अक्षर का सांगाती बनकर विवेक 
जीवनभर उप्तके योगमें रहता है। उसे अन्य किसीभी वातकी 
जरूरी नहीं रहती । वह अन्य बातोंकी ओर सवथा दुलक्ष 
करता है । उसकी इच्छाही नहीं रही । विवेक को वेराग्य के 
कारण जो अनुपमेय वस्तु उपलब्ध हुई है, उससे उसे अपनी 
गरिमा का प्रत्यय सहजही,आता है । उसके गुरुत्वकी महिमा 
सवंत्र विस्तार पाती है। विवेक तथा वैराग्य दोचोंकी भी 
सुविधा रही कि उन्हें अपने योग्य उपलब्धि हो सकी । ज्ीबकी 
परमप्रिय सखी विरक्ति का सख्य यहाँ अनुभूत है । उन्‍्हींके 
द्वारा मनुष्यत्व की उपाधि, मनुष्यस्वभाव की विकारवशरती, 
उसके जीवन की थकावट, श्रम, क्षोभ आदिका साक्षात्‌ 
अनुभव करने के कारण, वे श्रीगुरु के चरणों में एक प्रक 
विनन्तीही करते रहे । उस विनन्तिका ही यह कायं सफलता 
के रूपमें-वस्तुकी उपलब्धि में सिद्ध है। यहाँ कतंव्यही ३7 
हो गया । श्रीगुरुस की गयी यह विनंति सवथा संतोषध्रद है । 


वरही एक ऐसे हैं जो जीवभाव को रिवरूपता दिला संकते हैं । 


श्रीगुरु का प्रसाद इसप्रकार जिसे प्राप्त हुआ, उह 
प्रसन्नताही स्वयं मिलने आयी । ज्ञानळालसा अब विशि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था ; ( २७५) 


हई । लालसा तो रहो नहीं किलु ज्ञानमात्र पाया गया | हम 
अपनेको ही मिल गये । हमें अपनापा, आत्मीयता प्राप्त हो 
सकी । यहाँ ब्रह्मही ब्रह्मसे मिल गया । जीव शिवस्वरूप हो 
गया । सहजसुख की उपलब्धि है। इस जगत में ये ज्ञानरूप 
पंत प्रकाश को फॅलाते हुए रातका घनांधःकार दूर करते हैं । 
उनके द्वारा जीवन का व्यामोह हट जाता है, तिमिर का दोष 
दूर होता है दिन का प्रकाश इस ज्ञानसूर्य के कारण है। 
रातमें भी दिन जसा प्रकाश इस ज्ञानदीप का ही है। जीवन 
की दिनरात यथार्थता उपलब्ध कराने के लिए संतोके सिवा 
और मार्गे नहीं । नेत्रोंमें उन्हींके द्वारा ज्ञानांजन डाला जाता 
है । फिर येही नेत्र ज्ञाननेत्र हो जाते हैं और उनकी तेजोमयता 
जीवनभर प्रकाश फैलाती है। दिनकरनाथ श्री भगवान्‌ सूयं- 
गरायणही एक तेजोराशी है ज्ञानराशी है। उसके पास सकलज्ञान 
की संभार है। दिव्यनेत्रों का दान उसके द्वारा ही दिया जाता है । 
ज दिव्यनेत्रों के कारण अज्ञानांधःकार नहीं रहता | वहाँ दिन 
रित है, प्रकाश फेला हुआ है । वहाँ एक दीप-ज्ञानरूपदीप- 
“ज्वलित है। उसकी अखंड तेजोमय दीप्ति सूर्यके समान 
पमोराशीका, अज्ञानका विनाश करती है। यह ज्ञान यज्ञका 
ह । वहाँ ज्ञानसूयं उदित है। संतोंकी महत्ता इसीमें 
हेकि इस परमश्रेष्ठ उपाधि को प्राप्तक होगये हैं । वे स्वयं 
i यज्ञस्वरूप हैं । उनके हारा यह ज्ञानयज्ञ योग्यता 
पे । उनके पास संपत्ति है i । वे सूयंके समान 
» तथा ज्ञानसंपन्न है। यों कहें कि वे ही दिनकर का 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 
| 
| 
\ 
| 


(२७६) श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनी 


AAAS 


साक्षात्‌ वास्तव्यस्थान है। उनकी महान्‌ विभूति, अगाध 
तेजोराशी तथा अथाह ज्ञानसंपदा सर्वथा अतुलनीय है । वे 
केवळ ज्ञानरूप ही होनेके कारण, प्रत्यक्ष सूर्य भगवान द्वारा उन्हीं 
के पास ज्ञानकी तेजोराशो निक्षिप्त है। परमगृह्य ज्ञानस्रोत 
की अखंडता उनके चरणों में स्थिर है । ज्ञानही उनको संपदा । 
गायत्री का साक्षात स्मरण उन्हीं के रूपोंमें हैं। यज्ञपति का 
साक्षात वास्तव्य उनके यहाँ होनेके कारण उतकी महती 
अवर्णनीय है । संतस्वरूप का महिमान वणन करन के लिये 
उनके सिवा और कौन योग्य है ? संतही संभव हो वर्णन करेगे 
और कोई नहीं । ज्ञानका प्रत्यक्ष साक्षात्कार उच्हींके रूपम 
देखा जाता है, अनुभव किया जाता है । जो ज्ञानेच्छु हैं, उन्हे 
उनकीही सेवामें प्राप्त होगा | वे दिनरूप प्रकाश के नव है! 
उपनेत्रोंकी दिव्यता का उगम उनकी तेजस्विता है । देवाधिदेवो 
का देवतास्वरूप तथा केवल ज्ञान वे ही हैं ।। १६४।। 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रहनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः ।।२४।। 


अथ :- वह ज्ञान नञ्चता से प्राप्त कर ले । प्रश्नद्वारा 
तथा सेवा करने पर तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुझे उसका उपदेश करेंगे | 


तें ज्ञान पैं गा बरवें । जन्हि मनि आथि जाणावें । 
तर्हि संतातें भजावें। सबस्वेंसि ॥ १६।। 


जो ज्ञानाचा कुरठा । तेथ सेवा हा दारिवटा । 
तो स्वाधीन करि सुभटा । वोळगोनि ।। १६६।। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डथा (२७७) 


तरि तनु मन जिवें । चरणासि लागावें । 
आणि अग॒वंता करावें । दास्य सकळ ।।१६७।। 

अथ :- अगर उस भले ज्ञान को जानने की कांक्षा हो तो 
आवश्यक है कि अपने स्स्व के द्वारा संतोंकी सेवा करे । 

संत ही ज्ञानका घर है, वहाँ सेवाभाव अन्दर जानेका 
मागे- द्वार-है । अतः हे सुभट, संतोंको अपनाने की चेष्टा कर। 

इसलिये तनु मन तथा प्राणोंसे बिलकुल निर्गवं भावसे- 
निरहंक्रारतासे-उनकी सकल चरण सेवा करें । 

व्याख्या :- ज्ञानही सर्वोत्तम है। उसकी तुलना अन्य 
किसीसे नहीं हो सकती । जीबन का चरमलक्ष्य ज्ञान पाना ही 
है | अज्ञानी को किस प्रकार सफलता प्राप्त होगी ? अतः 
शानकी इच्छा पुरुषार्थ की इच्छा है । अगर ज्ञात प्राप्त करने 
की तेरी इच्छा है तो आवश्यक है कि तू इन संतों को सर्वस्वी 
अपना बना ले । उनके अन्तर में तुम्हारे संबंध में आत्मीयता 
निर्माण हो । ज्ञानका उपदेश होना कोई आसान बात नहीं । 
कितु संतोकी वह क्षमता है कि जो ज्ञानामृत का दान सहज 
आसानि से करायेंगे । ज्ञान को इच्छा हो तो सवंथा संतोंकी 
सेवा करना यही एकमेव मार्ग है । नान्यः पंथः । अपने घरमें 
उस ज्ञानका आश्रय होनेके लिये, उनकीही शरणमें जाना 
चाहिये । श्ीगुर्काही आधार सफल होगा | और कोई नहीं 
* जो इस अनन्यसाधारण ज्ञान का दान कर सकेगा । श्रीगुरु 
गि आधार प्राप्त होनेके लिये सेवाविधान का स्वीकार 
अत्यावश्यक है | श्रीगुरु ज्ञानका साक्षात्‌ गृह है, निवास है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२७८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


वहाँ सेवाविधान उस निवास में प्रवेश करने का द्वार है। वहाँ 
का प्रवेश चतुविध मुक्तिका सोपान प्राप्त करना है | उनकी 
सेवा, उनके द्वारपर वास्तव्य भी महान्‌ योग्यता दिला सकता 
है । मुक्तिकाही वह प्रवेशद्टार है । वहीं वह महत्‌ सेवन है, 
महत्‌ की सेवा है। अतः सत्संग तथा संतोकी सेवा आत्मीयता 
से अपनायी जाय । उन्हें उपास्य माना जाय । हे अजून ! तुम्हें 
चाहिये कि तुम्हारा 'सवंस्व', संपूर्ण 'व्यक्तिमत्व' उच्हीके 
चरणों में अपंण करो । उससे ही वह ज्ञानामृत प्राप्त हो सकेगा। 
पृथक्‌ सत्ता रखकर किसीने भी ज्ञानको नहीं पाया। अहता 
ज्ञानके लिये निःसंदेह वाधक है। अतः आवश्यक है कि अहंताको, 
अपनी पृथक्‌ सत्ताको, अपने व्यक्तिमत्वको ही श्रीचरणों में 
समर्पित कर देना उचित है। संपूर्ण समर्पण में सामरस्य, 
आत्मानृभूति है, ज्ञानकी उपलब्धि है, जीवन की सफलता 
तथा संपन्नता है | उसमें विलीन होनेपर ज्ञानोदय है। दिव्य 
जीबन का विलास है । वह ज्ञानरूप मातृका उस परमभ्रम म 
अमृत पिलाती हैं । प्रेमकाही एक प्रभाव है कि जो सवसव 
विलीत कराने में समर्थं है । वहाँ उस सवंसाक्षीरूप श्रीगु के 
चरणों में प्रेमसे समापित हो जाओ । फिर उब्हींकी कृपासे 
ज्ञानामृत का योग संपन्न होगा । तनसे, मनसे तथा जीवभाव 
की संपूणे आत्मीयता के साथ उनकी सेवा होनी चार्हिए । 
वहाँ कहीं भी संदेह न हो । जी चुराना नहीं । मनकी निरति 
श्रद्धा तथा पूरी आस्थासे उनके चरणों में सेवाके लिये सारद 
हो जाओ । अगर्वेतारूप सकल दास्यही ज्ञानकी सच्ची साधना 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


मध्याय धा (२७९) 


तथा उपासना है । किसी भी प्रकार का अभिमान न हो । फिर 
वह सेवाचातुर्यं ही चतुविध मुक्तिका योग सुलभ कर सकेगा । 
इस ज्ञानसेवाविधान की गहनता आगर्वता में अभिप्रेत है । 
निरभिमान हो जानेसे ही सेवा की गहनता संभव है। फिर 
केवळ आज्चाप्रमाण रह जाती है । मनुष्य का पुरुषार्थ स्वामी 
की आज्ञाके कारण विनम्र भावसे उपस्थित रहता है । उसके 
हिये अन्य किसी उपासना की कतिपय जरूरी नहीं । श्रीगुरु की 
आज्ञाकाही यह प्रभाव है कि वह ज्ञान ज्ञानदशा को प्राप्त हो 
जाता है। मनुष्य उसे अपना सकता है। मनुष्य अपना जो 
पवस्व उन्हींके चरणों में समपित करता है, उसके बदलेही 
मानो श्रीगुरु का सर्वस्व उसे प्राप्त हो जाता है। कितना 
"हान्‌ भाग्य है यह ? वह महान्‌ भाग्य, तन मन धन से तथा 
र सवेस्व के समर्पण के बादही संभव है। अतः आवश्यक 
९ के उन्हीं के चरणों में नम्र हो जाओ ॥१६५-१६७॥ 
मग अपेक्षित जें आपलें | तेंहि सांगति पुशिलें ॥ 
जेणें अन्तःकरण बोधलें | संकल्पा नये ।।१६८॥ 
जयाचें वाक्य उजियेडें । जाहुळें चित्त निधडें । 
ब्रह्माचेंनि पाडें । निःशंक होयें ॥ १६९ £ 
4 i :- उससे जो अपना इप्सित हो वह पूछनेपर वे जरूर 
हग । एक बार भी अगर वे तुम्हारे अंतःकरण में अपना 
बोध निर्माण करेंगे, तो फिर प्रापंचिक संकल्प सदा के लिये 
जायेगे ॥ 
जिनके वाक्यरूप - प्रकाश से अन्तःकरण निर्भय होगा । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२८० ) श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनी 


वही मानो ब्रह्मकी योग्यता निःसंशय पा गया । 

व्याख्या :- इस प्रकार हमारा जीवन संतोंकी सेवाका 
एक भाग मात्र होनेपर, हमारा जीव सर्वस्वी उनके चरणों में 
समापित हो जानेपर, वे सचमुच परितुष्ट हो जायेंगे, वे मनःपूरवेक 
प्रसन्न होंगे । वस्तुतः विश्वको यच्चयावत्‌ वस्तुकी गति, प्रगति 
या परागति तथा उसके स्थिति-विकास या विलय की' पूर्णतः 
शक्ति उनके पास होनेसे अब हम तो अपंण क्या करेंगे ! कितु 
हम जिसे अपना कहते हैं, उस चीजके साथ साथ हमारा 
अफ्नापनही उन्हें अपण करना है। वस्तुतः वे तो जीव-जगतू 
के स्वामी हैं । कितु हम अपनो पृथक्‌ सत्ता रखने के कारण 
हम उनसे अलग रहते हैं । उनके चरणों में इसीलिये हमारा 
'अपनापन' विलीन करना आवश्यक है। फिर वे जरूर संतुष्ट 
होंगे और उनका अपना विश्वात्मक स्वामीत्व हमें प्रसादरूप 
देंगे। तुम अपना जीवनसवंस्व उनकी उपयोगिता के लिये 
अर्पण करोगे तो उनके साथ तुम्हारा इतना धनिष्ठ संपक 
निर्माण होगा कि वे तुम्हारे सिवा एक क्षण नहीं रहेंगे । थ 
तुम्हें दूँढते आयेंगे । तुम्हारी राह देखेंगे | इस प्रकार परिदुण 
दास्य होगा, सेवा होगी, प्रत्यक्ष की जायेगी तो फिर जीवन मे 
परिवर्तन होनेमें देर कहाँ? मनकी वासनाओं, उसके सरक 
विकार विचार आदि सब जाल एक झटके में तोडा जायगा ' 
उसे देर नहीं होगी और फिर उनकी कृपासे जीवन की वा 
योग आसानी से प्राप्त होगा। वहाँ उनकी शरण जा 
अवसर प्राप्त होगा । उनका हमारे घर वास्तव्य होगा। व 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय था (२८१) 


' ' हमारे बनकर रहेंगे । उनके आश्रय के कारण हमारे जीवन में 
वहु ज्ञानप्रकाश अन्धेर नष्ट करेगा, उजियाला देता रहेगा | 
हमारा जीवन संपूर्ण तथा उन्हींका आश्रित होकर रहेगा । 
इस प्रकार हमारा संकल्पही नहीं रहा। उनके संकल्प के 
कारण हमारा! जीवनविकास होगा । अतः यह संकल्प किसी भी 
विकल्प से युक्त होकर अपनी मौलिकता का परिचय देगा । 
अपनी मूलप्रकृति की ओर अग्रसर होगा | वहाँ उसका अपना 
सौदर्य प्रकट होगा । सुन्दर चीजोंमें जो सौदर्य है वह एक 
प्रकार तेज है, ज्ञान का-प्रकाश का छोटासा किरण है । उसकी 
दीप्ति अग्निके समान, उसकी लौ के समान तेजोरूप है । यह 
एके मनृष्यप्रमाण है। मनुष्य में पाये जानेवाले सौंदयं का 
किचित्‌मात्र संकेत है । उसका जो मूतं, महामू्त स्वरूप उसपर 
अवलंबित है । कितु श्रीगुरु के प्रसाद के कारण प्राप्त 
दनेवाला तेजोमयी ज्ञानराशी सूर्य की बात क्या कहें ? उस 
गहान योग का मुहूतं जब है तब साधक के चिदाकाश के - 
एवमें तप्त कांचन के समान अत्यन्त तेजोरूप सूर्य उदित है 
पहा संलग्न है। ज्ञानसूर्य का यहाँ उदय है, तेजकी अपार 
राशी, सौंदर्य का साक्षात्‌ रूप तथा ज्ञानकी पराकाष्ठा उस | 
मनुष्य की मूत्तिमें प्रत्यक्ष हो जाती है। यह महान्‌ योग 
नीगुरु का परमपावन प्रसाद उसकी प्रसन्नता का यह आय॒त्व 
हों श्रीगुरु के द्वारा अरूप दर्शन में सुस्थिर हो जाता है । 
उसे अपना सब कुछ वितरण हो गया। तुम्हारी बुद्धि को 
जहां जहाँ सन्देह है, जहाँ जहां प्रश्‍न हैं और व्यामोह निर्माण हैं, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२८२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 
NN) roo 


~~ 


उन सभी स्थलों पर ज्ञानसूयं का प्रकाश फेलाकर पुणंतया 
निःशंक बनायेंगे । बुद्धिगम्य बातें अब किसी भी प्रकार अज्ञेयसी 
नहीं रहेंगी । अज्ञेयवादही अब अज्ञात हो जायेगा । केवल 
ज्ञान और प्रकाश की जोवनश्रो हसती रहेगी । साथही मनके 
विविध संकल्प, उनके अपने भिन्न भिन्न विकल्प तथा बुद्धिभेद 
का दर्शन अब नहीं होगा । वहाँ एक श्रीगृष्काही संक्रल्पमात्र 
होनेसे अन्य संकल्प, बुद्धिभेद और मनकी विकारवशता र 
मिट जायेगी । वहाँ श्रीस्वामी के अनुग्रह के कारण चित्तका 
वेदोरूप संकल्प है, ज्ञानरूपताका ही अविष्कार है । इस प्रकार 
चित्तकी परिपूर्ण विलीनता वहीं होनेसे एक ब्रह्ममय दीप्ति ही 
प्रकाशमान है । ब्र्मही मानो साकार हो गया । स यह 
अनुग्रह, उनका यह उपदेश, उनका प्रसाद ! और एसा कौन 


ह ड आ 
है कि जो यह मौलिक परिवतन कर सर्कगा ? संतोंका वा 


~ 


वेदवाक्य है, वेदकी क्षमता है । उनकी समर्थ आत्मीयता के 
| कारण किसीका भी जीवन आत्मवान्‌ करने की महात्‌ र 
| वहाँ क्रियाशोळ है। उनका वाक्य, मानो उदित दिन हैं 
जहाँ दिन है वहाँ रात कहाँ ? दिन तथा रात El सुरस 
उन्होंने निर्माण किया है । दिन है तो ज्ञानरूप सूय हैही, हर 
हो तो भी ज्ञानदीप का प्रकाश है । फिर प्रकाशका ही सा 
रहा । अंधेरा, नहीं रह सका । अंतःकरण में बोध 

हुआ । आत्मबोध का ज्ञानसूर्य निरन्तर प्रकाश देता है. 
जीवन को भास्वर बनाता रहा। वह बोधरूप सत्त्व वी 
ओरसे सौंदर्य, सत्य, शिवत्व का . साक्षात्कार कराता हैं! “ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय धया (२८३) 


संतोकी देन है जो त्रिभुवन के दान को भी तुच्छ बनायेगी | 
उनके द्वारा दिया गया दान अक्षय है, अधूरा नहीं रहता । 
उसमें किसी प्रकार अपूर्णता नहीं होगी । जीवका जीवभाव 
वहाँ विलीन हो गया है उसकी जीवदशाका स्मरण तक नहीं 
रहा । ज्ञानरूप श्रीगुरुमें ही उसका विलय हो गया है। अतः 
वह भी ज्ञानरूप शरणगृहही बन बैठा । ज्ञानकी शरण जहाँ 
ली जाती है वह श्रीगुरका निवास उसने अपनाया । वहाँ सेवा 
हो जाती है और मनोलय भी उनके चरणों में हो जाता है। 
वहाँ मन इतना विलीन हो जाता है कि वहाँ उद्वत की 
पराकाष्ठा है । अक्षर के सिवा वहाँ दूसरा अक्षरही नहीं । 
वह्‌ अक्षरभावको ही अपनाता है और अक्षर होकर रहता है । 
नियता की परिसीमा वहाँ है। इस जगत में डरने लायक 
न्याह ? जहाँ देखें बहाँ उस असीम की आत्मीयता है, 
गात्मीप अनुभूति है, अपनापा है। परायेपन की, द्वेष की, 
भर को, वेरत्व की भावनाही वहाँ नहीं फिर वह क्योंकर 
के डरेगा ? वह्‌ स्वयंत्रह्म हो जाता है, ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है | आकाश में उदित ज्ञानसूर्य के समान उसके चित्तमें 
नीललोहित ज्ञानकी दीप्ति प्रकट है। भयका सर्वथा अभाव 
र्‌ । चित्तको ब्रह्मरूपता चिदाकाश में व्यक्त हुई नीललोहित 
पोमयताही है | यह योग्यता क्यों कोई दे सकता है ? किसी 

मकार योग्यता कहींसे' नहीं प्राप्त होती। इस जगत्‌ में 
उसका दान नहीं दिया जाता । कितने भी संकल्प करनेपर 
'िके द्वारा उसकी प्राप्ति असंभव है । प्रत्यृत्‌ मनके अनेकविध 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२८४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 
SNES 5 जब 


संकल्पों के का रण असमाधान वढ़ताही रहता है | जब इच्छा . 
संकल्पात्मक स्वरूप लेकर बेठती है तब जन्म जन्म तक, युग 
युग तक उसकी तृप्ति असंभव है । संकल्पोंका अत्यन्त 
प्रभावकारी जाल जीवदशा को घिरकर रहता है । उसे तोडना 
किसी एरेगरे का काम नहीं। उसी जाल के कारण जीव 
वासनामें अटका हैं। वासना नदीके प्रवाह में बहता जाता 
है । वहाँ नामरूप केवट मिळना कठीन हो जाता है । वासनाओं 
में डूबा हुआ यह जीव दुःख की जडता का अनुभव करता 
हुआ विषादपूर्ण जीवन बिताता है | वहाँ प्रसन्नता कहाँसे 
प्राप्त होगी ? वहाँ स्वभावगत आढयता है, अहंतारूप मद है, 
लोभ मोह आदि विकारों का निवास है । जीवन संपूर्णतया 
गवरूप, अभिमानस्वरूप हो जानेसे वहाँ लीनता, विनय आदि 
| देवताभाव जागूत करनेवाला नमनही नहीं रहता । वहाँ वदत 
नही। वंदनीयता तो कदापि नहीं। अपने झूठे अभिमान के कारण 
अपनी अहंता को देवतारूप समझकर वह स्वयं वंदन स्वीकार 
करता है। फिर संतकरणों में विलीन होनेकी बात कोसों 
दूर रहती है। उसके सपने में भी यह नम्रता, उरा 
विलीन वृत्ति असंभव रहती है | फिर वहाँ योग्यता काही ' 
कौन उसे योग्यता दिला सकेगा ? योग्यता प्राप्ति संबधी 
अशक्य हो जाती है । मानो सातों समुद्रों के पार हूर दूर ग 
आदमी का पुनरागमन जो सर्वथा असंभव | दिवंगत हुआ कभी 
लौटता है ? योग्यताही इस प्रकार निरालंब होकर नष्ट ह 
यहाँ इच्छा विषयों को अपनाती है। वासना परमाण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डया (२८५) 


अन्नपर नहीं रह सक्ती । वह उससे भाग जाती है। वांछा 
सवथा व्यामोहित होकर ज्ञानाज्ञान का भेद तक नहीं जानती । 
इस प्रकार सर्वथेव अनवस्था है। यह उनकी खुशी कि जहाँ 
नम्रता नहीं, मरण है । मनुष्य में वही एक अमृत है जो नम्रता 
का परिपाक है । अमुत कभी मार नहीं डालता । कितु जहाँ 
नम्रताही नहीं फिर अमृत की बात क्यों कर ? साथही इस 
सगुणरूप मायाका खेलभी उनके लिये विचित्र सा होता है । 
वह तो इन्हें लभाती हुई चकराती हुई इधर उधर वुभुक्षित सा 
बनाकर भटकाती है । उसका स्वरूप यों विचित्र है । वृत्तिका 
अधःपतित विलास पुरा करने के लिए उसे वह मनचाहा 
भेचाती है। उसके कार्यकलाप पर क्षणक्षण पर: तरंगित 
होनेवाली वृत्तियों को भी न्योछावर किया जाय । वह माया 
उन वृत्तियों का विशवासस्थान है। वह उन्हें असफलता के 
सिवा और क्या देगी ? उसके द्वारा जो अकुशलता प्राप्त होती 
है, और महामाया के कुशल जालमें अटकने पर जो असहायता 

, उससे वह जीवन एक हास्यास्पद खेल वन जाता है । और 
जो इस प्रकार मायाका आधार लेकर रहेगा, नम्रता छोड 
देगा उसके जीवन की मजाक क्या कहें ? उसे विश्रांति कसे 


होगी ? उसकी निरन्तर दौड धूप बनी रहती है, आशानिराशा | 


भा उन्मत्त खेल उनकी जीवनशांति नष्ट कर देता है | अत 
परिश्रम से अतिदुःख प्राप्त हो जानेपर जव जीबन नम्रता को 
भपनाता है, संतोंकी सेवामें लगा रहता है तब संभव होता 

कि वे इच्छाओं, वासनाओं, विकार अपनेआप स्वाभाविक 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२८६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


परिवतेन कर देते हैं। उनमें मौलिकता अपनाने की दृष्टि 
आ जाती है । नम्रता के कारण जीवभाव का भयानक खेल 
वे समझ सकते हैं और उनकी मनोदेवता अहंतारहित होकर 
श्रीगुरु चरणों में स्थिर होनेको लालायित हो उठती है । नरदेह 
की उत्तमता का परिचय यहीं संभव है । वासना का व्यामो 

मनकी गंदगी और मायाका मोह आदि सबकुछ नष्ट हो जाता 
है । अमुतस्वरूप प्रदान करनेवालो संतोकी कुशलता वकुण्ठ का 
द्वारही खोल देती हे । मनुष्य का मनुष्यत्व वस्तुतः देवतारूप 
ही है। वह अमरपदर काही अधिकारी है। कितु इसका 
साक्षात्कार सब नहीं कर सकते । यह तो संतोंकी देन है कि 
मनुष्य देवतारूप हो जाता है। परब्रह्मरूप हो बनाते हैं। 
इस देह के वेभव का, वह आत्मरूप का साक्षात्कार प्रत्यक्ष 
विष्णुपद की प्राप्ति है । प्रत्यक्षतः प्राप्त साधुदशन, संतदर्शच 
इसप्रकार उन्हींकी ही योग्यता दिलाता है | वहाँ मन उन्मन हैं 
विष्णुपद में सुस्थित है, ज्ञानामृत में सुस्नात है। संतोंके 
वाक्यद्वारा प्राप्त यह देवदुलंभ योग चित्तकी आत्यंतिक निभयता 
अपनाता है । वहाँ सवत्र अतिरम्यता का विलास है कि जर्द 
देवता का आनन्दघन साक्षात्कार पगपग पर अनुभव किया 
जाता है | रम्यताही वहाँ रममाण होती है ॥ १६८7 १६९॥ 


यज्ज्ञात्का न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यश्ञेषेण द्रक्ष्यस्यात्मच्ययो मथि ।।३५। 
अथं :- हे पाण्डव ! वह ज्ञान एकबार हो जागेसें ठु 
इस प्रकार का मोह कभी नहीं होगा । उस ज्ञान के कारण है 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( २८७ ) 


अपनेमेंही, जेसा कि मुझमें तूने देखा था-सब भूतमात्रों को 
देखेगा | 
ते वेळि आपणपेनि सहितें । इये अशेषेंहि भूतें । 
माझ्या स्वर्ूपि अखंडितें | देखसि त॑ ।। १७०।। 
ऐसें ज्ञानप्रकाश पाहिल । तैं मोहांधकार जाईल । 
जे श्रीगूरुकृपा होईल । पार्था गा ॥१७१॥ 
अर्थं :- उस समय अपने साथ यह समूचा विश्व तथा 
समस्त भूतमात्र मेरे स्वरूप में तु देखेगा | 
_ इसे रकार जव ज्ञानरूप प्रकाश से तू देखेगा तब मोहरूप 
गधरा झट नष्ट होगा, उसी समय हे पार्थ, श्रीगुरु की कृपा 
हुई है, होगी ही । ] 
व्याख्या :- यह परमात्मतत्त्व भूतोंका अत्यन्त मौलिक 
पथा अवरिष्ट भाग है । वह जीवन का तथा यच्चयावत्‌ सृष्टि 
गि अन्तिम अक्षर है | उसीसे सब निर्माण होते हैं और उसीमें 
(द जाते हैं। हेपार्थ! उस अक्षर में तुम्हारी 
ह हो जानेके कारण अब हुम उस देवात्मभावको, 
गे इ सके । तुम अपने साथ सभी विश्वको उस 
र मुझमें देख सकोगे । यह भतज्ञान का 
क है । क्योंकि वही इस सृष्टिका मौलिक आधार तथा 
गा ल को भूतमात्रों के द्वारा प्राप्त यह अक्षरभाव 
र ब. | विश्राम पा चुका | र उसी जगह जीवनसवस्व 
है। का का प्रयास भूतमात्रों का पालन तथा परिपोष 
` ` स्तुतः इसके पहले इस पंचमहाभूतात्मक संघात की 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२८८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधितो 


मौलिक सत्ता नहीं पहचानी गयी । अतः उसके संबंध में किये 
गये संकेत उपरी, अनावश्यक, असमान रहे। वह संघात इसीसे 
असंतुष्टसा रहा । कितु जब संतोके वेदवावयरूप अक्षर के 
कारण जीवन का आत्मभाव स्पष्ट हो सका । उस सर्वगत 
परमात्मतत््र का अनोखा अपनापन समझमें आ सका। 
जीवनभर सर्वर एक निर्भयताका, आत्मीयता का प्रेमभाव 
प्रकट हो गया । जीव आत्मरूप होकर माताके समान सभी 
भूतोंका परिपोष करता रहा। भूतमात्र को इसी कारण 
इष्टप्राप्त हो जानेसे अतीव प्रसन्नता हुई । पांचभौतिक विस्तार 
तथा बल प्रचंडसा दीख पडता है । किंतु उसमें आत्मसत्ता की 
पहचान नहीं । आत्मिक बलका अभाव होनेसे पांचभौतिक 
प्रचंडता परिणाम की दुष्टिसे अत्यन्त क्षुद्र हैं । कितु वह प्रचंडता 
न होतेपर भी आत्मवान्‌का सामथ्ये, ज्ञानरूपता के कारण 
असीम है । उपर से दुबलापतला शरीर अपनी आत्मसत्ता 
का प्रभाव बेहद बढाता है। अतः पांचभौतिक जीवन की 
भज्ञानरूपता की अपेक्षा उपर से प्राकृतिक दुर्बलता होतेषर भी 
ब्रह्मरूपता, ब्राह्मण्य सर्वंथा श्रेयस्कर है । यह्‌ ज्ञातग्य तथा 
ज्ञानजत्य विचार भूतसूष्टि का गौरवही बढाता हैँ । 
पंचमहाभूतों का तथा इन्द्रियों के संबंध सुव्यवस्थित हैं | वे 
इन्द्रियों के ही विषय हैं। अतः उन्हींसे मनुष्य की वासी 
निर्माण होती है । वासना की अनिवार्यता भूतमात्रों में नहिं 
है । जब वे ही आत्मसत्ता की पहचान के कारण संतुऽट 

तब उन्हें वासना की आवश्यकताही नहीं रही । वे फ़िर उसकी 


(0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


क्षष्याय ४ंथा (२८९) 


ओर नहीं देखेंगे | जहाँ वासनालय है, वहाँ मोह का पता नहीं । 
मोह सदाके लिए ओझल हो गया। निर्लोभ बढता' रहा । 
वहाँ ज्ञानका निवास है, सलोकता है। श्रीगुर्कृपा का अभय- 
दान है । ज्ञानदुष्टि का अपूर्वयोग है। योगकी महत्ता स्वाभाविक 
हपसे बढ़ती जाती है | वह अपने स्वभाव को प्राप्त होती है । 
कह केवल संतोंकाही महिमान है कि जो इस चित्तका अतिरम्य 
रंजन है, योगभाव का प्रसादपूर्णं अनुभव है। चित्तकी जडता 
णया नष्ट हो जाती है। अब वह ज्ञानस्वरूप, चंतन्ययुकत 
हो जाता है । संतोकी कृपादृष्टि के कारण वह जीवसुष्टि का 
रंजन हो जाता है। जीवदशा को वह प्रसन्नता का. योग देती 
है, या प्रसन्न बनाती है । जीवभाव की विस्तृत सी.आत्मीयता 
हाँ फिर प्राप्त हो जाती है। भूला हुआ श्रेयस, अब 
“पोहूप होकर फिर सुप्रतिष्ठित हुआ । इस रूपस्थिरता के 
शरण, आत्मप्रतिष्ठा के कारण जीवदशा अत्यन्त .उच्चतम 
अवस्था को प्राप्त हो जाती है जहाँ केवल आनन्दघनता है । 
उसकी उपलब्धि के बाद सभी प्रकार का दुःख दूर हो जाता 
है, विनष्ट होता है। वहाँ बिलक्षण आत्मीयता सुस्थिर होनेके 
शरण गुरुके इस महाप्रसाद का ऋण लौटाने की इच्छासे 
गह्‌ अपत्ता जीवनसवेस्व फिर वहीं समापित करता है । .उसीमें 
शीन होता है । अपने स्वभावमें, आत्मरूपतामें मानो आत्मार्पण 
"एता है ॥ १७०-१७१॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सवेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानप्लवेनेव् वृजिनं संत रिष्यसि ॥ ३६।। 
अथे :- यद्यपि तु सभी पापियों में मानो अत्यन्त पापी है 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२९०) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


PE A 


>> 


तो भी तत्त्वज्ञानहूप नौकाकी सहायतासे वह पाप तू सहजही 
पार करेगा । 
जरि कल्मषाचा आगरु | त्‌, भ्रांतिचा सागर | 
व्यामोहाचा डोंगरु । होऊनि अससि ॥१७२॥ 
तरिह ज्ञानशक्तिचेनि पाडे | हें अवर्घेचि गा थोकड । 
ऐसे सामर्थ्यं असें चोखडें । ज्ञानि इये ॥१७३॥ 
देखे विश्वभ्रमा ऐसा । जो अमूर्तिचा कडसा | 
ते जयाचिथा प्रकाशा । पुरेचिना ।।१७४॥ 
तया कायसे हे मनोबळ । जे बोलताचि अति किडाळ। 
नाहीं येणें पाडें ढिसाळ । दुजें जगीं ।। १७९ 
अर्थ :- यदि तू पापों का आगर है, या भ्रांति का सागर 
है या व्यामोह का पहाड है। तो भी-ज्ञान शक्ति का सामर्थ्य 
प्रचंड है, उसके सामने पाप बिलकुल नगण्य है, ज्ञानके पास यह 
महान सामर्थ्यं है । 
“बह विश्व सत्य है” यह बडा भ्रम भी परमात्मज्ञात के 


उदय के साथ नष्ट होता है, उस (ज्ञान) प्रकाश के सामते | 


मन के विकार तो अत्यन्त तुच्छ हैं । मनोविकारों के समातं 
तुच्छ इस जगत में और कुछ नहीं । 

व्याख्या :- यह परमात्मस्वरूप वस्तुतः कहनेयोग्य पर्द 
है । उसका वर्णन परिपूर्ण रूपसे कभी हो नहीं सका । उसके 
स्वरूप के बारेमें कुछ कहना मानो एक प्रकार पाप सी है । 
क्योंकि वह कथन आत्मस्वरूप से सर्वथा दूर है। आत्मस्वर्ह 


से अलग एसी दूसरी कोई चीज हो तो वह भ्रम, भूल म | 


पाप है । चित्तकी अव्यवस्थिति भगवत्‌ स्वरूप से सर्वथा वारि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय दया ( २९१ ) 


करती है। और वहाँ किस बातका कथन होगा ? भगवत्‌ 
स्वरूप के सिवा चित्तकी जो और बक्रवास है वह अर्थशून्य, 
ऊपरी तथा अनात्मरूप है, झूठी है अतः पापरूप है। इस 
जीवदशा को आधारशिला ज्ञानके विसंवाद में है। वह 
अविद्याजन्य विकृति है। उसकी स्थिति का यथार्थ ज्ञान हो 
जानेमें यह स्पष्ट होता है कि वह जीवनदशा की आधारभूत 
भावना अनेकों के पास कथन हो जानेसे अनेकरूप हो जाही 
है । हरेक की व्यक्तिगत विकारिता पर आधारित यह भावना, 
कहने सुनने के कारण, व्यक्तिनिविष्ट अनेकों की होकर विकार- 
वशता के कारण मनको प्रसरणशीलताही बढ़ती है | मनकी यह्‌ 
व्पस्त तथा व्यग्र अवस्था विकारवशताका ही परिपाक है | अतः 
इन विकारों का कथन करते रहना, याने पापके सिवा और 
क्या है ? वह तो एक प्रकार सनको विषाद दिलानेवाली, 
उद्वि्न बनानेवाली, मत्सर निर्माण करनेवाली विकारग्रस्त 
हिसाही है । मनकी व्यग्रता विकारवशता की परिचायक है । 
हितीयाद्‌ भयं भवति’ के अनुसार मन अपनीही दूजी सृष्टि, 
जो अनात्मरूप है, निर्माण करता है। फिर वहाँ मत्सर को 
आश्रय सिल गया | जहाँ मत्सर है वहाँ विषाद अवश्यमेव है । 
यहाँ मनकी विशालता नहीं रहती कितु उसका झूठा प्रभाव 
है। वह तो अपनी विशालता को मानता हुआ अपनेही मनमें 
जकेडता हुआ, ऐंठता हुआ रह जाता है । वह भूला भटकता 
है। अपने मनको विशाल समझता है और बडे आदमी की 
्पग्रता अपनाता है। बात यह होती है कि एक विषाद के 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२९२) ` श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


सिवा उसके हाथ कुछ नहीं आता । वहाँ उद्टिग्नताही आसन 
जमाये रहती है । जहाँ सच्ची विशालता है नहीं वहाँ मनका 
संकुचित स्वभाव आनंद को तथा आनन्द के प्रसार को केसे प्रेरणा 
देगा? वहाँ उद्विग्नता मनको अधिकाधिक कृश, कृपण बना देती है। 
शरीर की कृशता यहाँ अभिप्रेत नहीं | मनकी कृशताही उसका 
दुर्बळपन है । मनकी दुर्वलता के कारण शारीर तथा सृष्टि 
दोनों ओर देखने की उसकी दृष्टि संकुचित, व्याधियूवत, 
बिकारवश बन जाती है । जहाँ विकार है, संकुचित वृत्ति है 
वहाँ कृपणता जरूर होगी कृपणता के कारण मन विशाळ 
औदाये की कल्पना तक नहीं कर सकता । औदार्य के सिवा 
वह परमपावन पुण्य कहांसे प्राप्त होगा ? जीवनभर जो केवल 
अपनेलिये झगडता रहता है, जिसके मनमें स्वार्थं के सिवा 
और कुछ शेष नहीं रहा और योगलिप्सा के कारण झूठी 
अहुंताका ही जिसने दास्य स्वीकार किया, कया वह दुरदशिते 
दानशूरता का महात्म्य समझ सकेगा ? क्या मन उस विशाळ 
अनुभूति का आस्वाद पानेको पात्र है ? जहाँ औदार्य नहीं 
वहाँ विशालता कहाँसे आ टपकेगी ? विकारवशता के का 
मनकी कृशता और बढ़ती है । वह सभी बातोंमें उल्टा अर्थ 
देखता है | जो सर्वथा नहीं उसकी विद्यमानता उसे प्रतीत 
होती है । उसे जीवन का विपरित अर्थ समझता हैं । फिर 
नित्तकी स्थिरता तथा स्वभाव की स्वाधीनता से व्यवित वंचित 
रहता है। चित्त धीरे धीरे अधःपतित हो जाता है। पर्द 
अधःपात बिता रोकटोक अहंता के जाल में अपनेभाप फ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


मध्याय षया ( २९३ ) 


जाता है । पारधीद्वारा रचाये गये जालमे अनायास फॅसनेवाले 
हिरन की तरह अहंता के फाँसेमें यह भन हार जाता ह । 
अटकता है । यह केवल अहंता का दुष्परिणाम है। फिर 
अहंता पर आधारित नयी सृष्टि, नये संकल्प विकल्प शुरु होते 
हैं। अहंता का विस्तार, व्यामोह क्षणक्षण अधिकाधिक हो 
जाता है और मन अपने धर्मके साथ उसमें डूब जाता है, 
अपने को भूल जाता है। जिस प्रकार पारधी अपने पारध को 
फंसाने के लिये जाल फैलाकर बैठता है, उसी प्रकार मनके 
हारा यह विकारवशता का जाल फेलाया जाता है, जिसमें 
वृद्धि फैंस जाती है । विकारों में वह सर्वथा डूब जाती है। 
इसके विपरित संतवाक्य का प्रभाव है । वेदवाक्य के समान 
बह्‌ निःसंदेह तथा सवथा श्रद्धेय है। जो उसे निष्ठा के साथ 
अपनाता है, उसके विकारों की संभावना नहीं रहती। जो 
39 प्राकृतिक विकार होंगे उनकी व्याप्ति भी मर्यादित होती 
है। चंचल मनमें, अश्रद्ध अन्तःकरण में यह असंभव है । 
अैद्धावान्‌ की विकारवशता प्रबल तथा विव्वव्यापक सी कभी 
गही हो सकतो । उसे उसकी अपनी सीमा है । सीमा लांधकर 
नह बाहर चाहे वंसी नहीं दौड सकती । माँ बापकी आज्ञा 
जिस प्रकार बच्चेसे पूर्णतया पाली जाती है, उसी प्रकार, 
संतवाबयों के कारण, विकारवशता का नियमन होता है । 
अज्ञाकारी वालक बुरी राहपर नहीं चलता | वैसेही आज्ञाकारी 
मनि भी विकारवशता की ओर नहीं झुकता । संतोंके प्रसादरूप 


. पमधारण सर्वंथा श्रेयस्कर हो जाता है। उसके द्वारा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


7 


(२९४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


अखंडानृसंधान होकर जीवकी शिवरूपता का महात्म्य अनुभव 
किया जाता है । वहाँ एक महती प्रेमही परमोत्कर्ष को पहुंचता 
है । संतोंके द्वारा जीवपर इस प्रकार महदुपकारही किये जाते 
हैं । वह उनका सदाके लिये ऋणी हो जाता है। यह जीव 
अपने भावको, स्वभाव को, आत्मरूपता को पहचानता है। 
फिर उससे कभी भूल नहीं होती। वस्तुतः वह तो स्वथं 
ईइ्वरही है, कितु मायामोह के कारण इस प्रकार हीनदीनसा 
बना, विकारोंमें डवा, लाचार होकर दुःखी बन गया है । जब 
उसे अपनी स्वाभाविक याग्यता की सुस्थित प्राप्त होती है 
तब वह सचमुच नम्रता से झुका रहता है। जिसके द्वारा ट 
महत्‌ कार्यं हो गया, उसके प्रति एक अटूट स्नेहबंध, अखंड 
नम्रता तथा आजीवन स्मरण रहता है । यह बात उसका 
कृतज्ञता का परिणाम है। ईशवरभावना उसका मूल स्वभाव 
है। जीवशा विकारवशता के कारण प्राप्त हो जाती है । 
जीवकी ईस्वरीयता स्वतःसिद्ध है, किंतु उसकी पहचान हीना 
आवश्यक रहता है । आत्मबोध द्वारा यही होता हैं। जीव 
शिवका यह सामंजस्य तथा सामरस्य उसकी श्रद्धा, भवित त 
ज्ञानका अन्तिम फल है । किंतु यह स्थिति प्राप्त होनेके द 
जीवकी अवस्था अत्यन्त हीनदीनसी हे । वह माया उसे बर्ष 
बनाती है। लाचार, विवश बनाकर विकारों के घर थ 
चुमातो है । मनकी वह अत्यन्त विचित्रसी सुष्टि है जिसकी 
ब्यौरा । क्या कहा जाय ? उसके बारेमें थोडेही में कहीँ जी 
सकता है कि वह तो पापोंकी खनि है, “भ्रांति का सागर हैं 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( २९५ ) 


भ्रम का महान्‌ पवेत है। उसकी अथाहता, अमर्यादशील उमियाँ 
तथा विमनस्क वृत्तियों को जो अनुभव कर रहा है, उप्तकी 
: रामकहानी सुनने योग्य नहीं । वह अभागी सदाके लिये व्यग्र, 
व्यस्त तथा विमनस्क रहकर सुख, शांति, विराग आनन्द से 
कासां दूर है उनकी कोरी कल्पना करता हुआ, माथाके 
पीछे दौड धूप करता हुआ यह उस परमात्मतत्त्व से सर्वथा 
बंचित रहता है । उसका सुख कोरा भ्रम है। उसका उल्हास 
अन्तमें निराशा में परिणत होता है । वहाँ जो भला है, ऐसा 
गहा जाता है, वह केवल कहने के लिये हैं, वास्तविकता से 

बह कथन दूर है | सत्यका वह अपलाफ है। कितु वे जहाँ 
[fr नहीं समझते, फिर सत्यके अपलाप को क्या समझेंगे । 
सणतया अन्धेरे में पड़े हुए ये जीव ज्ञान, प्रकाश, परमात्मसुख 
भादिकी काल्पना तक नहीं कर सकते । यह भ्रम तथा उनके 
पाथ रहनेवाला पाप दोनोंका यह विलक्षण कतृत्व है । अगर 
किसीके पास श्रद्धा का एक किरण मात्र हो तो उसके आधार 
"र एक न एक दिन इस भमका निरास जरूर हो सकता है । 
जो अपने स्वत्वसे, निष्ठासे तथा बुद्धि के निश्चय से संतो के 
चरणों में स्थिर है उसे ही यह बुद्धिका भ्रम, मनका व्यामोह 
गोथित नहीं कर सकता । यह तो साफ साफ स्पष्ट है कि इस 

बे ह श की विकारवशता र विचित्र है | वहाँ 
हा गे वैविध्य का अमर्याद फेलाव है । अपने देहमें 

ति मानता एकप्रकार अकार्यक्षमता का ही द्योतक हो 

९ । अजुनजी के मनमें मी व्यामोह निर्माण हुआ, फिर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२९६) श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनी 


एरेगरेकी वया बात । अर्जुनजी, जो स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का 
निष्ठावान भकत उसके मनमें भो मोहजनित आंतिका कुछ 
परिणाम दीख पडा था। सामान्यतः जीवन में यह अमूल्य 
श्रद्धा नहीं दीख पडती । क्षणक्षण उस परमात्मभाव का अखंड 
नामातुसंधान जिसके जीवन में है वहाँ श्रद्धा, स्ववल, संपन्नता 
तथा शारण्प भी है। कितु जहाँ यह दृढ़ता नहीं, विश्वास 
नहीं वहाँ मन की विकारवशता के साथ नयी सृष्टिसी निर्माण 
हो जाती है, जहां अभाव है, विकार है तथा अधःपात भी । 
दोनोंकी विभिन्न अवस्थाओं मनकी श्रद्धा तथा अश्रद्धापर 
अवलंब्रित रहती हैं । अश्चद्ध जीवन का सचमुच दुर्भाग्य है 
कि वहाँ कहीं आधारही नहीं । दुर्देव के एकही आधात म व्ह 
पूर्णतया नष्टश्रष्टसा होता है । वहाँ सत््वहीन निर्बल विषण्णता 
उदासी बढ़ाती है। यह कुछ नयी बात जरूर नहीं । जां 
चाहेगा वह स्वयं उसका अनुभव कर सकेगा । हरेकने 5 
कुछ हृदतक अनुभव भी किया होता है। वहाँ आत्म्लाति है, 
धयं कहाँ ? यह दुःख व्यक्त नहीं होता । आदमी का मन 
इससे बधीर हो जाता है | वह दुःखकी वेदना को भी प 
नहीं पाता । जब कभी वह्‌ ज्ञात होता है, उस पार Bi 
चाह निर्माण होती है, परमात्मदशेन की लालसा ही ग 
है, तब मन उत्सुक होता है कितु यह पहला बडा भारी * र 
उसके सिंरपर पडा रहता है । वह ऊठ नहीं सकता । अर्थी 
के कारण संतोकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता । फिर ब 
मन अपनी विवशता! लिये उसी दुःलमें दबोचा जाती 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


मध्याय ४्या (२९७) 


उसकी थकावट, उसकी रलानि, उसकी लालसा प्रयत्नशूच्य, 
तिरर्थेक हो जाती है । उसके पैर पीछे खिचे जाते हैं । उसका 
मन मौन हो जाता है | अतः आवश्यक है कि इसपर अत्यन्त 
परिणामक्षम उपाय देखें । जिससे मन दृढ हो जायगा, वीर्यवान्‌ 
होगा, पुरुषत्व को स्थायी करेगा । अतः उसपर एकही उपाय 
हैं कि हम उस नामरूप सखीसे मित्रता करे । नामानुसंधान का 
आश्रय लें | वहाँ दौबेल्य हट जायेगा | वहाँ सकलता तथा 
ुमृहतं प्राप्त होगा । जीवन की शिथिलता, ग्लानि, विवशता 
पष्ट होकर वहाँ एक सबल प्रामाप्यही, नामाधारशवित 
प्रभावित करेगी । मनका मोह हट जायेगा । उसकी अमूर्तता 
गष्ट होकर वहाँ पुरुषार्थ की मूर्ति प्रसन्नता दिलायेगी । यह 
गाममहात्म्य है । संतोंका यह प्रसाद है । उनकी यह कृपा है । 
बहे साक्षात्‌ पुरुषतत्त्व है। धीरज बढानेवाला अमृत है । 
उसके सेवन में लगे रहो । उससे विस्मृत मत हो ॥१७२॥। 


सान शक्तिका सामर्थ्यं महान्‌ है। उसकी श्रेष्ठता 
निविवाद है । उसके सामने पाप, विकार, मोह, व्यामोह, 
मत्सर, लोभ, कामक्रोध आदि सब बिलकुल नगण्य हैं । अत्यन्त 
हान्‌ तथा प्रचंड सामर्थ्यं ज्ञानशवित में निहित है, जिसकी 
एना में और कोई नहीं । विश्व की सचाई सब मानते हैं । 
पह विश्व का आभास सत्यरूप मानकर हमारी जीवनयात्रा 
चेछती रहती है । विरवरूप आभास को सत्य समझने का जो 
भम हममे है, उसे ज्ञानोदय के पश्चात्‌ अस्तित्वही नहीं । ज्ञान 
उदय में विश्व का आभास नष्ट हो जाता है। यह महान्‌ भ्रम 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२९८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधितो 


PS ARIANA SSAA 


एक झटके में नष्ट हो जाता है इतना बडा भ्रम भी दूर हो 
जाता है, फिर आत्मज्ञान के सामने उस मनोबल का महात्म्य 
ही क्या है? उसकी महत्ता नगण्य है । मनोजन्य विकार, पाप, 
लोभ सबकुछ आत्मज्ञान के सामने हट जाते हैं । उनकी स्थिति 
अत्यन्त क्षुद्र है. । ज्ञानशक्ति के समान दूसरा सामथ्यं इस 
जगत में सवथा नहीं । उसका उदय विश्‍्वभ्रमको, विश्वके 
सारे. भ्रमको दूर करता है । विश्वभी सत्यका आभासमात्र है । 
ज्ञानोदय के बाद आभास रहताही नहीं, सत्यही रहता है और 
एक ज्ञानशक्तिही सर्वत्र विराजमान रहती है ॥१७३- १७ 
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्ससात्‌ कुरुतेउअजुन । 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।।३७॥ 
अर्थ :- हे अर्जुन ! जिस प्रकार अग्नि इन्धनों के भार भी 
जला देता है, उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप अग्नि कर्मोको पूरा पूरा 
जलाता है । | 
सांगे भुवनत्रयाची काजळी । जे गगनामाजी उधळली । 
तिये प्रळयिये वाहुटुळी.। काई अभ्र पुरे ॥१७६॥ 
अर्थ :- यह्‌ बता कि त्रेलोक्य प्रज्वलित होनेपर a मे 
व्याप्त प्रलय की आँधी के सामने क्या मेघ तुच्छ नहीं होते ' 
व्याख्याः- यहाँ जो एक एक विकार है उसकी क्षमता म 
जरूर है | उसके द्वारा मानो त्रेलोक्यको भी आग लग जा 
है । देहकी स्वाभाविक सुस्थिति में विकारों का उद्भव बह 
कम रहता है। कितु जब विकारोंका ही प्रभाव बढती 5 
देहकी सुस्थिति रहती नहीं । वहाँ विधटनसा होता रहता है 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ंथा ( २९९ ) 


देहको विक्ारवशता देहका पुरा धात है। सहज स्वाभाविक 
आत्मकाम या इच्छा, जो विश्वकी स्थिरताको भी बाधा नहीं 
पहुंचाता, अगर विवटित हो जाथ तो त्रैलोक्यकों भी मानो 
आग लग चुकी हो। इस विशाल गगन में धुआंधःकार भर 
गया । प्रलयकाल की तुफान आँधी के समान आकाश व्याप्त 
तथा मलीन हो गया | उसके सामने इन तुच्छ अभ्चोंकी क्या 
कथा ? अगर देह द्वारा कुछ विदधता को अपनाया हो, तो 
इस विघटनामें भी वह॒ अपने को सुस्थित करनेको क्षमता 
रखता है । जप, तप, वेराग्य, उपासना आदिके द्वारा इस देहको 
कुछ पुष्टि, तुष्टि या स्थिरता प्राप्त होचुकी हो तो संभव है 
कि इस तुफान में भो वह अपना आसन जमाता रहेगा । उसके 
जीवन की विघटना नहीं होगी । वैराग्यरूप अग्निके द्वारा कुछ 
शानसंपन्नता प्राप्त होना इसीलिये आवश्यक है अन्यथा विकारों 
को अधीनता स्वीकार करनी पडती है। मनकी मलीनता 
गाल्यकाल की आँधीके समान सबकुछ विघटित कर देगी | 
हाँ! वहाँ विकारों का होना केवल कल्पनाविलास है । 
वास्तविकताका, सत्यका वहाँ पता तक नहीं। वह कोरी 
अल्पतता है। आकाश में सफेद अश्च जिसप्रकार भिन्न भिन्न 
कार धारण करके गंधर्वनगर की निर्मिति करते हैं, कि जिसे 
इछ अथं नहीं । क्योंकि न तो वह नगर है, न उन अभ्चोंके 
शेरा वृष्टि की शक्यता है। उनकी उपयोगिता शून्य है । जब 
पेही अञ्न कोरी शुभ्रता छोडकर जल से ओतप्रोत होकर काली 
` 'टामे बदल जाते हैं, तब जीवन बरसता है, बारिश हो सकती 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative | 


(३००) 


श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनों 


DSSS SSN nN 
है। वहाँ सचमुच सत्यका कुछ स्पशे है। जीवन की संपन्नता 

है । अतः जब जप, तप, अभ्यास, नामधारणा, आस्था, प्रेम 

प्रीति आदिमें उत्कटता न होगी तो उनके द्वारा शुभ्र अञ्न के 

समान कुछ लाभ नहीं है। कितु जब इनमें लगन, आस्था, 

उत्कटता आदिका उत्कषं है तब वहाँ ज्ञानरूपता का आविर्भाव 

है। मन की प्रसन्नता बढाने की क्षमता है। जीवन को संपन्न 

करने की शक्ति है । वहाँ मनमें मलीनता निर्माण नहीं होगी । 

विकारवशता नहीं रहेगी । अतः इसलिये थोडाबहुत करने से 

क्या पर्याप्त होगा ? आवश्यक है कि आस्था की, प्रीति की 

पराकाष्ठा होनी चाहिये । तब संभव है कि कर्मबंधतों के 
द्वारा, विकारवशता के कारण जो इस देहकी विघटना हो 
रही है, उसे नियंत्रित किया जायगा। उसकी स्थिति को 
आत्मभाव को जागृत किया जायेगा और जीवन के प्रमाद को 
सदाके लिये दूर किया जायेगा ।। १७६।। 


कि पवनाचेनि कोपें | पाणियेचि जो तळपे । 
तो प्रळयानळ दडपे । तुणकाष्ठें कायी ॥ १७७॥ 
अथे :- प्रत्यक्ष पानी को भी जलानेवाला वह प्रलयात 
पवन के प्रकोप पर-क्या केवल घासद्वारा बुझाया जायेगा ! 
व्याख्या :- जहाँ बैराग्यवन्हि प्रदीप्त है वहाँ विकार 
की आँधी परिणामशून्य है | उस वेराग्य के कारण नामधारक 
जीव शिवस्वरूप बन जाता है, उसे अपनी योग्यता का अनुर्भी 
आ जाता है । महान्‌ संकटों को परास्त करने का 
उसे प्राप्त हो जाता है। उसकी विदग्ध कांति वैरा पै 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( ३७१ ) 


तपोपुनित रह्‌ जाती है । देह तथा देहस्थित आत्माकी शांति, 
तुष्टि किसी भी कारण ढ़लती नहीं । जीवन की द्ंद्रात्मकता 
को नष्ट करनेवाले प्राणवायु का प्रकोप होनेपर मनकी 
विकारिता, बुद्धिकी अस्थिरता, अहन्ताकी आढयता तथा 
जीवन की मलीनता नष्ट हो जाती है। जीवभाव को 
शिवस्वरूप प्राप्त होता है, जो उसकी अपनी सहजस्वाभाविकता 
हैं। अतः नामानुसंधान का आश्रय कदापि नहीं छोडना 
चाहिए । नामस्मरण के द्वारा यह योग्यता प्राप्त होती है । 
महे एक असाधारण, असामान्य तथा अनन्य शक्ति है कि जो 
बेराग्यरूप अग्निकोही प्रज्वलित कर सकेगी । ज्ञानसंपन्न बना 
देगी। अन्यथा प्रलयाग्निको किसी तिनके से बुझाने की चेष्टा 
करने के समान सब व्यर्थ है | यह प्रल्यँकर वायुप्रकोप, यह 
विनाशकारी आँधी, यह समूचे जगत्‌ को भस्मसात्‌ करनेवाला 
अग्नि, कि जो पानीको भी जलाता है, कया तिनकेसे परितृप्त 
I । यह कदापि संभव नहीं । उसे शमन करने का उपाय 
अराही है। उसक्रे लिये इस देहकोही तपाना होगा । वैराग्य 
ए विदग्ध करना चाहिये | नामधारणासे उसे एकरूप 
जाय । तब कहीं यह वीरभाव, आत्मभाव जागृत होगा । 
अ का प्रत्यय प्राप्त होगा । वहाँ कामज्वर प्रशांत होगा । 
हे तथा विद्वका विनाश करनेवाले इस काम-क्रोधिग्नि का 
गम होगा । अतः इस वेराग्यसंपन्न ज्ञान काही आश्रय लिया 
जाय । यहीं सवंस्व खरचं किया जाय। इस ज्ञानमें समपित 
शाव रहे। यह ज्ञानही तुम्हारा जीवितसर्वस्व है, उसे भूलो 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


 CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३०२) श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 


मत । उसे ठीक ठीक खूपसे समझ लो । व्यर्थ भ्रममें मत पडो। 
॥। १७७॥ 
न हि ज्ञानेन सदुश्चं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।।३८॥ 
अर्थं :- इस जगत्‌ में ज्ञानके समान पवित्र दूसरी वस्तु 
हैही नहीं । वह ज्ञान, वह्‌ स्वयंयोग यथाकाल अभ्यास के द्वारा 
अपनेमें ही जाना जाता है। 
म्हणोनि असो हैं न घडे | तें विचारितांचि असंगडं । 
पुढ़ति ज्ञानाचेनि पाडे । पवित्र न दिसे ।। १७८॥ 
येथे ज्ञान हैं उत्तम होयें। आणिकहि तंसेंचि येक आहे। 
सांगे चैतन्य कां नोहे । दुसरें गा ।। १७९॥ 
अर्थं :- विचार करनेपर यह असंमतही दीख पडता है | 
वस्तुतः ज्ञानके समान पवित्र और कुछ भी नंहीं । 
यहाँ ज्ञानही एक सर्वोत्तम है। वही केवल है । वही 
सचमुच चेतन्य है । 
व्याख्या :- वेराग्याग्ति के कारण जिसने अपनी देहकों 
विदग्ध किया है, जिसका मनसंयमन परिपूर्णे हैं, जहाँ बुद्ध 
निश्चलता है तथा विकारों का सर्वथा अभाव हैं, वहाँ उस 
ब्रह्मचेतन्य का निवास तथा विलास है। यह. हीनेमें सुसंगर्ति 
है, पवित्रय है, धर्म है । अन्यथा केवल विकारवशता, उस 
वक्तव्य कया पावित्र्य है? वहाँ एक विसंगति है, जीवन सवर्था 
भारलूप है। बडा भारी बोझ है। अतः जीवचेतन्य - 
जिससे ब्रह्मचेतन्य की उपाधि प्राप्त होती है, जब यंह देहधा री 


मध्याय ४था (३०३) 


थोगरूप होकर अपनी आत्मसत्ता का प्रकाश दिलाती है तब 
नाम सामर्थ्यं प्रकट हो गया। उसे नामकी सच्ची योग्यता 
प्राप्त हो चुकी । वह स्वथं नामानुसंधान में मग्न रहता है तथा 
अनेकों को उसीमें परिणत करने की क्षमता रखता है । कर्मयोग 
में प्रधान वाधा है बुद्धिभेद की । वृद्धिकी निश्चलस्थिति नहीं 
होती। वह अपनी अनेकविधता का फेलाव, अस्थिरता का 
तृय करतीही है । जब नामसूत्र के द्वारा जिहवाभेदन हो 
जाता है, जिहिवा को नियमित किया जाता है । वेखरी 
गामस्मरण में एकरस होकर अन्तर्मुख होती है | तभी संभव 
है कि अन्तर्भुखता का उदय होकर आत्मचेतन्य की ओर मन 
मृडता है। पावित्र्य की धारणा स्थिर हो जाती है । वहां 
्रह्मचेतन्य की शिवरूपता प्रकट है | कल्याणमय जीवन की 
उपा वहाँ मुसकराती है। ज्ञान दीप्तिसे जीवन पुर्णंतया 
भरकाशित है। वहाँ प्राकृतिक प्रपंच की उपाधि नाममात्र रह 
जाती है। केवल नामरूप ब्रह्मचंतन्यका ही वह आविष्कार 
है। वहां सांसारिक उपाधियुक्त प्रसरण हैही नहीं। यह 
विद्वाकार संभव, समभावन, वस्तुतः ब्रह्मचैतन्य विलास है । 
उसकाही आंगिक भाव है । प्रकृति की साम्यावस्था है और 
निगृणातीत सत्ताका स्पंदन पलपल में अनुभव किया जाता 
है। वहाँ विषयोंमें विराग है, कोई किसीका मिधा नहीं, 

सीके सामने लाचार नहीं। उस आत्मस्पञ्ञ से सर्वात्मदर्शी 
“मे तथा विराग प्रकर्ष को पहुंचता है । वहीं ब्रह्मचेतन्य का 
| गन है, जीवित जिंदा है। नामूपता का सौक्षात्कार है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३०४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


सरूपता का अनुभव है। विश्वसंभावन की लुभावनी ईश्‍वरी 

महामाया है। शिवस्वरूप कल्याणमय साक्षीत्व है। अतः 

जीवित में सेवाभाव का निरभिमानतासे स्वीकार करके, 

अपनी महत्ताका, आत्मसत्ता का अनुभव करते हुए, निरर्थक 

विषयों को पराभूत करते हुए अपनी यथाथ योग्यता का 

परिचय पानेमें ही पुरुषार्थं है । जीवन का सच्चा प्रयोजन है। 

जो उसकी साधना में मस्त है वह्‌ पुरुषार्थं की ओर अग्रसर 

होता है । अतः इसी चैतन्य में अग्रसर हो, उसमें समा जा। 

उसका विस्मरण मत होने दे। वही जीवित सेवन है, जीवित 
का सेवाभाव है, उपासना है। वहीं ज्ञानका उद्भव है । | 
श्रीगुरु का दर्शन भी वहाँ, केवल वहीं है । वही गुणता है। | 
वहीं रह जा। उसके आश्रय में रह। अन्य बातें सवथा 
| निरर्थक हैं, वाणीकी केवल थकावट है। जीवन का सरवर 
| संभ्रम है। अतः आत्मसत्तावान हो जाना आवश्यक है 
परब्रह्म चैतन्यही सच्चा आधार है। वह ब्रह्मचेतन्य सच्चा 
साथी, मित्रभाव तथा अनुग्रह है। वही सुखद है, सुख 
देनेवाला है । जीवन के अमरभाव को प्रकट करनेवाला श्रीगुरु 
वही है । उसका विस्मरण मत होने दे । वही देवता हैं, गु 

है । जो उसे अपनाता है, वह आत्मचेतन्य से ओतप्रोत 

जाता है । वह्‌ अपनी गुरुता पाता है॥१७८-१७९। 

यया महातेजाचेनि कसें | जरि चोखाळ प्रतिबिब दिसिं | 
का गिवसलें गवसें । आकाश हैं ।। १८०॥ 

अर्थ :- इस महान्‌ तेजको कसौटीपर उत्तम प्रतिविवं्द 


\ “I 
i  ©€c€-0.ASil Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


Bis 


मध्याय थया (३०५) 


तेज अनुभव किया जाय तो प्रत्यक्ष आकाश को भी अपनाया 


जायेगा । 
याख्या :- यह तो एक. ऐसा जीवित है, ऐसा सद्भाव 
है कि उप्की तुलना में और कोई नहीं | उसे उपमा दी नहीं 
जाती । उस ब्रह्मचेतन्य की बराबरी करनेवाला एकभी प्रमाण 
जगत्‌ में नहीं है। वह सर्वथा अनन्वय अलंकार है । सभी 
्रमाणों का प्रमाण उसके पास है| वे सभी उसके अंगभूत हैं | . 
रमाण का प्रामाण्य भी वहाँ आश्रित है। उसकी सारी संपदा 
वस्तुतः उस ब्रह्मचेतन्य की है । ज्ञान का विशुद्ध पावित्र्य वहाँ 
विराजमान है । मूर्तिमंत पावित्र्य का आविष्कार वहाँ होनेसे 
भशृद्धता का तनिक भी अस्तित्व नहीं । अतः उस ब्रह्मचंतन्य 
का अंकित होकर नामधारणा में दृढ़विश्वास करोगे तो तुमभी 
गहा अनुभव करोगे। इसमें किचित्‌ भी संदेह नहीं | इस 
“कार करनेपर श्रीगुरु के मनमें तुम्हारे प्रति आत्यंतिक प्रेमका 
भाढुर्माव होगा । वे तुम्हें अपना प्रेमास्पद बनायेंगे । उनके 
महन्मंगल . आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होंगे। उनकी वरद दृष्टि 
एम्हारे जीवन का कमलपुष्प खिलायेगी । वे तुम्हें अपना सच्चा 
एुह्द समझेंग | अतः इसप्रकार निरतिशय आत्मीयता के साथ 
उगकी सेवामें अंकित होना चाहिये | यह नैष्कम्ययुक्‍्त, प्रेमरूप 
! उनके अंतःकरण में भी आस्था का उदय करेगी । जब हम 
अपनी योग्यताको, आस्थाको, बढाथेंगे, उनके अनुरूप जीवन का 
, परिवतेन करेंगे, उनके अंतःकरण के योग्य आत्मीयता का 
अर्ष करेंगे तब माताके समान सहृदय वात्सल्य वहाँ प्रकट 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३०६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


होगा । अनन्त स्तन्यधाराओं से वे तुम्हें सुस्नात करेंगे। 
तुम्हें मनचाही तृप्ति देगे। उन्हें भी परमानन्द प्राप्त होगा 
और उसका आगमन उन्हें सवंथा आनन्दरूप बनायेंगा । अतः 
आवश्यक है कि हमें उसी चेतन्य की शरण में जाना चाहिए। 
जीवन में हरक्षण, हर प्रसंगमें, काम करते हुए, खाते हुए 
उन्हींके स्मरण में लगे रहना चाहिये। उनके विस्मरण में 
परम व्याकुलता अनुभव होनी चाहिये | केवल उनका स्मरण, 
उनका अनुसंधान, उनकी सेवाका विधान वनकरही हमें अपना 
जीवनयापन करना होगा । चैतन्य की सत्ताका एक आविष्कार 
मात्र होकर, निरहंक़्ारिता से उनके जीवनरूप बन जानां 
चाहिये । वहाँ 'मैं' तो नहीं चाहिए, केवल 'तू' ही चाहिये । 
उन्हींके नामका अंक्रित होकर रह जा । वह नामही ्रह्मचेतन्य 
है, ब्रह्मचंतन्यही वह नाम है | नामरूप है । श्रीगुरुं की का 
अंजन वहाँ अपनी बुद्धिक्री दृष्टि विशुद्ध करेगी। उसके 
दिव्यता अपनायेगी । वह चेतन्य में रसलीन होगी । अतः 
उसकी भूल नहीं पडनी चाहिये । यही बार बार कहना है । 
यह ब्रह्मचैतन्य साक्षात्‌ ज्ञानदीक्षा प्राप्त श्रीगुरु की नामधारणा 
है । ज्ञानही ब्रह्म है, चैतन्य है, ब्रह्मचेतच्य है। वया कोई सार्धे 
सिंद्धस्वरूप श्रीगुरु की बराबरी कर सकता है! विवके 
सामने प्रतिबिब की क्या महत्ता ? सिद्धके सामने साधक र 
बया श्रेष्ठता ? महातेजोमय ज्ञानसूर्य क्या कभी उसके प्रति 
की समानता में योग्य है ? क्या प्रतिबिब की उसके सॉ 
i तुलना हो सकेगी ? यह सबंथा असंभव है । प्रत्यक्ष तेजोराशी 
a 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ंथा (३०७) 


सूर्यकी महत्ता उप्तके प्रतिबिब को सवथा अप्राप्त है । श्रीगरु 
की योग्यता अतुलनीय है ।। १८४।। 
नातरि पृथ्वीचेनि पाडे । कांटाळें जरि जोडे । 
तरि उपमा ज्ञानि घडे | पांडु कुमरा ॥ १८१॥ 
अर्थ :- हे पंडु कुमर ! केवल पृथ्वीकी गुरुता की बराबरी 
शान के साथ होगी । फिरभी वह केवल उपमा मांत्र है । 
व्याख्या :- परमात्मदर्शन का योग जिसके जीवन में संपन्न 
है. उसके यहां जीवन का महान्‌ अर्थ स्पष्ट हुआ है, जीवन का 
हेस्य खोला गया है । उसकी सत्ता क्या क्षुद्र होगी ? उसकी 
गुणता भी प्रचंड है । मानवी देहकी महत्ता इस साक्षात्कार में 
हैं। वह तो कालीघटा के समान जीवनसंपन्न है । उसकी 
अनन्त जलधाराअं तथा विपुळ जलराशी सचम्‌च गरुता का 
बभव है । अपनी गुरुता के कारण जो घर्षण हो जाता है वही 
शेनिरूपा विद्युतृशक्ति है । अपने नृत्यद्वारा जीवन की अंतर्बाह्य 
धारणा को तेजोमय बनानेवाली वह असाधारण शक्ति गुरुता 
क आश्रय में मेधोंमें छिपी है। सहस्र जलधाराओं के द्वारा 
पदि कहीं संतुलन करने का प्रयास हो तो सफलता संभव है । 
| पह केवल गृरुता की योग्यता है, गुरुता का सामथ्यं है । 
एकी भी तुला इन्हीके द्वारा संभव है अन्यथा नहीं । क्योंकि 
!ीकी गुरुता भी इन्हींकी शक्ति है । पृथ्वीकी तुला करने के 
लिये पृथ्वीकी गुरुता के समान या उससे भी बढचढ कर गुरुता 
होन चाहिये । उसके समान कोई हो तो वह तुला कर सकेगा। 
शे चाहे तो भी उसके योग्य तुला उसे प्राप्त नहीं होगी ! 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३०८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 
Mrmr 


~~~ 


पथ्वीकोही संतुलित करनेवाली, तौलनेवाली तुला अब तक 

निर्माण नहीं हो सकी । वह सर्वथा असंभवसी बात है। उसी 

प्रकार उस ज्ञानयोगी की बराबरी करनेवाला, उसकी तुलना में 
दूसरा कोई नहीं, कभी हुआ नहीं, हो नहीं सकता ॥१८१॥ ६ 

म्हणोनि बहुति परि पाहता। पुढ़ति पुढति निर्धारिता। 
ज्ञानाचि पवित्रता । ज्ञानींचि आथी ॥१८ ९॥ | 
अर्थ :- और गौरसे देखनेपर, ठीक ठीक निश्चय करनेपर । 
ज्ञानकी पवित्रता केवल ज्ञानकी ही है । f | 
व्याख्या :- यह तो स्पष्टही है कि ज्ञानसूर्य को बराबर 
करनेवाला, उसके समकक्ष कोई नहीं । उसकी बरावर करनेवाला | 

वही है, ज्ञानसूर्यही है। ज्ञान ज्ञानके साथही तौला जाता है। है. 

किसी बातोंसे उसकी तुलना अर्थहीन और असभव है । यहाँ ज 
ज्ञान है वह स्वेथा मौलिक, धर्मधारणा का आधार, प्राकृतिक 
विस्तार का बीजभूत तथा ज्ञानाज्ञान का भी ज्ञान है। के 
| यह ज्ञान केवल एकही है | वह तो एक अंक सा एक है | 
तो ऐसा शब्द है कि जो अपने सामर्थ्य से पृथ्वीको ही हि 
सकता है । उसकी गुएता महान है । यही शब्द, वह अ र 
अगर इस भिट्रीक्रे योग्प्र-देहक्रे योग्य बन जाण, या यह । 
उसकी योग्यता को अपनायें, तो वहाँ जीवन को पी 
तूला यहाँ है । यह तुला पुरुषार्थ सिद्धि का फळ है । पुरं रे 
की प्राप्तिका यह महानयोग उप्त शब्दकी कृपा है । उ 
अनुग्रह है । अक्षरत्व की यह गहनगति है कि जा उ 

सदुश बन जाती है । पुरुषार्थही अपनाती हैं। अतः ई 


5६% s CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (३०९) 


वह मिट्टीको, पृथ्वीको इस देहको तौल सकेगा । उसकी तुलना 
कर सकेगा । यह संभव होगा तो फिर ज्ञान को उपमा है। 
देहस्थित आत्मतत्त्वही अपनी प्रकाशमानता के कारण जीवन 
तौल सकता है । देहकी तरलता या जडता केवल कहने सुनने 
को कोरी बात नहीं । वह तो एक एसी क्षमता का संकेत है 
कि जहाँ देहधारणा सवंथा आत्मतत्त्व की अंकित बन जाती 
है । जिसने अपनी सत्ता के कारण देहको भो तौला, वह उसी 
ज्ञान के कारण इस मिट्टीको, पृथ्वीको भी जीत सका । वहाँ 
उस वेदोरूप प्रणव शब्दद्वारा सर्वार्थवाही नामसंकेत सिद्ध होता 
है । यह नामरेखा संथा अनुल्लंघनीय है। नामस्मरण का 
महात्म्य जड मिट्टीमें रत्नक्री उपलब्धि के समान है। उसकी 
संलग्नता, आस्था अगर थोडीसी हो तो फिर उसका परिणाम 
भी बहुतही कम रहेगा । कितु जब वह नामरूपता अपनी सारी 
सुगृणता के साथ, विश्‍वात्मक अनुभूति का माध्यम बन जाती 
है, तब पृथ्वीकी तुला करनेका सामथ्यं भी उसमें निहित 
रहता है । उसकी विशालता, गहनता तथा चिरंतन प्रत्यय= 
कारिता साधक को सिद्धरूप कर देती है । उसके अर्थ में 
यह पुरुषार्थ है, यह महान्‌ गूरुता है | फिर वहाँ सिद्ध साधक 
जेसा भेदही नहीं रहता । केवल एकरस अद्वितीय अनुभव में 
सव मग्न है। नैष्कम्यं के द्वाराही इसकी तुला है, साधना है, 
सिद्धि है । वह परमात्म अक्षर अपनी महत्ता का पुरुषार्थ 
संथा सिद्ध कराता है । वहाँ एक एक शब्द, एक एक अक्षर 
अपनी ज्ञानसत्ता के कारण समुद्र की गहनता लिये है । अगाधता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 
| 


५.०८ ` 
| 
iE 


SSS 


(३१०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


का प्रमाण उसपर अवलंबित है । अतः यहाँ उसको अपनाना 
एक सामान्य बात नहीं । वह सहजसिद्ध होकर भी दुष्कर है। 
यगयग अनेक वर्षोंतक तप करते रहनेपर भी यह महती 
साधना सिद्ध नहीं हो सकती । यहाँ श्रोगुरुकृपा एकमात्र 
आधार है ? वह संतोके द्वारा स्वत:सिद्ध है, सिद्धोंकी यह 
साध्यता है। फिर वह यथार्थ प्रमाण प्रकट हो सकता है । 
अतः ज्ञानकी तुलना असंभव है। भाषणद्वारा यह मार बढ 
सकता है | वस्तुतः वह्‌ अनिवंचनीय है। उपमा, उत्मेक्षादि 
अलंकारों के वारा उसका साम्य स्पष्ट करने का प्रयास है 
कितु वह सदाही असफल रहा । सभी उपमाओं का सौंदर्य, 
ज्ञानकी संपूर्ण जानकारी तथा वार्विलास उसके सतस्वरूप को 
प्रकट नहीं कर सकता । उपमा अधूरी रह जाती है । लात 
संदिग्ध है और वाणी मौन हो जाती है। अतः ज्ञान ज्ञानके 
समानही है। वह स्वयं शवितमान है, प्रभावकारी है। 
प्रत्ययसंपन्न है। उसकी अद्वितीयता सभी लक्षणों से उ 
होकर भी अपूवं है । आकाश के आकार को हम वया कहें ! 
उसके आकार की तुलना नहीं । वह संथा अतुलनीय । गगन 
गगनाकार है । उसीप्रकार ज्ञान ज्ञानमेव है । उसका पावित्र्य, 
उसकी स्थिति उससेही तौली जाय ।।१८२॥ 
जेसी अमृताचि चवि न निवडिजे । है 
तरि अमुताचि सारिखि म्हणि ! 


तेसें ज्ञान हे उपमिजे । ज्ञानेंसीचि ।। १८३॥ | 


अर्थे :- अमुत की रुचि कही नहीं जा सकी, तो भी व 4 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय दया ( ३११) 


अमृतही की रुचि है | वेसेही ज्ञानको केवल ज्ञानकी ही उपमा 
दी जा सकेगी । 

व्याख्या :- जो कभी नहीं मर सकता, जो तेजकाही तेज 
है, जो अमरत्वही है उसका आस्वाद लेनेके लिए उस अमृत में 
ही डूबो रहना चाहिये । अमृत के बाहर होकर अमृतत्त्व की 
अपेक्षा क्रिस प्रकार सफल होगी ? जिसे तँरना है उसे पानीमें 
' ही पडना होगा । पानीके बाहर रहकर वह किस प्रकार 
| तैरता रहेगा ? यहाँ आवश्यक है कि हम उसीमें डूबे रहें । 
| भात्मसुख को माधुरी कही नहीं जाती । वह साक्षात्‌ महातेजही 
| है | वही निर्भयता का आविष्कार है। डर तो कहीं नहीं । 
` उसकी निर्भयता उसकी चौड़ी छातीमें छिपी है | सृष्टि की 
सभी वस्तुओं ने मानो उसे अभय दिया हो | वह उनसे संथा 
| भय हो गया । वेदवाक्य का प्रकाश उसके अंतःकरण में 
स्थिर है अतः वह निःसंदेह बन गया है| किसी के बारेमें उसके 
' ममे आशंका नहीं, भय नहीं । मनकी निर्भयता भीष्मपितामह 
के समान महान्‌ है । वह आत्मसत्ता अब प्रसन्न होकर अपनी 
गैक्तिका स्रोत उसमें बहा करती है । वहाँ पुरुषत्व की सवंगत 
पत्ता अपने सभी सुखों के साथ उपस्थित है । जिसने पुरुषार्थ 
गया है, पौरुष दिखलाया है उसे वह अनादि अनन्त वेदोरूप 
भेन, वह अक्षर नामधारण, वह प्रणवकार उसके अंतरंग में, 
'णकणमें प्रतिष्ठित है, सुप्रतिष्ठित है । अतः उसके अधिष्ठान 
प्रकृति का रम्यविलास है। प्रकृति पुरुष का सामरस्य है, 
शामंजस्य हैं | वहाँ विकारवशता नहीं | विलासिता का आतुर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३१२) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


प्रदर्शन नहीं । कितु वहाँ एक संयत, अतिरम्य, रंजनशील, 
वेदोरूप प्रसन्न आविष्कार है । वहाँ कामरूपता नहीं, मदनका 
मोह नहीं। नामधारणा के कारण वहाँको सारी कुटिलता 
सरल हो जाती है। अमृत के आस्वाद में मन रम जाता है। 
अमतभाव अपनाने कारण वह अमत्यंभाव को स्थिर हो गया। 
अमतही अमत हो गया । क्या आत्मतत्व अमुत नहीं ? फिर 
वही अमृत के कारण अमरत्व पा गया । उसने कया पाया ? 
जो पाया वह जीवन का अमरभाव ! ज्ञानकी सवकश सत्ता 
जो इसके पहले ओझल हुई थी । ज्ञानकी तुलना ज्ञानस हां हो 
सकती है। अगर हमारी जिह वाही अमूतस्वरूप बन जाग तो 
फिर रुचि सदाके लिये अम॒तस्वरूप होगो। मधुर हि | 
ऐसी अवस्था में बह तो नटीके समान होगी । उसकी रुचि 
बदलने की क्षमता देखकर वह नटीके समानहीं | 
विद्वनट को अपने रूपमें, अपनी रुचिमें परिणत करनेवाली 
यह विञ्वनदी वस्तुतः महामाया प्रकृतिका ही एक परवश है । 
विझ्वनियन्ता पुरुष को-विश्वलट को अपने चरणा का रे 
करानेवाली यह प्रकृति विशवनटी सर्वथा महत्‌ दवितशाल 
निञ्चित है। कितु उप्तकी साम्यावस्थाम यहां प्रहृति-तिखन 
अपनेको उस पुरुष के-विइवनट के-च रणोंपर समर्थित करते क | 
लालायित हो उठती है | यह विलक्षण दांपंत्यभाव जॉ i F 
अद्वयमें, अद्वेतमें परिणत है, या उसकाही आंगिक अ 
द्वैतमें दील पडता है। जो इस सामरस्य की समार 
अनुभव करता है उसकी जिह वा सचमुच अमृत की रसा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


SET SE ७ I  अ2 


अध्याय ४था (३१३) 


करती है, उसकी वाणी अमृत में भिगे शब्द मुखर करती है। 
ज्ञानस्वरूप अमृत में डूबा हुआ वहाँ प्रतीति का साक्षात्कार 
है। वह सर्वथा ज्ञानमें, सुखमें, अमृतमें ही लीन है। उसेही 
अपना मरत्यंभाव अर्पण करके उसमें विलीन हो जाता है। 
ज्ञान, अमृत तथा नाम के सिवा अन्यत्र मन मुडताही नहीं । 
वह्‌ उन्हींका दास बन चुका है। आत्मसत्ताकी आत्मीयता में, 
अपने प्रेममें परिपूर्णया डूबकर किसी भी प्रकार विवशता 
नहीं रहती । वहाँ संथा स्वावलंबन है। वहाँ वाणी उस 
ज्ञानकलामें प्रविष्ट होती है । ज्ञानरूपा होती है । स्वयंसिद्ध 
ज्ञानकोही अंकित होकर वह एक नामकोही स्वीकार करती 
हैं । नामोच्चार में रत रहती है, नामानूसंधान में मस्त रहती 
है। यहीं अचल श्रद्धा निर्माण होनी चाहिये । परमात्मतत्त्व 
का वहू विशाल पुरुषोत्तमरूप तथा ईश्वरी प्रकृति का वह 
कुलदेवतारूप, दोनोंके प्रति अतीव निष्ठाके साथ उनकी एकता 
का साक्षात्कार कर लेना तथा उनके प्रति एकात्मनिष्ठा का 
अनुभव करना सर्वथा आवश्यकही नहीं, महत्त्वपूर्ण भी है। 
उनकी एकात्मता तथा अपनी आत्मीयता का एकरस अनुभव 
भपनेमें चिरस्थायी करने का प्रयास हो । इससे सभी विषयों 
के प्रति पूणं नैराश्य तथा विराग निर्माण होगा और फिर जो 
अनुभव किया जायेगा वह ज्ञानके सिवा और कुछ नहीं होगा । 
वहाँ एकमेव ज्ञानका साम्राज्य है। आनन्द का विशाळ स्रोत 
है। प्रसन्नता का पर्जन्य है, उल्हास की वसंतश्री है। ज्ञान का 
भानकेही साथ सुसंवाद है.। अमृतस्वरूप की-अमर्त्यभाव की 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३१४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनों 


AAAS SAAN 


दृढता, निश्चिति यहीं अपनायी जाती है । तब वह्‌ विश्वनटी- 
वह जिव्हारूप सरस्वती-वह ईश्वरीय वागृदेवता-अपना प्रेम- 
सर्वस्व उस श्रद्धामें समपित करती है । अमृतत्त्व की आकांक्षासे 
अपनी अचल श्रद्धाके द्वारा वह योग्यता अपनाती है, अमृतत्त्व 
को प्राप्त कर लेती है । फिर वाणीमें अमुत है, संजीवनी है, 
सुखसंवेदन है, मधुरिमा की पराकाष्ठा है, प्रेमकी बारिश है । 
अन्यत्र हमारा मन विषयों का अंकित होता है, उनकी दासता 
स्वीकार करता है, उसमें डूबा रहता है। कितु उसे संयमित 
करते हुए, नित्रिषयों की दृढ़ता अनुभव करतेपर, श्रीगुरु कीं 
उदारता पनपती रहती है। वहाँ उनका औदार्य सहजसुलभ 
प्रेम के साथ हमे प्रसन्न करता है। उनकी उदारता उसी 
अवस्था में हम अनुभव कर सकते हैं । अन्यथा हम विषयों का 
अंकित होकर इस महती उदारता का लाभ नहीं उठा सकते | 
ये विषय हमें अपने ध्येय से च्युत करते हैं | ध्येय से दुर ६६ 
ढकेल देते हैं । विषयों का यह कर्तृत्व वस्तुतः हमारी कमीके 
कारण होता है। मनुष्य अपनी महत्ता कम कर बैठता हैं 
और उन विषयोंको ही अपनाता है, उनका स्वयं दास बैग 
जाता है । अतः इसमें प्रतिरोध की, निरोध की संयम की 
नितांत आवश्यकता है | विषयों को अपनाने की, अपेक्षा अपनी 
सच्ची महत्ता की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आत्मसर्ती 
का प्रभाव कम नहीं करना चाहिये । निरीच्छता, बे रागय तथा 
ज्ञान को प्रतिष्ठा देना, उनको अपनाना किसी भी हालत" 
बुरा नहीं । मन को इसी तरह संयमित, करके : विषयों 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


से कु 


RR le i i 


ध्याय देथा ( ३ १ प्‌ ) 


पराङ्मुख करना चाहिये तथा ज्ञान, विराग की आत्मीयता 
वढानी चाहिये । फिर दुःख के समुद्र में डूबने की नौबतही 
नहीं आयेगी । ज्ञानसुख का जो आनन्द वही हिलोरें लेता 
हुआ सवथा साफल्य का योग प्राप्त कराथेगा । उसका भौन 
भाव गहरे आनन्दका, विशाल अनुभूतिका, परतत्त्व स्पर्श का 
परिचायक है । वहीं अपनी देहकी समरसता होनी चाहिये | 
तादात्म्य होना उचित है। फिर यही देह ज्ञानरूपता काही 
दर्शन होगा । उसकी विदेही अवस्था होगी । परमात्मसा मर्थ्य 
का उज॑स्थल स्रोत उसमें उछलता रहेगा । वहाँ अन्य किसीकी 
बाधा नहीं होगी । ज्ञानानन्दको ही अपनाती हुई वह देह 
बिदेहिता का साक्षात्कार कर लेगी । उस आनन्द का वर्णन 
असंभव है । वहाँ अद्वितीयता का आविर्भाव है | अद्वैत की 
है। वहाँ मानो प्रेमकी प्रत्यक्ष मूतिही देहरूपमें 
विद्यमान है । तप्तकांचन के समान अत्यन्त तेजोमय ज्ञानराशी 
अन्तर्वाह्म अवस्थित है । वहां आनन्द है ज्ञानकला की एक 
वारणा । ज्ञानकी प्रिया प्रकृतिरूपा शक्ति अपनी एकात्मता का 
शगार मना रही है। अक्षररूपता का नामोच्चार मानो 
भणवरूप प्रणय का विदग्ध विलास । वहां प्रेम अलौकिक है । 
मनुष्य को उसके प्रति स्वाभाविक आस्था होनी चाहिये । जो 
से नहीं चाहता वह सचमुच अभागी है, अज्ञानी है । उसकी 
विषय लिप्सा विद्यमान है । वस्तुतः एसे प्रेम में आत्मसत्ता का 
दय है, आत्मीयता को प्रतिष्ठा है। जीवन का सर्वोत्तम 
जग है । उसकी ओर आँखें मूंदना निर्चितही गलत है । मनुष्य 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३१६) श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 


अपनेपर प्यार करता है। वह समझता है कि उसका प्यार 
इस देहपर है । देहकी शाश्वति बहुतही कम है। उसकी आत्मा 
नश्वर हैं, अमर है। उसपर जो प्यार है वही उसके मूलमें है । 
किंतु भोला आदमी यह्‌ समझ नहीं पाता । अपनी महत्ताको 
खो बैठता है। उमरी प्रेमपर सन्तुष्ट हो जाता है। उसकी 
प्यास फिर अविकल बनी रहती है। उसे तृप्ति नहीं मिल सकती । 
अतः अपनी महत्ताका, अपनी सत्ताका यथार्थं ज्ञान करते हुए 
मनुष्य को चाहिये कि वह ज्ञानको अपनाये, उस अमरप्रेम का 
साथी हो । फिर वह्‌ स्वयं मनुष्य की सार्थकता पायेगा। 
आत्मबल के कारण मनुष्यत्व से देवताभाव को प्राप्त होगा । 
अमरत्व का प्रसाद उसे प्राप्त है । वस्तुतः ज्ञान ब्रह्मचतन्यख् | 
है । देहमें प्रत्येक अवयव को, उसके अणुरेणु को वस्तुतः देहद्वारा 
ही पुष्टि मिलतो है, उनका परिपोष होता है । यह देहका | ह 
है। वह ऋण उतारने के लिए देहकी सत्ता देहपर सापकर उस 
आत्मतत्त्व काही आधार स्वीकार करना, देही विदेहा है । 
उन पांचभौतिक तत्त्वोंका परिपोष तथा उपशम हैं। 
फिर देवत्वही स्थिर होगा । अमरत्वही प्रदान होगा 
उनकी आधारशिला अब नश्वरदेह नहीं कितु आत्मा ६, ज्ञान 
है । ज्ञानकी विद्यमानता आनन्दभुवन है, आनन्दे का भवन हैं। 
वहीं प्रेम है, सच्चा जीवित है, उसकी सफलता हैं । यरद दा 
अमरपद की यथार्थता है, अपनी योग्यता का पर मोर्त है । 
अमरपद की सहजस्वाभाविक स्थिति अपनाता हैं। १” | 
योग्यता बढ़ाता है । वहाँ आत्मीयतासे ओतप्रोत रहना दै $ F 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय उथा (३१७) 


उससे निष्पन्न प्रीति का परिपोष प्रगाढ आस्थासेही करना होगा। 
उसके बीजारोपण के बाद उसका प्रेमपौधा निर्माण होगा | 
पोधेसे महानवृक्ष की निमिति है। उसकी पुष्टिमें प्रयत्नशील 
रहकर उसकी दुढतासे रक्षा करनी होगी | पनपता हुआ यह 
प्रमवृक्ष, ज्ञानवृक्ष अपनी घनी छायासे मनुष्य के जीवन का 
सच्चा आधार वन जायेगा | संसारत्रस्त मनुष्यको, त्रिविध 
तापोंसे दः्ध मनको यहाँ सुखद शीतल विश्रांति है। वह 
“मदृक्ष, ज्ञानरूपता का घना आविष्कार है। उसकी छायामें 
संपूर्ण जगत्‌ प्रेममय दीख पडता है । ज्ञानमय प्रेममय जीवन की 
साधना परिपूर्ण होनेके लिये पहले पहल अपने महत्त्व को, 
अपनी सत्ता को स्थिर करो, सुप्रतिष्ठित करो । विविध 
शारीरिक क्रियाओं की परिसमाप्ति अपनीही देहमें करते हुए 
उन्हें नियमित कराना आवश्यक है। उनके संयमन द्वारा 
गनःसंयमन का आविर्भाव है । इस संयम का फल नामधारणा 
को स्थिर करेगा । उसका सौंदर्य प्रतीत होगा । मनृष्यत्व का 
देवताभाव में परिणयन होगा? वह पौरुष सगुणता का 
पाक्षात्कार करके स्थिरतासे आत्मसत्तावान्‌ बनायेगा । फिर 
गामसौंदयं का आस्वाद लेते हुए, नामधारणामें, देवत्वकी 
गतुभूति जीवन को सदाके लिये परितप्त बनाती रहेगी । 
.॥ १८ ३॥। 
आतां यावरि जें बोलणें | तें वायांचि वेळ फेडणें । 
तंव सांचचि हैं पार्थ म्हणे । जें बोलतसा ।।१८४। 
अर्थे :- तिस पर भी कुछ कहना हो तो खाली समय 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३१८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


गवाना है । अर्जूनजी ने कहा आप जा कुछ सविस्तार कह रहे 
हैं, जो अपना कथन है, वह्‌ निःसंशय यथाथ है । 


~ 


व्याख्या :- तिसपर भी अधिक कुछ कहने के माने है 
समय व्यर्थै गेंवाना । जो कुछ कहने योग्य था वह इसके पहलेह 
हा गया है । वह संपूर्ण कथन अत्यन्त आस्थाकाही है। 
उसीमें अभ्यस्त रहना सर्वथा आवश्यक हैं। इस कशन के 
अनसार अनुष्ठान हो जानेपर निःसंदे प्रगति हो सकती है । 
यह संपूर्ण कथन मौलिक है, जगत्‌ को जड़का आए ले जानेवाला 
। विभिन्न तत्त्वोंको अनुभवगम्य स्पष्टीकरण हूं | अनन्तर 
भी जो कुछ कहना होगा वह जगत्‌ से संबद्ध होनेके कारण 
तथा उसका साक्षात्‌ संबंध सांसारिक परिश्रम से होनेसे वह! | 
केवल विस्तार है । बृद्धिका उन्मेषही वहाँ दीख पडेगा । उसमें | 
ज्ञानकी, आत्मसत्ता की बात बहुतहा कम है । बुद्धिकी 
वादिता का यह परिपाक होगा। वह अपन कथततको ही 
ज्ञानसरवस्व समझती है । उसका अभिमान जागृतसा हो जाता 
है । वह अपनेही प्रभाव में दंग रहती हैं । ब॒द्धिका यह त 
गणदोषोसे यक्त रहता है। वह तो त्रिगुणों का मर्दै है प 
अभिमान के कारण वहाँ दोषॉका तथा विकारों का हक र 
रहता है । वह अपने गुणोंसे नयापन्त निरखती हुई 
लालसामें नयी उमंग में दोडधूप करती रहती है | कर्मविर्षो 
का रहस्य उसके साथमें प्रकट होता है । कर्मोंका प्रतिर 
स्पष्ट करते हुए वह स्वयं उप्तके अनुसार रगरूप धारण हक 
है । नटी बन जाती है | वह समझती है. कि इस प्रकार 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ंथा (३१९) 


वाग्विलास, शृंगार वस्तुतः उस ईशवरकी सेवा है। कितु 
वास्तव में यह बडी भारी भूल है। बृद्धिका यह भ्रम अपनी 
महत्ता बढाने के सिवा और कुछ महत्त्व नहीं रखता । उसकी 
मुरसता या प्रगल्भता यहाँ कुछ कामकी नहीं । अतः और कुछ 
कहने से केवल बृद्धिविलास होगा कितु मागदर्शन नहीं | 
इसलिये जो कुछ कहा गया है उसकाही मनन निदिध्यासन हो । 
जब वह परमात्मतत्त्त अपने प्रकाशद्वारा जीवन उज्वल 
वनायेगा, जव उसकी सत्ताका साक्षात्कार होगा तब चाहे तो 
कुछ समय तक यह्‌ बृद्धिका रंजन देखना हो, तो जरूर देखो । 
उसी बुद्धितत्त्व के द्वारा सगुण साक्षात्कार का आलोक किस 
प्रकार रंजक बन जाता है वह देखना भी एक प्रकार रंजन 
है | कितु उसके पीछे पहले पहल दौडना अयोग्य है । 


आत्मसाक्षात्कार के दिव्य आलोक में अन्तरंग का मौलिक 
परिवर्तन हो जाता है। वहाँ उस अनादिअनन्त ज्ञानकी 
विद्यमानता प्रतिष्ठित हो जाती है | उसके 'अक्षर' का गुंजारव 
मनको मोहित करता है । उसके कलरव में प्रणवकी मुद्रा सिद्ध 
है। वहाँ संतत्व का साक्षात्कार है | उन्हींके द्वारा भोजन 
माप्य है, वह मंगल शुभप्रद प्रसाद नितांत कल्याणकारी है । 
अतः जो कुछ कहा गयो है उसेही अपनी योग्यता का आश्रय 
दिला दो | हे कृतिकुमर, पार्थं ! यह जो कहा वह सहजही 
है, ठीक ठीक अवधान देता जा ! ॥१८४॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३२०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


परि तेंचि ज्ञान केवि जाणावें । ऐसें अर्जनें जंव पुसावें। 
तंव मनोगत देवें | जाणितलें ।।१८५॥। 
अथं :- “ कितु वह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होगा ? ” यह्‌ 
प्रशन अर्जुनजी के मनमें निर्माण हुआ । श्रीभगवान ने यह्‌ जान 
लिया । 
व्याख्या :- श्री अर्जूनजी ने भगवानसे प्रार्थना की, है 
भगवन्‌ ! कृपा करके मुझे बताइये कि यह ज्ञान किस प्रकार 
प्रत्यक्ष किया जाय ? आपने तो विचार व्यक्त किया है, उसे 
ज्ञानरूप करके केवल ज्ञानरूप बनाकर, उसमें किस प्रकार मैं 
प्रविष्ट हो सकूंगा ? वह ज्ञान मुझमें किस प्रकार स्थिरता 
पायेगा ? एक तो केवल कथन या संवाद फलदायी नहीं । 
कहने सुनने से अनुभूति असंभव है । उसके द्वारा मैं ज्ञानस्वरूप 
नहीं हो सकता । यहाँ तक वस्तुतः बुद्धिके द्वारा आक्रमित 
प्रवास है। वह सब कुछ बुद्धिगम्य है. अतः जो बुद्धिसे भी 
परे है, उस आत्मतत्त्व के प्रकाश के लिए यह बुद्धिगम्य संवाद 
अकार्यक्षम है । अतः कृपया कहिये कि उस ज्ञानकी पात्रता 
मैं कैसे पाऊंगा ? किस प्रकार मैं ज्ञानस्वरूप बनूँगा : वह 
ज्ञानमयता मेरे अन्तर्वाह्म जीवन को किस प्रकार अपनायेगी ! 
हे कृपानिधि, अगर आपसे यह होगा तो आपके अनन्त उपक 
हैं आपके द्वारा फिर कृपा का पहनावा दिया गया वह 
ब्रह्मचेतन्य एक ज्ञानदेहही है जो इस पांचभौतिक देह के भी 
है । वही हमारा सच्चा साथी, आत्मीय सुहृद है। अते: 


ज्ञानरूप किस प्रकार हो जाऊंगा यह कृपया बताइये । आपरे 
बारबार प्रार्थना है ॥१८५॥ 


EE 


अध्याय ४ंथा (३२१) 


मग म्हणतसे क्रिरीटि। चित्त देई इये गोष्टी । 

सांगेन ज्ञानाचिये भेटी । उपाय तुज ।।१८६॥। 
अर्थं :- तब उन्होंने कहा ` हे अर्जुन ! इस वातकी ओर 

अवधान दे । ज्ञान पाने का उपाय मैं तुझे कहूँगा । ' 
व्याख्या :- श्री भगवान ने अर्जुन की विनन्ती को जान 
लिया | उसके मनकी बात समझ ली । उकके हेतु की प्रांजलता 
अनुभव की । उन्होंने कहा, हे अर्जुन! तुम्हारा विचार मैं 
समझ सका । उस ब्रह्मचतन्य को अपना करनाही एक विशेष 
प्राप्ति है । उस प्राप्तिमें अर्थं है, पुरुषार्थ है। उसको प्राप्त 
करना, उसको अपनाना महत्त्वपूर्ण है। वह किस प्रकार 
होगी ? यही तेरा प्रन होगा। उस संवधमें मैं जरूर कहना 
चाहता हूँ । उसको ठीक ठीक सुन ले । वह साधना अवधान- 
पूवंक समझ ले। पहलेपहल ध्यान देने योग्य बात यह है कि 
उस ज्ञानके वारेमें आस्था निरन्तर बनी रहनी चाहिये | 
उसकी उत्कटता न घटे । वह सदा तीकब्ररूप होती चाहिये | 
वह लगन निरन्तर बनी रहनी चाहिए। चाहे तो तुम्हारा 
भोजन, खाना पीना रहने दो किन्तु उस ज्ञानके बारेमें जो 
लगन है उसमें किसी भी प्रकार कमी मत आने दो । अगर 
यह्‌ तुझसे होता जायगा तो मैं मानूंगा, तुम्हारी आस्था सही 
है, तुम्हें ज्ञानके प्रति उत्कट प्रेम है। जिस प्रकार हमारा 
महत्त्वपूर्ण काम हम जिस आस्थासे करते हैं उसी प्रकार 
अत्यन्त उत्साहसे, आदरसे इस ज्ञानके प्रति प्रयत्नशील रहना 
चाहिये | तभी संभव है कि उसकी प्राप्तिका योग आ जाथ । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


 €C-0.ASlI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३२२) श्री ज्ञानेइतरी सुबोधिनी 
NNN SSSA 


उसके बारेमें तुम्हारी लगन, आस्था अत्यन्त उत्कट होनी 
चाहिए। तुम्हीं को आस्थारूप बन जाना चाहिये । इसीसे 
तुम्हारी बुद्धि ग्रहणक्षम, शुद्ध होगी । और वह अपनी शुद्धता 
के कारण उस आत्मीयता को, आत्मसत्ता को अपना सकेगी | 
वहीं रत हो जायेगी ।।१८६॥ 
श्रद्धावाँल्ल मते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः । 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ 
अर्थे :- श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है । ज्ञानसाधना 
में दक्ष तथा इन्द्रिय निग्रही को भी वह प्राप्त होता है । उसे 
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ अविलंब परा शांति-मुबित-प्राप्त 
होती है। 
तरि आत्मसुखाचिप्रा गोडिया । विटे जो कां सकळ विषयां । 
जयाचे ठाचि इन्द्रियां । मान नाहि ।॥। १८७॥। | 
अर्थ :- आत्मसुख की रुचि के कारण जो सभी विषयों 
से ऊब जाता है, जिसके पास इन्द्रियों को सन्मान नहीं- | 
व्याख्या :- पांचभौतिक सुष्टिमें विषयों का आविष्कार 
नितांत रम्यसा हुआ है। उसकी ओर मन तथा इन्द्रिय बरव 
आकृऽः होते हैं । इन इऱ्द्रियों के बिलास, उनकी शोभा त 
विषयों के संयोगसे होनेवाला सुख आदिके कारण इन्द्रियों के 
मनमें विषयसुख की अभिलाषा सदा बनी रहती है। वि 
का आकर्षण सचमुच दृढ है । उसका पनपत। विलास दिलचरा 
होता है अतः मन तथा इन्द्रिय उनके अंकित हो जातै हु 
विषयों के द्वारा सजाया गया-यह्‌ त्रिभुवन मनको लुभाती छ | 


अध्याय ४ंथा (३२३) 
OE OO 


नचाता है, अपनी ओर बरबस खिचता है । इन सभीसे 
विराग होना चाहिये । मनका निरोध करते हुए इन्द्रियों को 
संमित करना चाहिये । इन्द्रियों की माधुरी उनकी अपनी 
नहीं है। वह तो विषयसंग के कारण निर्माण होती है । 
वेषयों का उपभोग सर्वेथा बहिर्मुख वृत्तिका परिचायक ह । 
मनकी बहिर्मुखता निरन्तर आनन्द का अधिष्ठान नहीं हो 
सक्ती । वहाँ बाह्य सृष्टिका ऊपरी वैभव सा दीख पडता है । 
जहाँ अन्तजंगत की ओर झुकाव नहीं, आस्था नहीं वहाँ 
ज्ञानोदय की बात निरथक है । अतः अन्तर्भुख होकर आत्मसत्ता 
का अनुभव करते हुए आत्मसुख की स्थिरता अपनानी 
चाहिए। वहाँ सुखका जो आविर्भावसा दीख पडता है वह 
वस्तुतः सच्चा नहीं । बहिजंगत के सौंदर्य के अन्त:स्तल में 
आत्मीयता काही संनिवेश है | वह लक्षित नहीं होता यह बात 
अळा । किन्तु बाह्य जीवन में भी वही माधुरी है जो आत्म- 
सुखका ही एक अज्ञात आविष्कार है, जिसे बहिर्मुख व्यक्ति 
जान नहीं सकता । अतः उस आत्मसुखको ही अपनाने का 
यत्न करना उचित है। उस सत्य, शिव, सुन्दर का जो 
| परमसोदर्य है वह सवंथा अन्तरंग में स्थिर है, उसके लिए 
| अन्तर्मुख होकरही अवधान देना चाहिए | वह सौंदयंही सुख- 
| सवेस्व है | वही तुझमें स्थिर होगा। तू स्वयं सौंदयंरूप, सुखस्वरूप 
होगा फिर यह वाह्मजगत्‌ भी तेरा सुख बढाता रहेगा । 
एम्हारी सत्ता वहाँ स्थिर होगी। आत्मसत्ता के कारण 
| 'ह्मजगत्‌ में भो तुम्हारा कर्तृत्व स्वीकार होगा। तुम 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३२४) श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनो 
र 57535 


~ 


सम्मानित होगे । लोगों से तथा लौकिक जीवनसे तुम्हें परमसुख 
मिलता रहेगा तु उसका अधिष्ठान अन्तर्जंगत में स्थित 
आत्मसत्ता है । इसी प्रक्रार अन्तर्वाह्म जगत्‌ की एकात्मकता 
का प्रत्यय दिलानेवाला ज्ञान स्वयं संपन्न है । अतः इस ज्ञानका 
स्वीक्रार कर ! उसमें समा जा | केवल ज्ञानरूप बन ! फिर 
सभी सौंदर्य का स्वामी तुम होगे। लौकिक तथा अलौकिक 
सोंदय का साक्षात्कार तुम्हारे जीवन में प्राप्त होगा । आत्माही 
सर्वाग सुन्दर है । उसका दर्शेन बहिजंगत्‌ में अनुभव किया 
जाता है | वह तो ऐसा है कि सुन्दर व्यक्ति हारा अपनाही 
सौंदर्य आयने में निरखता जाता हो। आत्माहा अपनेको, 
अपने सौंदय को इस विश्वमें निरखती है । इन्द्रियों का विलास, 
अभिलाषा, विषयों से आस्था दृढ़सी है । अतः उनसे एक 
विराग निर्माण होना चाहिए । विषयोंसे उनकी HF दोग | 
लालसा कम होगी । निरोध, संयमन तथा ज्ञानके बारेम प 
होनेपर इन्द्रियों का गब, उनका बढ़ता हुमा विला, उ 
उत्कट विकारिता नष्ट होगी । वस्तुतः उस ह 
इनका 'मजनित सुख परिपुष्ट होता है। किठु उत्ह 
नहीं । वे अपनेमें ही मस्त हं। आत्मीयता का RE 
विषयों का निरक्षर तथा अभावात्मक अभिला सवथा त 
है । अतः विषयों से तथा इन्द्रियों से संपूण विरवित है 
चाहिये | उन्हें अपनापा मत दिलाता जा ॥॥१८७॥ __ 
जो मनासि चाड न सांगे । जो प्रकृतियें केछे न ' 
जो श्रद्धेचेनि भोगें । सुखिया जाला ॥१८८॥' 
` अर्थ :- जी'मनको अपने दुःख नहीं कहता, प्रक 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (३२५) 


गुण कर्मोंको अपना कहकर स्वीकार नहीं करता, और जो 
केवल श्रद्धासे ओतप्रोत होकर सुख पाता है- । 

व्याख्या :- अतः तुम अपने मनको कुछ भी मत कहो । 
उससे छिपाकर रखो । विषयोंका संग, इन्द्रियों की लिप्सा 
तथा उनकी अभिलाषा आदिकी कल्पनाही उस मनको मत 
दो | मनको सवंथा अज्ञात रखो। इंद्रियादि के प्राकृतिक 
विलासक्रो सदा दूर रखो । तुम्हारी इच्छाशवित पुरुषतत्त्व 
को होनी चाहिये । उसके अंकित रहक़रही उसका कल्याण 
है | मनःसंकल्प का पीछा करनेसे कुछ भी हांथ नहीं आयेगा । 
पुरुषतत्त्वका ही अनुसंधान महत्त्वका है, उसको विस्मृत मत 
होने दो । इच्छा तृप्ति मनको छिपाकरही संभव है । मन बड़ा 
विकारयुवत तथा संकल्पविकल्पात्मक है। वह तृप्तीको भी 
अतृप्त बनायगा । अतः ज्ञानका अनुसंधान मनकी दष्टिसे 
ओझल होकरही हो जाय । अतः मनका अंकित मत रहो । 
क्योंकि उसके द्वारा बहिर्मुख वृत्तियाँ निर्माण होती हैं, उनकी 
अभावात्मक तृप्ति है, अविकल प्यास है । मनका ऊब जाना 
सवथा कष्टकारी होता है | अतः मनकोही संयमित करो ! ! 

।।१८८॥। 
तयातेंचि गिव्रसित । ज्ञान पावे निश्चित । 
जथामाजि भचुंबित । शांति असे ॥१८९ 

अर्थ :- उसकी खोज करते हुए ज्ञान स्वयमेव उसके पास 
आ जाता है यही निश्‍चित ! उसके पास संपूर्ण शांति विद्यमान 
रहती है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३२६) श्री ज्ञानेब्वरी सुबोधिनो 


व्याख्या :- वह परमात्मसुख बिना श्रद्धाके प्राप्त नहीं 
होता । आत्मसुख का आसन श्रद्धापर जमा हुआ। यद्यपि 
जीवन की वास्तविक सत्ता आत्मामें निहित है तो भी उसके 
ज्ञानके लिये 'श्रद्धा' की सहायता जरूर है। वह महत्त्वपूर्ण 
आधार आत्मसुख के लिये आवश्यक है । जब कहीं श्रद्धावान 
होकर आत्मबल को तुम आवाहित करो गे उसके साथ आगे 
बढते जाओगे तब ज्ञानही स्वयं तुम्हें खोजता हुआ तुम्हार 
पीछे आयेगा । फिर वहाँ सच्ची, परिपूर्ण शांति प्रकट होगी । 
उसका तुम्हारे हृदय में निवास होगा । इस प्रकार श्रद्धा, 
शांति, स्तेह आदिसे सुस्थिर होनेवाला वह ज्ञान अत्ता में 
भी स्थायीरूप पायेगा । वह ज्ञानबीज अन्तःकरण में परिपुणतया 
अंकुरित होता जायेगा । वह पनपता रहेगा। जिससे वहीं 
आत्मबोध दृढ़ होगा । .ज्ञानकी स्थिरता में आत्मबोध है । [ 
वहाँ ब्रह्मपद के आधार से यह ज्ञानस्वरूप आत्माको आत्म- । 
सामथ्यं की प्रतीति दिलाता है। वहाँ मनका लय हैं, बुद्धि 


~ 


बोधरूप है । आत्मबोध संपन्न है। ऋणसे उत्तीण त ह 
लिये संचित-प्रारव्ध तथा क्रियमाण मनुष्यजन्म को देत हैं। 
मनष्यजन्म में उच्हींक्रा ऋण चुकाना पडता हैं। जन्म 
सफलता पायी जाती है । वहाँ जीवन का अणुरेणु, रजःकर्ण 
भी आत्मिक सुखसे परिपूर्ण हो जाते हें । ज्ञानरूपा मा 
प्रभाव है । ब्रह्माचेतन्य का यह आनन्दघन विलास ९ 
आत्मबोध के अंकित होकर देहकी गति नियति का -/ 
नियन्त्रण हो जाता है । महोबोध का बोधिसत्त्वरूप ज्ञातरार्ज _ 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय उथा (३२७) 


प्रतयक्ष ज्ञानरूप होकर जन्म पाता है। उस मनृष्य की योग्यता 
क्या कही जाय ? वह बोधही उसके रूपमें प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष 
व्यवहारसा करता रहता है। यहाँ दूसरी बातही नहीं । अन्य 
किसीकी सत्ता नहीं । मनुष्य का सहज स्वाभाविक आत्मबल 
यहाँ सक्षम है। कार्यशील है। उसका ही सौंदय॑ है, शुंगार 
है। वहाँ न मैं हूं, न न मेरा कुछ है। 'मैं' और “मेरा” का 
अस्तित्वही नहीं रहता । वहाँ अद्वयता के कारण परायेमन का 
अस्तित्वही नहीं । 'एकमेवाह्वितीयम्‌' जेसा स्नेह केवल अपनापा 
को ही पनपता है । वही स्नेह शांतरसयुक्त है । जहाँ देखें वहाँ 
शांतिका चरमोत्केषं, नित्यत्वकी नूतनता, समरसता तथा 
सरसता ! ! वहाँ बुद्धि अगर कुटिलता का विचार करेगी 
तो भी उसके लिये यह असंभव है । क्योंकि वह तो ज्ञाननिधान 
वन जातौ है । एक ज्ञानके सिवा उसके पास भी क्या रहता 
है ? वह ज्ञानमय होकर सर्वथा सुखासीन हो जाती है । बुद्धि 
उसी ज्ञानको अपनासा करके उसमें सुप्रतिष्ठित सी होकर 
आत्मबोध की प्रीतिमें रसलीन रहती है। ज्ञानकी संगिनी, 
सखी बतकर उसके साथ सानंद विहार करती है ।॥१८९॥ 

तें ज्ञान हृदयीं प्रतिष्ठे । आणि शांतिचा अंकुर फुटे । 

मग विस्तार बहु प्रगटे । आत्मवोधाचा ।। १९०॥।। 

मग जेउति वास पाहिजे । तेउति शांतिचि देखिजे | 

तेथे अपारापार नेणिजे । निर्धारिता ।॥।१९१॥ 

एसा हा उत्तरोत्तर । ज्ञानबीजाचा विस्तार । 

सांगता असे अपार । परिसे आता ॥ १९२॥ 

अथ :- वह ज्ञान हृदय में सुप्रतिष्ठित होता है-माचो 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३२८) 


A 


श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनी 


अहं ब्रह्मेति, अहं ब्रह्मास्मि यही प्रतिष्ठा-वहाँ शांति को 
अंकुर आ जाते हैं-जेसे दुष्टिको नया दर्शन प्राप्त हुआ हो- 
और आत्मबोध का विपुल विस्तार पग पगपर प्रकट होता है। 
फिर जहाँ देखें वहाँ एकही शाँति है, वहाँका निश्चय अपना 
परायासे पार, ममत्वरहित और केवल शांतियुक्त है, सचमुच 
वह अनिर्वाच्य है । 


इस प्रकार उत्तरोत्तर बद्धिगत होनेवाला ज्ञानबीज का 
यह विस्तार कि जो क्रमबद्ध होकर भी अपार, मर्याद(रहित 
समुद्र जसा, कि जिसके पार होना कठीन है । अतः सुन छै- 


व्याख्या :- बृद्धिकी शक्तिका परमोत्कषं उसकी 
आत्मनिष्ठामें है । जब वह आत्मवान्‌ होकर अपने उत्कष 
को प्राप्त होती है तब उस प्रतीति के कारण वह देवताभाव 
| कोही अपनाती है । उसका कतेव्य अब प्रमाणशुद्ध, प्रजे 
| तथा आत्मनिष्ठ होता है। उसका निदचय सुत्तद्चित, 
व्यग्रतारहित तथा स्थिर रहता है । वह स्वथं ज्ञानमय होकर 
अपने पराये का भेद भूल जाती है। या उस भूलसे जागू 
होती है । आत्मबोध क्रा उदय बुद्धिको शवितकी चरमसीमा 
है । वह बोधरूप बुद्धि परायी भावना छोड देती है I एकह 
आत्मीयता का अनुभव करती रहती हैं । सर्वत्र फले हुए 
उस अगाध, अथाह परमतत्त्व का साक्षात्कार हो जावेसे उसे 
| प्रसन्नता बरण करती है । वहाँ संसंपदा की संपन्नता मात | 
उसपर प्रसन्न हुई हो । ज्ञात्त का यही बीज है | उसकी चाह 
वेसा अंकुर पत्तपता रहे किलु ज्ञानकी यह धारणादी मौलि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४या (३२९) 


है। बोजका विस्तार हो जानेपर, वृक्षरूप में वह परिणत 
होनेपर या उसके वर्णन काही व्याप हो जानेपर, वहाँ केवल 
ज्ञान काही वक्तव्य है, एकही शब्द है, क्‍यों एकही अक्षर है । 
उसकीही वर्णमाला है, वर्णन है। उममें एक ज्ञानके सिवा 
अन्य कुछ भो नहीं। विशाल व्याप हो जानेपर भी ज्ञान 
नही है, और वह एकही, एकरस अखंड |! बुद्धिरूप में वह 
महत्‌ है, सवंत्र व्याप्त होता है । उसकी प्रीति बढ़ती रहती 
। ज्ञान स्वयं परमप्रेमरूप होनेसे, मूर्तिमंत प्रियत्व-प्रीति- 
होनेसे उसकी उत्कटता कम नहीं हो सकती । प्रीति हरदिन 
हरक्षण वर्धमान होनेवाली अक्षर सत्ता है । जितना हम वर्णन 
करते रहेंगे उतना उसका विस्तार बढता है, साथही उस प्रेम 
की परमोज्ज्वल ज्योति अधिकाधिक निर्मल, कांतिवान हो 
जाती है । उसका कथन सचमुच अगाधता का समीकरण है। 
उसकी सीमा कोई समझ नहीं सकता, उसकी गम्यता स्पष्ट 
हीं होती । उसकी परिधि विशाल तथा दुष्टिसे बाहर है। 
ऐसे अगाध प्रेमकी मूर्ति मनुष्यत्व में स्थिर होती है । मनुष्यत्व 
देवताभाव में परिणत होता है और वहीं मनुष्य का प्रेमोज्ज्वल 
शृंगार अवद्य द्रष्टव्य है । वह दृश्यही विलोभनीय है । उसका 
हत्व भो महान्‌तासे बढकर है। मनुष्यजीव इसी कुतुहल में 
रेम जाता है, उसमें स्थिर होता है। वहाँ वह अपनाही रूप 
देखता है । अपनाही कतुँत्व, सत्ता, प्रेम अनुभव करता हैँ । 
यहाँ इस आत्म पदके कारण आक्चर्यही व्यवत होता है । और 
मनुष्य के द्वारा श्रवण सत्कारपुर्वक हो जाता है। श्रवण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


Pe 


| 


(३३०) श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 


NS IRN ` 
सुखको सहज सिद्धता यहीं है । वह सर्वथा चाहता है कि येही 
ज्ञानकी, आत्मसुख की बातें सुनी जाय | उसकी यह प्रबलतम 
इच्छा रहती है । अतः यह्‌ वक्तव्य एक महत्‌ प्रेम है। वहाँ 
महान्‌, सौंदयं छिपा हुआ है, एक महान्‌ कौतुक, कुतुहल 
विद्यमान है। वहाँ प्रेम प्रेमको पाया गया । यह नित्य देखा 
जाता है कि मनुष्य अपनेपर प्यार करता है। उसकी अपने 
उपर बहुतही प्रीति रहती है । उसे अपने प्रेमके स।मने संपण 
जगत्‌ तुच्छसा होता है। उसका अपना प्रेम उसे सर्वोपरि 
रहता है । यह मनुष्य का प्रेम, उसका भाव देवतारूप होगा, 
ही प्रेम देवतारूप हो जाय, उसका आलंबन अपनी देह, बुद्धि, 
वासना, विकार न रहकर उसकी अपनी आत्मा रहेगी तो वह 
जरूरही दिव्य भावको अपनायेगा । यह आत्मप्रेम विश्वात्मक 
प्रेमकी योग्यता पाता है क्योंकि उसी आत्मप्रेम में आत्मौपम्यभाव 
है । विश्वको एकात्मरूपमें देखने की क्षमता है । अन्तर्वाह्म 
जीवन उसकी आत्मप्रीति से ओतप्रोत रहेगा । वहाँ मतुष्यत्व 
का सच्चा कौतुक है । वहाँ उस दिव्य जीवन की सचाई है । 
यह सत्य, यह दिव्यजीवन न कहाँ गायब रहता है । उ 
ढँढकर, उसकी खोज कर उसे अपने में ही लीन करन 
ज्ञानसौंदय का प्रकाशन है। वहाँ ज्ञानही ज्ञान हैं । ड 
परमप्रकाश है, चरमसौदर्य है, प्रज्ञानधन आनन्द है। म 
जीवन की इतिकतंव्यता है। मनुष्य जीवन में जिसने सी 
अपनाया उसको हम मनुष्य भी कैसे कह सकेंगे ? प्रत्युत Ei 
इस ज्ञानका अधिकारी नहीं, जिसने ऐसी साधना से सदां 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डया ( ३३१) 


लिए जी चुराया है और जो केवल मनुष्य की प्राकृतिक 
लालसा काही शिकार बन गया है, क्या वह मनुष्य कहने 
योग्य है ? उसकी जिंदगी असफल रहती है। जो अपने को 
नहीं जानता, अपने जन्महेतु को परिलक्षित नहीं करता, 
जीवन के उदात्त बोध के प्रति उसे आस्था नहीं, और अज्ञान- 
जन्य अंधरेमें ही जो लिपटा हुआ है, उसे प्रकृति का केवल 
दासही समझना चाहिए । उसके द्वारा जीवन का उत्कं नहीं 
अपनाया जायेगा । वस्तुतः मनुष्यजन्म में मनुष्य को अपनी 
वीजभूत मौलिकता को पहचाननी चाहिए । अपने कर्तव्य का 
पांग तथा आत्मज्ञान का बोध प्राप्त करने के लिए उसे 
प्रयत्नशील, तपोरूप, साधनायुक्त होना चाहिए । जो इस बीज 
रुपता को ज्ञात कर लेता है, वहाँ सच्चे अर्थ में मनष्यत्व की 
उदय है । जन्म को सफलता है । महान्‌ बुद्धिके कारण मनष्य 
की श्रेष्ठता है । अन्यप्राणियों में यह नहीं पायी जाती। इस 
प्रकार विश्वको अपनी सीमामें बाँधनेवाली यह महत्बद्धि जिसे 
ाप्त है, उस मनुष्य को अपने स्वभाव के प्रति सजग रहना 
चाहिए । अपनी सत्ताका अनुभव करना चाहिए । जो यह नहीं 
केर सकता उसका मनुष्यत्व न के बराबर है। जो उसे 
छोडकर अन्यत्र भटकता है वहाँ विफलता के सिवा और क्या 
९ ¦ मनुष्य को महत्ता, उसकी बृद्धि, श्रद्धा तथा आत्मा उसके 
अपने पास है। उन्हें पहचानकर ही प्रयत्नशील होना चाहिए । 
उस असीम ज्ञानको, उसकी सत्ताको जानने की बात कमसे 
मेम मनुष्य के मनमें होनी चाहिए । वह इच्छा, आस्था, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


5. 


§ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३३२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


आकांक्षा, उत्कट होनेपर जरूर प्रतिफलित होगी। मन केवल 
कोरी कल्पना की बातें न करे । कमसे कम मनमें इनके प्रति 
उत्कंठा, प्यास, प्यार जरूर होना चाहिए । यह सत्‌ की इच्छा 
सतस्वरूप है। उसकी इच्छा विफल नहीं होगी। कालातर से 
क्यों न हो कितु वह अंकूर जरूर पनपेगा | यथाकाल बारिश 
होगी, हरेभरे पत्ते हिलोरे लेंगे, फूलोंकी सुषमा तथा झुगचे 
प्रसन्नता देगी और मोक्षश्रीरूप फल वहीं साकार होगा | यह 
बीज भत इच्छारूप बेली प्रयत्नपूवक बढाची चाहिए । व 
इच्छा पंजी (मुहल) होकर रहेगी । और हलके हलके सूद हैं 
कारण उसमें वृद्धि होती रहेगी । कमसे कम मनुष्यत्व का 
भावना केवल प्राकृतिक न रहे। वहाँ प्रकृति से बढकर और 
कुछ प्रिय हो । यह आस्था यथावकाश अवसर पानेपर ईशच्छा 
का अंशसी वनकर, मनकी तरलता में संचरित रहती है | 
जहाँ ज्ञानरूप प्रियदशन उसे प्राप्त हागा, उस श्रीगरु के-संतर्क 
सामने अपनी एक्रात्मकता का मातो परिचय दिलाता हु 
वह अंश, ज्ञानभिक्षा का आवाहन करता हैं। वहाँ लीनता ह 
पराकाष्ठा रहती है। श्रीगुरुके मनम दयाका भाव सदार्द 
लिए है। उनक्रीही कृगा उसके संपन्नता को अन्तम ला 
हो जाती है । पांचभौतिक जीवन में यह प्रम, यर आस्था था 
दिच्छा भतदयाका ही आवाहन करती है। अपने तरवो 
पोषण करती हुई वह प्रकृतिमाता यहीं अन्तर में 52 ps 
जाती है । प्रकृति पुरुष का सामरस्य, इस ब्रह्मांड के ष्ठा 
होनेसे वहाँ ईशेच्छा का वह छोटासा अंश भी सम होता 


अध्याय ४था (३३३) 


उसके द्वारा इच्छित पंचतत्त्वों का परिपोषण, समीकरण यहाँ 
पुरुषा का प्रयोग हो जाता है। यही मौलिक क्षमता जब 
प्रकट होती है, तब उस मनुष्य का भाग्यही मानो जाग उठा | 
वहाँ स्थितप्रज्ञता स्वत:सिद्ध हो जाती है । ईश्वरी प्रकृति का 
परमप्रेम उसे उत्कंठित करता हुआ, आत्मनिष्ठ बना देता है । 
उसके जीवन में इस प्रकार सफलता की संपन्नता आजाती 
है | मनुष्यत्व की दिव्यता अनुभव की जाती है। अन्यथा 
प्राकृतिक जीवन का जो मनचाहा विलास, यह हँसना, रोना 
लाना-पीना आदिमें केवल अहंतुष्टि है, अहंपुष्टि है | वहाँ 
अहता टूस टस ठोसकर भरी हुई है । फिर वह अपनेक्रो ही 
भूल जाता है। उसका जीवन वृद्धि की व्यग्रता में बिताया 
जाता है । ज्ञानके सिवा ब॒द्धि सवथा अन्धी है। फिर बह 
वोझ किस प्रकार उठा सकती है ? जो जीवनभार से सर्वधा 
दवी हुई है, परिश्रमसे थकी हुई है और जो केवल अहुंता की 
दासी वनकर मनचाहे रास्तेपर दोडती है वहाँ स्थितप्रज्ञ की 
अवस्था केसे संभव है । इस देहकी विदेहिता अनुभव करने की 
क्षमता उसमें कहाँ होगी ? वह अपन में चर, अश्रद्ध तथा 
चानहीन अंधी है । वहाँ तो सवंथा चंचल और अस्थिर रहता 
है और उसे भी चाहे वेसा नचाता है । अतः पहलेपहल मनको 
स॑यमित करना पडता है । उसको ठीक खूपसे संथमित करके 
वृद्धे आगे रखना होगा । तब वही मन बुद्धिको भी सजग 
| फेर सकता है । सचेत करते का सामर्थ्ये उसे प्राप्त होगा । 
| तह वुद्धिकों भी जागृतसा करता हुआ ज्ञानकी ओर संकेत 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


8 


(३३४ ) हि श्री ज्ञ।नेशदरी सुबोधिनी 


करता है । मन वुद्धिका यह प्रबोध ज्ञानरूपता की पहली सीढी 
है | अतः हर प्रयत्न से तुम इस ज्ञानके बारेम आस्थायुक्त 
हो जाओ । उसकी प्रीति मनमें रखो । उसकी वांछा करते 
रहो । इस ज्ञानके कारण मनुष्यजन्म की सफलता है। अतः 
वह प्राप्त होनेकी इच्छा सदैब वचो रहे । वही ज्ञानको जन्म 
देगी । मनुष्य का हेतु, उसकी एकात्मता तथा आत्मनिष्ठा की 
संपन्नता इसी इच्छापर निर्भर रहेंगो । ऋमसे कम मनमें इसकी 
चाह जरूर जरूर बनी रहे। फिर वहीं ज्ञानवीज होगा । 
वह अंकुरित करने का कार्य तुम्हारा मन यश्रावकाश जरूर 
जरूर सफल वनायेगा ॥ १९ ०-१९२।। 


अज्ञव्चा श्रहधा नश्च संदायात्मा विनश्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्सनः ।।४०॥ 
अर्थ: जो संशयी, मूढ, अज्ञ तथा अश्रद्ध हूँ 
होता है । उसकी न इस लोकम प्रगति है, न उस ले कमे ग 
उसे सुख भी नहा है ॥ 
आईके जया प्राणिय्रेच्या ठायी । ज्ञानाचि आव 
तयाचें जियालें म्हणीं कायि। वरि मरण चांग।। ६ १5 [र 


~ 


डि नाहि। 


जन्य जैसें गृह । कां चैतन्येंविण देह । 
तैसे जीवित संमोह । ज्ञानहीत ।। १५४।। 
अथवा ज्ञानकीर आपु नोहे । 

परि ते चाड एकि जरि बाद 
परि तेश्र जिव्हाळा आहे । प्राप्तीचा पें ॥।१ 5 


हु 


ini ht, 
प 


मघ्प्राथ था 


वांचनि ज्ञानाछि गोठि कायसि | 
परि तेहि आस्त्राहि न धरि मार्नाव । 
तरि तो संशयरूप हुतांशीं । पडिला जाण ॥। १९६।। 
जें अमृतहि परि नावडे | 
एमे सावियाचि अरोचक जें पड़े । 
तें मरण आलें असे फुडें । जाणों ये कीं ॥१९७।। 
तेसा विषय सुख रंजे | जो ज्ञानेसीचि माजे । 
तो संशये आंगिकारिजे | येथें ्रांति नाहि ।।१९८॥। 
मग संशयीं जरि पडिला । तरि निभ्रांत जण नाशला | 
तो ऐहिक परत्रा मुकला । सुखासि गा ।।१९९।। 
अर्थ :- सुनो, जिस मनुष्य में ज्ञ'नविपयक बृद्धि नहीं 
चाव नहीं, उसके जीवित को क्या कहें ? वह कया जीवन है ? 
जञानहीन जीवित की अपेक्षा मृत्यु ही श्रेयस्कर ? निजेन गह 
या चतन्यहीन शरीर के समान ज्ञानहीन जीवित संमोहयक्त 
| (य।चना से ओतप्रोत, विवेकहीन, विवश) 
यह भी संभव है कि कोई ऐसा होगा कि जिसके पास 
ज्ञान नहीं, कितु ज्ञान पानेकी उसे तीब्र इच्छा है । उसे ज्ञान 
प्राप्तिका संभव है और यथावकाश वह ज्ञान पायेगा भी | 
ज्ञान न होनेपर उसकी चर्चा व्यश्व है। ज्ञानके बारेमें मनमें 
आस्था भी न हो तो वह मनुष्य संशयरूप अस्निमें पड गया । 
जिसके मनमें अमृत की लालसा नहीं है उसके पास 
अरोचकता सहजही प्राप्त है। यह अर्शच ऑर कुछ नहीं 
कितु सचमुच मृत्मुही ! ! 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 
। 


(३३६) श्री ज्ञानशवरी सुबोयिनो 


बिषय सेबन से प्राप्त हुए थोडेसे सुख के कारण जो ज्ञानसे 
भी स्पर्धा करता है, उन्मत्त होता है, उसे संशयने ही मानो 
अपनाया यही सही । 

जो भ्रांतिमें डब गया वह निःसंशय नप्ट हुआ । इह तथा 
परलोक से वंचित हुआ । सुखसे विमुख रहा । 

व्याख्या :- जहाँ ज्ञान प्राप्तिकी चाह नहीं वहाँ देवता का 
आश्रय भी कहाँ होगा ? देव भी उसमे दूर रहेगा । उसके 
देवता उससे दूर रहेंगे । वस्तुतः ज्ञानप्राप्ति के लिये श्रीगृष्क 
कृपा नितांत आवश्यक तथा अनिवार्य है । कितु जिसे ज्ञानकी 
आस्था नही उसके वारेमें श्री गुरुदेव को भी क्योंकर आस्था 
रहेगी ? जो उन्हें अपनाता नहीं, उसके घर वे क्यों जायेंगे : 
वह्‌ अक्षरभाव वहाँ सच्चा आश्रय है । आत्मनिष्ठा वहाँ पनपनी 
चाहिये । वृद्धिको सवंधा उसकी शरण हो जाना चाहिए 
ब्रह्मचेतच्य को अत्यन्त प्रिय ऐसा बह नामाक्षर, नामरूपसखा 
उसेही यहाँ प्रवेश नहीं दिया जाता, उसे घरमें नहीं लिया 
जाता, फिर सुख कहाँसे संभव है? जो नामधारणा ती 
गछसेवा, ज्ञानसाधना के बारेमे सबंथा उदासीन है वह वर्था 
अपना हित जानता है ? उसके विचारही एद से हो जातं 
वहाँ केवल भोगलिप्सा है । हितके बारेमे उसके मनम निर्देश 
तक नहीं, निव्चय भो नहीं । उसके सभी विचार रुद्ध से हैं 
जाते हैं । फिर हितक्री धारणा असंभव है । जिसके द्वारी छ 
जीवन को सच्चो सफलता है, उसके प्रति अगर यह देह उदासी 


| 
रहती है, तो फिर अहित लेकर जीवनयापन करते में #/ 
अर्थ है ? 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (३३७) 
PRS... ie SSRN 
उस कल्याणरूप दुष्टिको हम ओझल बना देते हैं । उसके 
वारम लगन नहीं, आस्था नहीं । ऐसी अवस्था में मनुष्य जन्म 
का हेतु सफल होना दूरही रहा किलु बडा भारी बोझ लिए 
हम फिरते रहते हैं । मनुष्य के जन्म की व्यर्थता यहीं दिखाई 
देती है । जीवभाव स्वयमेव बन्धनरूप है । यह्‌ जन्म बन्धन से 
गुत हानेका धुवण अवसर है । शिवरूप होनेका प्रयास यहीं 
सफल हो जाता है। जीवका यह बन्धन, विरुद्ध भाव उसे 
बद्ध करकेही रखता है। उसे अपनी मर्यादाका ही प्रत्यय 
आता है। असल में वह शिवरूप होकर भी मनष्यजन्मके 
शरण बद्धसा रहता है। उसका जीवित उसका अपना नहीं । 
वहाँ किसी दूसरे द्वारा-प्रारब्ध, क्रियमाण-उसके जीवन को 
गति है, नियन्त्रण है । बह स्वतन्त्र नहीं । उसकी देह किसी 
दूसरे के हेतुके लिए बोझसी ढोती है । अत: उसका अपना 
जीवित मानों मूत्युके आवर्तमें ही फंस जाता है । वहाँ इसी 
कारण बहिर्मृखता है जीवात्मा की ज्ञानमयता यहाँ लिप्त ह । 
उसको पहचान भी यहाँ नहीं । 
यहाँ और एक बात है कि वूद्धिकी सूक्ष्मगति भी इस 
5हपर प्रम कराने को उद्युक्त करती है । वह वहाँका जीवभाव 
सांगन को तयार नहीं होती। वही अहानिष्ठ प्रेम तथा 
अहुंपोषणयूक्त जीवित इष्ट मानती है। उसके लिए प्रयत्नशील 
रहती है । वृद्धि अपने को महत्त्वपूर्ण बनाने के प्रयत्न में ही 
| सी रहती है। वहाँ ब॒द्धिकी व्यामोहता है, उसमें रहना 
| उसे पसन्द है । इसी व्यक्तिमत्व के विकास के लिए, अहंपोषण 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


नि पी 


(३३८) 


श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


~~~ 


के लिए बार बारका आवर्ते भी उसे प्रिय है । जन्म जन्म तक 
उसका घूमना, और जीव को घुमाते रहना जारी है, उसकी 
सीमा नहीं । जन्मजन्मों में पाये गये गृणसंस्कार, वार बार 
जन्म के कारण हुए गृहसंस्कार तथा इसी अहंपोषणयुबत देवता 
का उपचार आदिसे जीवात्मा भी इसी जीवन का आदी हो 
जाता है । जीवात्मा का जीवभावही उसे मानो प्रियसा लगता 
है । वह अपने इस जीवभाव परही प्यार करता है । उसकीही 
अभिव॒द्धि की जाती है जो वस्तुतः सेवाधम का अन्त है, वहाँ 
भी गहनता है, गूढ़ता है कितु वह अन्धेरे से और कुछ नहीं । 
हाँ अभावात्मकता होनेसे सवंथा लोपही है । केवल गूढ, 
अन्धःकारयक्त होनेमें आत्मवान का प्रकाश नहीं हो सकता i 
अपने लोप के साथ इस देहका भी लोप हो जाय, उसकी 
स्वतन्त्रता न रहे, यही बुद्धिकी विवतंयुवत धारणा हता है । 
वह अनेकविधताम फंसी हुई है, नानात्वका मोह उससे घटा 
नहीं फिर एक लोप के सिवा उसके पास और वया रहेगा : 
वह उसकीही-जडता की प्रतीति इष्ट समझती है | 
कितु बुद्धि की गति कभी अत्यन्त सूक्ष्म रहती है हा 

आवतेनों के बाद कभी उसकी गुणात्मकता विकासोन्मुख हैं 
है । वहाँ जीवित का सच्चा अर्थ स्पष्ट करने के लिए आ 
कुछ निश्चय हो जाता है। केवल मृत्यु और मृत्य i नको 
अब नहीं रहती । वह अपने आत्मीय प्रेमकी प्रतीति देख 
उत्सुक रहती है। गृणोंके अनेकविध संस्कार, बारबार 
आवर्तो में हुए गृत्यसंस्कार तथा देवता का उपचार आ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (३३९) 


उस जीवात्माको भी अपनी आत्मसत्ता का, आत्मप्रेम का प्रत्यय 
हो जाता है । अपने प्रेमकी बिकासोन्मुखता वह अनुभव करने 
लगता है । वहाँ मानो देवही अनेक जन्मजन्मों के बाद उस 
पर प्रसन्नसा होता है | देवका वहाँ नया संस्करण है, उसकी 
अभिवृद्धि सेवाधम की सीमा देखती है। उसकी गहनता 
निगूढताको भी समझ सकती है। विवर्तका नानात्व, 
अनेकविधता होनेपर इस देहकी मर्यादा पूरी हो जाती लं 
वह देह अपने आप विदेही बनने की प्रेरणा मात्र है। बही 
एक आशाका किरण कि अनेक आवर्तोके वाद, अनेकविधता 
की लोप हो जाती है, और फिर उस एकात्म, एकविध अखंड 
अनुभूति का परिचय प्राप्त हो जाता है । 

वहाँ केवल देहकाही लोप नहीं तो उसके आश्रय में 
रहनेवाला अभ्यास, योग उसका भी लोप हो जाता है | जहाँ 
अभ्यास नहीं, योग नहीं, साधना नहीं वहाँ जोव एक बाह्यांगही 
वन जाता है । उसकी अंतरंग शक्ति मानो नष्ट हो जाती है । 
वह केवल बहिरंग की ओर झुकता है, और अधिक कुछ 
देखता नहीं । वह अपनी स्थूलता को, बहिजंगत को महत्त्व 
देता है । उसके परे और कुछ महान्‌ तत्त्व होगा, उसकी उसे 
कल्पना तक नहीं रहती | वह अपनी बहिर्मुखता में मस्त 
रहता है। यह संपूर्ण जीवन एक स्वप्नमय सृष्टि है, उस पर 
इस जीवभाव का ही एक संस्कार है। वस्तुतः जीवित्व में 
देवताद्शन का योग प्राप्त करना, उसकी सार्थकता है । उस 
देवतादर्शन के प्रति सवंथा अनादरसा रहकर मनुष्य बहिजेगत 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३४०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


की भूलभूलेया में फंस जाता है। 


उसे अपनी अहुंता का 
अभिमान है, अपने सौंदर्य का गव 


। अतः वह अपनेम ही 
मस्त रहकर बूद्धिके जाल में फंसा रहता है। उसके अधोन 
होकर जीवन के कालावधि को सुखोपभोग में व्यस्त करने के 
सिवा उसका कुछ काम नहीं रहता । इस प्रकार जीवित की 
विद्यमानता जन्ममृत्युका चक्र है, जो अनादि अनन्त रूपमें 
चलता रहता है | कितु वहाँ इसका पता तक नही चलता कि 
इस जन्मके कारण, इस देहमें वही परमात्मतत्त्व विद्यमान 
रहता है, उसीक्रे कारणही इस देहका चेतन्य है । बह परमात्म 
चेतव्य यहाँ सर्वथा ओझलही रहता है। जहाँ वह ओझल है, 
और उसको प्राप्ति के लिए प्रयत्नशून्यता है वहाँ वही परमात्म 
तत्त्व जीवभाव की दुर्द॑शामें, दूसरे के लिएही उपजीवन करता 
है, दूसरे के लिए अपना जीवित गँवाता है | फिर बार बार 
जन्मम॒त्यकाही चारा है। जीवभाव की दुर्दशा में फसा हुआ 
वह जीव अपनी तडपन कह नहीं सकता | वह भी माच 
जीवनमृत्य से बधीर होकर अपनी सत्ताको भूल सा बता 
है। फिर जो जैसा चलता है वंसाही चलने देता है। उसकी 

अस्वस्थता जीवन में प्रतीत होती है | वह अपनी कामना पूर्ति 
के लिए कुछ कर नहीं सकता | वह तो प्रारब्ध के अधीन 

होकर, जीवन के मौलिक सुखसे वंचित रहती है । 

यह तो सर्वसामान्य लोगोंकी दशा है। वहाँ जोवन % 
विकसन का, आत्माके उन्नयन का विचारही नहीं होता ! 


जीवभाव के कारण आत्मा सचमुच पराधीन, हीतदीरे 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३४१) 


अध्याय था 


जाती है। वहाँ काम धर्म के अधीन नहीं । धर्म, तथा काम 
दोनों भी जीवन के लिए अनुकूल हैं कितु काम को धमे के 
अधीनही होना चाहिए । उसका धर्मसान्निध्य श्रीगुरु की उप- 
लब्धिके बाद है । जहाँ धमं है, वहां श्रीगरु हैं, वहां काम भी उनके 
अधीन रहता है । श्रीगुरु का सान्निध्य, उनकी कृपाप्रचुर दृष्टि 
सहज स्वाभाविकता लानेमें समर्थ है । बही सहजस्वाभाविकता 
जीवभाव को अपनी अन्तःकला की ओर ध्यान देनेको उत्कंठित 
करती है। यहाँ दशाकी दुर्दशा समाप्त होती है। उसका 
मूलभाव जागृत होता है । रमणीयता की दिव्यानुभूति अन्तर 
साधना के कारण साकार होतो है । जीवचेतन्य का मौलिक 
भाव रामरूप है। उसकी प्राप्तिके लिए अन्तस्साधना का ही 
योग है । वहाँ आनन्द ` है, प्रज्ञानघन आत्मसौंदर्य है | वहाँ 
गृणोंकी विविधता होनेपर भी उनमें एकात्मदर्शन अनुभवगम्य 
है। विविध गुणोंका प्रक्ष केवल आत्मानन्द की अनुभूति के लिए 
ही है। वहाँ पराधीनता नही स्वाधीनता है। वहाँ संपदा सिद्ध है 

आत्मा संनिध है, ज्ञानका मौलिक सुखसंवेदन है। इससे मनःकला 
जोवित अपनाती है । वहाँ उसकी ज्योत्स्ना शीतल करती 
हुई आल्हाद कोही बढावा देती है । चन्द्रमा के प्रशांत किरण 
वहाँ जीवन में अमृत रसास्वाद प्राप्त कराते हैं । वहाँ अज्ञान 
रहा हो, तो भी वह आत्मीयतासे ही परितृप्त है । प्राणी मात्रों 
की जीवधारणा इस अज्ञानके ही कारण है | अज्ञान न होता 

ती जन्मकी आवश्यकताहो -नहीं रहती । - अतः वह अज्ञान 

ईत जीवमात्र को अनेकविधताकी ही अनुभूति दिया करता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३४२) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोघिनो 


RTS SS ४“ >; 
DI 


है | '्वेतियादभयं भवति’ यह उसका आदेश है, यह उसका 
उपदेश भी है । अतः जो कोई इस अज्ञान को जानता है, वह 
अद्वितीय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, अद्वैतानुभंव को 
अपनाता है । फिर वहाँ अन्तर्वाह्य जगत्‌ म एकह प्रज्ञानभन 
परमात्मदशन मनष्यत्व की जगहे ईश्वरत्वं का उदय 
है । वहाँ सँवंत्र एश्र्यभाव को प्रदर्शन हूं एसे ईइवरत्व 
प्राप्त मनष्य में सर्वाधिक नम्रता हं। सवत्र ईशदंशन के 
कारण वह नम्र हैं। उसकी पूजा जारा रहता है | वह ता 
अद्वितीय रह जाता है साथही सगुणका गुणातात रूप उसन 
अनभव किया हैं। वह सभी प्रकार के कर्म के रता है विंतु 
बह नैष्कर्म्यं योग से संपन्न है। अतः उच कर्मासि योंगयुकतही 
हो जाता है | वहाँ केवल आत्म्रदर्शनहीं हैं । वस्तुतः जीवदशा 
दर्दैबकाटी एक भोग है । उसे दुंदंशाही कहता चाहिए । हे 
त्राहि त्राहि, की हीं अतिपुकार हैं। जीवदशा का बनन्‍्ध 
होनेपर वहाँ आत्मरूप स्वाधीनता व्यर्वत है । ऑत्मरूपता 
के कारण, आत्मनिष्ठ; स्वभोवंसंहज जीवन है। संब 
आत्मंद्ञन का योग होनेसे इस विश्वके प्रति, तथा व 
प्राणीमात्र के प्रति विलक्षणं अनुकंपां, दया, कारुण्य निर्माण 
होता है। अहिंसा, भूतदया आर्दि कोमल करुण म 
| हदंप्र में सन्निवेश सहज रूपसे हो जाता है | केवल आ द 
| जीवना रै वैद बाउ को दीष्टे है। मंनेकी सूदमंस 
कंलाँओंमें, जीवन कें उदौत्तभांवं व॒द्धिंगंत होते हैं । कर्मविपाकः 


| 
"रण जीवर्दशा को जो दुर्दशा अनुभव की जाती है 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An ebangotri Initiative 


अध्याय यो नस (३ 


अंबरं नहीं के बंराबर हो जाती हैं। वहाँ शांति, सहर्शन, 
एकात्मता का प्रादूर्भाव हैं । वही एकर आत्मा, परमात्मपुरुष 
एकनिष्ठा के परंमादंरं के कारंण॑ देवोपंमं ऐश्वर्य व्यक्ति 
ब्यक्तिमें निक्षिप्तं करता है, उसकी उद्भोवना प्रकाशरूपता 
मुंधोग॑ है । वहाँ संकोच नहीं होता । संकोंचहीनता यहाँ 
शक्तिरूप बन जाती है । भक्ति पानेके लिये केवल मर्यादा का 
खयाल नहीं होना चाहिए । अंपने संपूर्ण जॉवेभाव को अत्यन्त 
[गयुंबत करके, किसीभी प्रकार संकोच न करते हुए उस 
भोलानाथ श्रौझिंवंजीं के अनुष्ठाने में लंगे रहनां चाहिए । 
कंतेव्य कीं निष्ठाकांहीं यहेँ व्यापार हों । उसमें स्वार्थशन्य 
निरपेक्षता अनुभव कीं जाय । संपूर्ण शक्ति वहाँ नेष्ट हों जायें 
फिर देहव॒द्धि नहीं रहेंगी । देहभाव कां परिवर्तन देवताभावं 
में होगा । 

निःसंशयं मनप्य की आत्मस्वोतंत्र्य है | आत्मस्वातंत्र्य के 
ऐद्वर्य का उसे अधिकार है। वह आत्मनिष्ठ होने पर उस 
आत्मंस्वातंत्र्यं के अनभव को पां जातां है। वहाँ उसे उसके 
एसवर्यं का भोग भी प्राप्त है । वह अपनी अधीनता सें संभी 
केम कर सकता है । किंतु वात यह है कि वह उसकी ओरं 
ध्याने नहों देतां । मायावश हीनेंके कारणं इंसं देहसें स्थित 
चैत्तन्य बी स्वंयंसिंद्धेता कां लाभ वह उंडी नहीं सकता | उसकी 
विद्यमानतां का उपयोग नहीं केंर सकतीं । यहीँ कोरणे हैं कि 
वह फिर देहबद्धि के जालमें फंसा रंहेतां है । विश्वसंभव की 
प्रक्रिया महामायो मूलप्रकृति की साम्यावस्था विघटित होती 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३४४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनो 


है । उसके त्रिगुणों की विघटना हो जाती है! ये त्रिगुणों के 
चरण, जो 'प्रणत कहे गये हैं, संपूर्ण विद्वकी निर्मिति में 
कार्यशील हैं । यहाँ त्रिपुटी भी है। कोई भोवता है तथा कुछ 
भोग्य और उन दोनों के संप्रोग को भोग कहा गया है । ज्ञान- 
ज्ञाता-ज्ञेय इसी प्रकार है । त्रिपुटी के जीवन में द्वेतभाव बना 
रहता है। जहाँ दैत है वहाँ द्व भी है और अहन्तायुनत 
जीवन भी । यह तो सरासर अज्ञान है कि जो द्वंतभाव का 
परिपुष्ट करता है। ज्ञाता अपने को महान्‌ समञ्ञता है, 
भोक्ता भोग में लिप्त है । ऐसी अवस्थामें ज्ञानकी ओर कौन 
देखेंगा ? अपतेको ही प्रतिष्ठा देते हुए ये जीव आत्मज्ञान से 


क ८ व 
- वंचित रहते हैं। त्रिपुटी के जाल्म फस जाते हैं। उसका 


मायामें अटके रहते हैं । वहाँ अज्ञानांधःकार के सिवा और 
कुछ नहीं । वहाँ आत्मसंवेदन नही, अक्षर ब्रह्म की उप 
नहीं । जीबकी उपाधि के कारण अन्तमुखता की FE 
है । प्रत्यत्‌ प्रकृति का जाल अधिक प्रभावी ; हो जाता र 
आदमी उत्तरोत्तर उस फ्देमें अधिकहिं फंस जाता 6 
लिरामय जीवन का निलेंप आनन्द यहाँ अदुष्ट है । परि जीवन 
की ओर देखने की दृष्टिही रोगयुक्त है। मारोगा 
यहाँ नहीं । त्रिगुणों के त्रिदोष की विषमता ता र 
नहीं बनाया करती । फिर जीवदशा आलस्यादि विकी है. 
भोग बन जाती है। इन्हीं विकारों के कारण उसके हद 
आत्मरूप कमल का संकोच हुआ करता हैं। किंतु उसे 
बातका तनिक भी पता नहीं चलता । कमल की मुरी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४या (३४५) 


बेचेन स्थिति वह अनुभव नहीं कर सकता । कसल की निर्लेपता 
उसके जीवन में अर्थशून्य है । वहाँ केवल भोगमात्र है | अतः 
जीवन के सभी भोगोंका आस्वाद लेनेमें वह व्यस्त है। 
उसका जीवन अनेक जीवोंका भोग है । 'औीवोजीवस्य जीवनम्‌' 
इस न्याय के अनुसार वहू अपनी जीविगिषा बनाये रखता 
है। उसके लिये वह प्रयत्नशील है । एसे मनुष्य द्वारा अनेक 
बार प्रयत्न करनेपर भी उसे अपनी स्वयंसिद्धता का पता नहीं 
चलता । उसे वह आत्मीयता अनुभव नही होती । उसके द्वारा 
प्रयत्न होतेही हैं । कितु फलद्राप नहीं होते । वह आत्मीयता 
की ओर झुक्रता है किंतु उसकी विक्रारवशता उसे दूर ढकेलती 
है । वहाँ स्थिर होने नहीं देती । अतः यह प्रयत्न अहुंपोषण 
को छोडकर अहंताविरहित होकरही किया जाना चाहिए 

उसे अपनी आत्माकी सहानुभूति प्राप्त होनी चाहिए | उसकी 
लगन एक्रनिष्ठासे अधिकाधिक उत्कट हो जानी चाहिए । 
आत्मीय सहानुभूति के ही कारण वहाँ प्रकाश का प्रवेश हो 
जाएगा । अन्यथा वहाँ संदिग्धता रहेगी, मनकी अस्थिरता तथा 
व्रिकारवशता बनी रहेगो। विश्वव्याप्त द्वेतभाव को नष्ट 
करने का प्रयास कोई सामान्य बात नहीं । कितु वहाँ एकदेशी 
प्रयत्नही होते हैं। हो सकते हैं । जो द्वेतभाव, उसकी 
विद्यमानता सवंत्र स्पष्ट प्रतीत होती है, उसके अन्तःस्तळ में 
एकही आत्मरूपता का आविष्कार है । वह सत्ता अनुभवगम्य 
होनी चाहिए । ये एकदेशी प्रयत्न कुछ हंद तक सफल होंगे । 
मनोरथ के संकल्प जिस प्रकार मनको खाली लुूभाते हैं, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(२४६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


आस्थिरता बनाते. हैं वेसेही प्रकृति के विलासका बाह्य रूप 
डतको भी बनाये रखता है अहाँ आत्मभवन में आत्मीयता 
छिपी रहती है। कितु जब वह निष्ठा जाग उठती है तब 
उसीके प्रयत्नोट्टारा, उसके नेष्ठिक बलके कारण मनको स्थिरता 
प्राप्त होती है । वहाँ आत्मीयभाव जागृतसा हो जाता है। 
वहाँ विशालता का, सच्ची उदारता का अनुभव कल, उदय है । 
व्यक्तिमत्व की पृथक्‌ सत्ता अब विलीन हो जाती है और वहां 
बरिदवव्यापक जीवन की स्पुहा पैदा हो जाती है। प्रयत्न की 
इस विश्ञालतामें गृंणोंकी साम्यावस्था का प्रतिप्रसव अनुभव 
होने लगता है । वहाँ. विशाल तथा सूम. जीवन का एकात्म 
साक्षात्कार रेतेको मन लालायित रहता है । विशालता की 
यह्‌ महत्‌ब॒द्धि गुणपरावतंन का सुयोग प्राप्त कराती है । प 
वही व्यग्रता नहीं, एकाग्रता है। इसी कारण स्च अर्थमें 
लोकलालन तथा पोषण होता है | लौकिक जीवन की संपन्नता 
5 स) बाधारूप' नहीं हो जातों। फिर वहीं त्रस्ता शा 
परिपोषं हो जाता है। इस प्रकार की साधना के लिए सा 
बातोंकी जरूरी है । अपनी सुखासीनता दूर करके वहाँ र 
वैराप्यादि से एक विशेष योग सुप्रतिष्ठितसा किया गया ह 
तो जीवनं का ऋण चुकाने का शुभयोग जरूर उपस्थित कं 

जाता है । कुछ मर्यादा में सही कितु वही सत्ता अन स { 
को उदक्त हो जाती है | वही देवताभाव होकर यदाश्री हे 
वेभव मुखर हो जाता है । योगसाधना के कारण "पु 
प्राप्त हो जाती है, योग्यता के कारण आत्मनिष्ठा प्रसन्न 


अध्याय ४था (३४७) 


होकर अपने प्रभाव का प्रसन्न परिपोष करा देती है । जीवन 
अन्तर्मूख बन जाता है। देवताभाव जागृत हो जानेसे 
भोगलिप्सा नहीं रहती और दिव्यता के आनन्दोत्कर्ष का एक 
बीजही मानो अपने जीवन में बोया जाता है। उसकी महिमा 
प्रकट होने लगती है । 

अतः आवद्यक है कि उस जीवदशा का जो प्रामाण्य, जो 
` चेतन्यरूप उसकी सिद्धता करनाही सर्वथा इष्टप्रद है। 
जीवभाव को वहीं सच्ची झांति, ज्ञान, सत्तां, प्रकाश है। 
वहाँ स्फूति, है, प्रेम है । कर्मकरतृत्व इसीमें सफल हो सकता 
है । उसकी सफलता पर वह महान्‌ कर्तृत्व बन जाता है । 
हाँ ! शायद यह तुम्हारी इच्छा होगी, कि वह स्वयं इस प्रकार 
चतन्यरूप बन जायेगा, हमें कुछ करने का प्रयोजन नहीं, तो 
यह तुम्हारी भूल है । जीवभाव की दुदंशा कम नहीं । उसके 
परिवर्तत के लिए उसके अनुकूल कायं जरूर होना चाहिए । 
वहाँ स्वभाव धारणा सहज नहीं हो सकती । कुछ तप, वैराग्य 
आदिकी नितांत आवश्यकता है । अगर हमारा मुख श्रीसंपन्न 
होनेकी चाह हो, या चन्द्रके समान शीतल, प्रसन्न होनेकी 
इच्छा हो तो आवश्यक है कि उसके लिए तप किया जाय । 
विना तप, बिना वेराग्य, बिना कष्ट वह असंभव है | कर्मकी 
श्रेष्ठता इसीमें है । इसकी निष्काम कृति यह वैभव अनायास 
दे देगी । अतः नैष्कम्य को ओर हमें जाना होगा । कर्मोका 
अनुष्ठान उस असीम के लिए, उस सत्ताके स्पशे के लिए होना 
चाहिए । फिर बही कम रंजक है। वहाँ लोकहित सुरक्षित 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३४८) श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 


है, धर्थेकी कसौटी पुरी हो गयी है । धेय तथा लोकहित दोनों 
की परितुप्ति यहाँ संभव हो सकी । प्रकृति गृणात्मक है ही 
किलु उसकी विषमतामें गृणोंक्री स्थिति भी विघटित रहती है, 
जब ये गुण अपनी साम्यावस्था पाते हैं, तब प्रकृति का स्वभाव- 
सिद्ध प्रकषं है । साथही विषयों के संगक्रे कारण जर्जर हुआ 
मन उनसे निवृत्त होना चाहिए। कतव्य का ही एक सुन्दर 
सत्कर्मयुक्त अनुष्ठान होता है तब वह परमात्मतत्त्व, आत्मदशंन 
का सहजसुन्दर सानन्द अनुभव कराता है। उस समय वह 
सहजानन्द का गृह बन जाता है। अपनी देहमें स्थित प्राण, 
जब आत्म सत्ताका, आत्मचेतन्य का अंकित हो जाता है, तब 
वहाँ उस सत्तारूप चैतन्य का सच्चित्स्वरूप केवल प्रेममें संपन्न 
हो जाता है । वहाँ उसका स्वरूप केवल प्रेममय रहता है । 
निरामय तथा प्रशस्त जीवन में उस आ।त्मतत्त्व का प्रकाश 
अत्यन्त दीप्तावस्थामें रहता है। वहाँ आत्मतत्त्व कायर्ह 
सामर्थ्यं रहता है कि किसी दूसरेकी भी सहायता करे। ड 
इसी प्रकार उदयोन्मुख है, निरामय हो रहा है, जीवन के 
अन्तस्पशं के लिए उत्सुक है, उसे -यही आत्मतस्व प्रेरणा 
दिलाता है, प्रोत्साहित करता है, सहयोग के लिए हाथ बढ़ीती 
है । अपनी महत्ता तथा तेजके कारण अन्य व्यर्थ बातोंको दूर 
हटाकर केवल स्वसामर्थ्यं तथा प्रामाण्य पर जीवन ऊपर 
उठाता है । यह महिमान, यह श्रेष्ठता कहाँ प्राप्त होगी “ 
वह जहाँसे संभव है, उसकी ओर अवधान देना तितर्ति 
आवश्यक है ॥ अपना मूल्य, अपनी कीमत कोई पराया आदमी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ंथा ( ३४९) 


नहीं कर सकता, कोई पराया तत्त्व भी वह नहीं पहचानता 
उसके लिए अपनेको ही आत्मसत्तामें ड्बोना चाहिए । वहीं 
स्थिर होना चाहिए। शब्दकी अगाधता, उसकी अर्थवत्ता 
उसका अनुभव वस्तुतः प्रत्ययकारितामें है | यह प्रत्ययकारिता 
जिसे प्राप्त है बही अक्षर है, अमर है । एसेको ही आत्मरूप में 
अधिष्ठान है । आत्मवाचक वही हो सकता है, वही नामधारक 
है । देहरूप गृहमें यही दीप है । यह अक्षरत्व, आत्मीयता का 
स्नेह दे देता है । फिर स्नेहपूर्ण दोप प्रज्वलित रहता है । 
इस प्रज्वलित दीपका प्रकाश निरन्तर रहना चाहिए । एसी 
अवस्थामें ही जीवन प्रकाशमान है, प्रत्ययपुर्णं है । उसमें 
आत्मतेज संपन्न चंतन्य, जो कि स्वत:सिद्ध है, जीवदशामें 
उत्साह पदा करता है। शिवरूप होनेके लिए उत्सुकता 
बढाता है । वह महतूपद, वह शिवस्वरूपमें ऐक्य (याने साध्यही 
सिद्ध हुआ, इस प्रकार) कराने को अनुष्ठान कतंव्य है । किसी 
बीमारको औषधि देकर उसमें उत्साह धेय निर्माण करने के 
एवज में आलस्य बढानेवाली दवा देकर क्या लाभ ? उससे 
उसकी बीमारी कंसे हटेगी ? इस अवस्था को मूढ़ताही कहना 
चाहिए । निसर्गसिद्ध नियम के विरुद्धही यह बर्ताव है । मनष्य 
की देह धारणा का हेतु यहाँ असफल रहेगा । यह संमोहन 
बुद्धिको फंसाता रहेगा । अतः जीवनप्रद उत्साह, धर्मप्रभावन 
धारणाशकिति, कतव्य के प्रति निश्चित निष्ठा आदिकी 
नितांत आवश्यकता यहाँ रहेंगी । अन्यथा यहाँ जीवन संमोहित 
होगा, ज्ञानविहीन रहेगा, आत्मबळ को खो जायेगा प्रत्यक्ष 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


a | 


(३५ 8 FE _ श्रीज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


POS 


जो विद्यमान है, देहमें स्थित है, स्वत:सिद्ध तथा आत्मसत्ता 
संपन्न है, उसेही अपनी देहमें सत्त्र, कणकण में अणुरेणु में 
व्याप्त करके, उसकी उपयोगिता का लाभ उठाकर उसे जीवन 
में अनुभूत करते रहना चाहिए । इसीसे ही हम उसकी सिद्धता 
का परिचय पा सकेंगे, अपना भी परिचय पावेगे । फिर मनुष्य 
की सार्थकता दूर नहीं रहेगी । जिसके पास यह दृढता नहीं, 
जो इस धारणा को अपनाने में हिंचकिचाता है, जो आत्मसत्ता 
में श्रद्धावान्‌ नहीं उसक्रा मन पह्चानकर प्रकृति उसे सचमुच 

अन्यत्र खिचती है। वह अन्तरंग का अधिकारी नहीं हो 

सकता। वस्तुतः नामाक्षर की संपन्नता इतनी श्रेष्ठ है कि 

वह मानो जीवदशा पर सत्ताका प्रयोग करनेवाला, पराकाया 

प्रवेश का सामर्थ्य प्राप्त सिद्धान्तही है । उसके अनन्यसाधारण 

महत्त्वको जो नहीं देखता वह सचमुच अन्धा है । जीवन की 

सगुणता का मुख उस शब्दका अधिष्ठान है। वहीं उसकी 
| सत्ता है, विद्यमानता है । मुखमें ही शब्दोच्चार है, नामधारणा 
है। वह भी वेखरीसे लेकर परा तक हो जानेसे हुदयस्थ हो 
जाती है। एसे अक्षर की सत्ताका क्या कहना ? उसके 
| गहुनगूढ़ साम्यं का पता चलनेपर भी जो अश्रद्ध है, उसके 
। दुर्भाग्य को कोई पलट नही सकता । मनक्रे द्वारा इस अक्षरत्व 
| का साक्षात्कार कर लेता चाहिए | पर यह तब संभव है जब 
मन निःसंकल्प हो और वह अपनी अन्तर्भुखता बनाये हो । 
अन्यथा उस बहिमुख मनमें न शब्दसामथ्यं की सत्ता है, च 
अक्षरत्व आभास तक । वहाँ वासनाओं का अनियन्त्रित विळा 4 


So ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


मध्याय ४था (३५१) 
ihe, ‘Dems AN 

है, जीवन के उपभोग की नित्यनूतन कल्पनां हैं। वहाँसे 
दबकर आत्मा सचमुच ओझल हो जाती है। फिर मानवी 
जीवन हवा के समान, अर्थहीन, भावशून्य है। कामना तथा 
वासनाओंक़ा ही प्रभाव दीख पडता है। उनके इवासोच्छवास 
उन्हींके लिए होते हैं जहाँ भोगलिप्सा के सिवा और कुछ नहीं । 
सगुणरूपता होनेपर भी वह सगुणता अपनी गुणात्मकता का 
सद्गृण वहाँ प्रकट नहीं करती । त्रिगुणातीत होनेकी क्षमता 
हैही नहीं । सगूणताही चुरायी गयी। चित्तकी बहिर्मुखता 
अन्तर्गत रमणीयता से वंचित रखनी है । जीवन का अन्तर्गत 
सौंदर्य वस्तुतः आत्मीयता का अनन्यसाधारण विलास है। 
वहाँ देवत्व की सुप्रतिष्ठा है, जीवन की सच्ची सत्ता, सौंदर्य 
तथा आनन्द इस रमणीयतामें सहजसिद्ध है। जो केवली 
बाहरी वृत्तिसे देखता है वह इस अनूठे लाभसे बंचित रहता 
है। उसके लिए उसका दवही बाँधा गया है। देवत्वको ही 
यहाँ छिपाया गया । वस्तुतः यह संपूर्ण एश्वयं, प्रकृतिगत फा 
आत्मगत सौंदर्य, उसी ईस्वरत्वका ही परिचाथक है | कितु 
जो बहिर्मुख दृष्टिसे देखता है उसके जीवन में भी केवल 
प्राकृतिक धारणा है जो अन्तस्तल में छिपे हुए ईशवरभाव को 
ढॅकाये रखती है । वहाँ प्राकृतिक भाव एकप्रकार आवरणसा 
. हो जाता है और अन्दर आत्मीयता बेचेन रहती है । फिर 
` भौतिक संपन्नता की प्यास है, उसके पीछे दौडता है, भोगमें 
डूब जाता है । वहाँ ज्ञानलालसा का उदय कहाँ होगा ? मनमें 
इसी बहिगंत जीवन का मुगजल है, जो वासनाओं की प्यास 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


_ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३५२) श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनो 


बचाने की चेष्टा करता है उस आकारहीन, मायामय मुगजल 
पीछे मानव घसीटता जाता है, तृप्ति चाहता है, शुख मानता 
है और अपनेही किये कराये पर रोता है। यह सर्वथा 
अभागीपन है । बुद्धितत्वका बाल्यही यहाँ स्पष्ट है। बुद्धिका 
बाल्यही यहाँ शबलरूप दिखलाता है । बिश्वमें या देहमें वृद्धि 
की महत्ता अनन्यसाधारण है। ज्ञानकी वह वाहक होनेकी 
पात्रता रखती है। उसके विशुद्ध रूपमें आत्मनिश्चय की 
धारणा उसमेंही स्थिर होजाती है । उसकी तेजस्विता अवर्णनीय 
है । परन्तु वह अन्तमें प्राकृतिक है । -प्रक्ृतिजन्य कण 
उसपर असर हो सक्रता है । परिणामस्वरूप उसको घार i 
कभी कभी निर्वद्धसी हो जाती है। वहाँ आत्मदशेन का योग 
नहीं होता । जव बुद्धिही हीनबल, शवर हो जा है न 
उसका निञ्चय प्राकृतिक हो जाता है । उसकी दुष्टिसे आह्म- 
सत्ता ओझल रहती है। विषयों का लुभावना विलास र 
मोहित करता है। फिर उसके द्वारा सुलका तिल 
होगा ? वह तो विषय सुखोंको ही अपनायंगा । ड्स हि 
अपक्वता, अमांशही निर्माण हो जाती है जो he 
चंचल बना देता है । अस्थिर मन संकल्पां के झट he | 
खाता है। चकराता है। अतः मायाका स्वभाव भी र 
लेता चाहिए। उसकी प्राकृतिक धारणा का भी ज्ञां त 
केना चाहिए। उसकी स्वभाविक प्रेरणा समझलेंनी ब 2 
जिससे हम उसके चंगळ में नहीं फंसेंगे। फिर विय , 
वासना मुत्युके समान होगी । उसके प्रति बिराग रि है 


अध्यायं था (३५३) 


होगा । हाँ कुछ जरूर कहेंगे कि यह अमुतत्व और क्या है ? 
एक जीवन से मृत्यु ही ! हाँ प्राकृतिक जीवन से यहाँ मृत्यु है 
कितु आत्मिक जीवन का प्रभात है । आत्मसंपन्न, बलवान 
तथा सर्वागसुन्दर योगसाधना का परमोत्कर्ष इसी अमृतमय 
जीवन में होता है, जहाँ विषयों का कीचड नहीं, गन्दगी नहीं, 
प्यास नहीं, बुराई नहीं। सभी विकारों से अलिप्त रहकर 
भी सुखानन्द का स्रोत अपनी पुरी शक्तिसे अन्तःकरण को 
सदा भर देता है । उसमें फिर कमी नहीं । अन्यत्र यह कदापि 
संभव नहीं । जब माथिक जीवन समाप्त होता है, तब चाहे 
विषय आक्रोश करें। उनका रंजन करना मायाका काम है ॥ 
जीवन से माया हट जानेपर विषयों का आधार नष्टसा हो 
जाता है | इसी लिए मायाका भी विस्तार देखना आवश्यक 
होता है। उसका पूरा ज्ञान साधनामें भ्रम नहीं निर्माण 
करेगा । जो इससे ज्ञात नहीं रहता उसे मायाकी भूलभूलंयामें 
फंसने की नौबत आती है। इस पृथ्वीलुल्य देहकी वासना- 
प्राबल्य के कारण सर्वथा हानि हो जाती है । मनक्री विद्धता - 
सर्वथा बाधक हो जाती है फिर उस मायके यथार्थ ज्ञानसे 
जीवभाव उस शांत, स्थिर आत्मतत्त्व की ही प्रार्थना करता 
है । बुद्धि आँखेंहो मूंदी जाती हैं और अर्थ, विषय, वासना, 
देह आदिके बारेमें तारतम्ययुक्त ज्ञान हो जाता है, जो 
शञानसत्ता की महत्ता को पहचानकर बुद्धिको स्वाधीन कर 
लेता है, प्राकृतिक विषयों से निलेंप रखता है । 

यह सब बृद्धितत्त्व का ही प्राबल्य है । जब बुद्धि अपनी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३५४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनों 


महत्ताकों बढाना चाहती है तव उसकी अहंमन्यता स्पष्ट 
दीख पडती है । वह अपने को बहुतही होशियार समझती है । 
अपने को महत्त्व देते हुए वहू अपने को पंडितमन्य बना देती 
है । जब तक उसके द्वारा इस देहके तत्त्वोंस मुकाबला है 
तब तक उसका महत्त्व ठीक रहता है। कितु जब दे 
अतीत उस आत्मतत्त्व के साथ प्रसंग है तब उसका बडप्पन 
ऊपरी प्रतीत होता के बारेमे उसकी बातें चलती हैं 
तब तक उसका वकतव्य ठीक है, कितु आत्माके संबध मे भी 
बह बकने लगती है तब वह कथन सवथा एकदेशीय तथा 
अहुमनन्‍्यता का हो जाता है । उसके कथन में जो वय्यथ रहता 
है उसका प्रत्यय सभीको आ जाता है, साथही वह भी समझ 
लेती है कि कुछ गडबडीसी हा रहा है | अन्यथा वहु स्वयं 
अपनेही वक्तव्य का विविध विलास देखने में दंग हैं | विषयों 
की निष्ठा कुछ कम नहीं होती । वह श्रवणों की ड 
समझ सकती है और उसके अनुसार अपना चातुर्यं भी 
दिखलाना चाहती है। कितु यह भी कभा संभव होता है कि 
उस परतत्त्व का प्रकाश कुछ हृदुतक उस अन्तर्[ख बनाने का 
प्रयत्न करता है । उसके सामने जीवन का तभा विइवसंभावत 
का विज्ञान साकार किया जाता है। उसका अपना स्थात 
निश्चित करते का प्रयास होता है । उस समय बर्ह भी अपनी 
भल हो सके तो पहचानती है। वहाँ परतत उसकी 
आत्मीयता तथा परायंपन, अन्य विषयोंका स्थान, वहाँ अवधार्त 
अनवधान, सामरस्य स्थिरता तथा शरार धारणा आदिकै 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (३ ५५) 


बारेमें एक विशाल आलेख उप्तके सामने उपस्थित हो जाता 
है । तब कहीं वह समझ पाती है कि इसमें उसका स्थान क्‍या 
है ? वह अपने पुराने अनुभव का आधार ढूँढती है । अनुभूति 
का वीज यहाँ बोया जाता है और स्थिरता का विचार दृढ 
होता है । वही बीज अंकुरित हुआ ज्ञानदेह को लक्ष्य करता 
है | इस प्राकृतिक देहके अन्तर्गत ज्ञानदेह की स्थिति है, जो 
अपाथिव है और केवल ज्ञानगम्य है । जव उसका ध्यान इस 
ओर जाता है तब उसके वक्तव्य की चहलपहल नहीं रहती । 
उप्तकी अन्तर्मुखता अधिक बढ़ती है। उसका विस्तार ज्ञानके 
कारण अपनेमें संकुचित होने लगता है, जिससे वह्‌ ` विस्तारही 
ए+ प्रकार बेचेन हो उठता है । क्योंकि उसे बुद्धिके बकने' की 
आदत रहती है । फिर पुनः प्रयत्न. होते हैं, बुद्धिका भौतिक 
विषयों की ओर अवधान हो जानेके लिए प्रयत्न होते हैं कितु 
इस बार वृद्धि ज्ञाननिष्ठा की ओर झुकी रहती है । उसे 
ज्ञानबीज की भी कुछ पहचान जरूर हो जाती है । कुछ 
प्रमाण में सही वह अपने कर्तव्यको, अपनी ज्ञानशक्ति को तथा 
अन्त्निष्ठा को ज्ञात कर लेती है । इसका. प्रभाव देहधारणा 
पर जरूर हो जाता है। देहधारणा भी मानो प्रमाणित हो 
जाती है, उसके महत्‌ को विशिष्ट मर्यादा आ जाती है। 
पार्थीव जीवन से सटकर रहने की बुद्धि की शक्ति इस प्रकार 
अन्तर्लीन हो जाती है । उसका यह बदल उसे जरूर उपयुक्त 
हो जाता है । देहमें ही उस परतत्त्व का अस्तित्व है, उसके 
लिए सेरवेर अन्यत्र भटकना अनावश्यक तथा अर्थहीन है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३५६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


इसी दृढ़ निश्चय को बुद्धि आ जाती है। फिर उसकी 
पंडितमन्यता अपने आप दूर हो जाती है या वह स्वयं उसे 
दूर ढकेलती है। पहले पहल उसके द्वारा यही प्रयत्न होता है 
कि जिससे यह अहंता हट जाय । उप्तके अनुकूल बर्ताव, चलना, 
ऊठना, बैठनाही क्या सभी प्राकृतिक व्यवहार हुआ करते हैं । 
अन्तःकरण के विविध भावों, विकारों, विचारों तथा मनकी 
अनेकविध कलाओं को पहचानने में वह्‌ व्यस्त रहती है। 
वहीं स्थिरता पानेका उसका प्रयत्न रहता है । परन्तु वृद्धिका 
यह घेर, उसके महत्‌ का यह आत्यंतिक विस्तार उसके प्रयत्ना 
में भी बाधा डालता है । व्यक्ति, वक्तव्य, आत्मतत्त्व तथा 
सत्ता आदिके संबंध में यथार्थं ज्ञानकी उपलब्धि होनेके लिए 
केवल प्रयत्नही पर्याप्त नहीं होते । बुद्धि की अहन्ता यद्यपि 
घटने लगती है तो भी उसके प्रयत्न उसके अन्तरग के अत्यन्त 
सूक्ष्म अहन्ता के तरंग हो जाते हैं। और इसम उसकी 
ज्ञाननिष्ठा, ज्ञानकी अनुपलब्धि के कारण फिर चलित होती 
है । वह अकेली इन सभी बातोंका बोझ नहीं उठा सकती । 
बह चाहती है कि अकेलीही इस रास्तेके पार करू पर वर्ह 
असंभव सा हो जाता है | उसका बुद्धिसत्वही लूटा जाता है । 
वह अपनी अंतर्मुखतासे वंचित हो जाती है। एक असीम उदासी 
आ जाती है। वह अपनी दुर्बलता पर रो पडती है । उरे 
ज्ञानदेह में स्थिर होनेको पात्रता न होनेके कारण फिर वर्‌ 
उसी पांडित्य की ओर झुकती है। उसके सभी Fi j 
मनःसंक्ल्पों के समान हुआ करते हैं, जिन्हें असली सत्ता तह 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


~ ~ ~~~ 


है | वह मानो मनको ही ज्ञात कराती है । कितु मनकी वात 
क्या कही जाय? वह तो अतिविलक्षण है। उसके संकल्प 
विकल्पों को लेकरही हुआ करते हैं | फिर वहाँ स्थिरता कहाँ 
से होगी ? मनका स्वभाव इस प्रकार अत्यन्त अस्थिर है । 
जब वह अपनी विकारिता के कारण दब जाता है तब बुद्धिको 
आधार कहाँ रहा ? बुद्धिके अन्तरंग में मौलिक परिवर्तन 
होते लगत। है । वह सचमुच अत्यन्त दीन बन जाती है। 
अमृततत्तत््ववीजकी उसे जो जानकारी है, वहू केवल कुछ 
प्रमाण तक । पूरे रूपमें वह उसे नहीं पाती। साथहो उसकी 
जानकारी है, साक्षात्कार नहीं । ज्ञान और जानकारी में अंतर 
(फरक) है । ज्ञान प्रत्यक्ष कार्यरूप है, स्वयंसिद्ध है तो जानकारी 
परावलंबन युक्त है । अतः बुद्धिका प्रयत्न परिपूर्ण सफलता 
हीं पाता । इससे वह्‌ फिर फिर प्रयत्न को उत्सुक होती है 
और वह प्रयत्न ही उसे प्रियसा लगता है । वह यद्यपि अभ्यास- 
योग की आदी नहीं है, तो भी वह प्रयत्न उसे बहुतही प्रिय 
लगता है । वहाँ प्रयव्नों के कष्ट के कारण वह अत्यन्त क्षीणसी, 
क्वचित्‌ अत्यन्त उत्सुक, क्वचित अतिगभीर, दयांवन्त, करुण 
गम्भीर हो जाती है । अन्तःकरण का आक्रन्दन उसे एक प्रकार 
अतिनम्र बना देता है । अतिलीनता आजाती है, देहकी धारणा 
भी अहन्ता का एऐंठना छोड देती है। शरीर तथा मन, बुद्धि 
तथा अंहुंकार आदिकी नम्रता यहाँ पराकाष्ठा को पहुंचती 
है । जगत्‌ के यच्चयावत्‌ चराचर को वह वंद्य समझने लगती 
है। उसके अन्तःकरण में यह दीनता आ जाती है और वह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (३५७) 


gi. 
के 


० 


€ 


(३५८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


सभी को मनःपूर्वक आशीर्वाद देती है । अपनी ज्भेच्छा प्रब्रट 
करती है । सभी प्राणीमात्रों के प्रति उसके मनमं आदर निर्माण 
हो जाता है तथा बह सभीके प्रति अत्यन्त आदरयुक्त होकर 
हो जाती है । उन सभीको वह अत्यन्त भाग्यवान समझती 

है और विलक्षण सुहृदता-सौहार्द-निर्माण होता है। उनके 
प्रति विलक्षण अनकंपा, प्रेम, दयाद्व ता निर्माण हो जाती है। 
सके अन्तर में यह अन॒ठा बदल हो जाता है । ये सभी प्राणी उसे 
अत्यन्त प्रिय लगते हैं । विश्वरूप आत्मौपम्य वी भावना उदित 
हो जानेसे उसका भाग्यही खुल जाता है। वहिजंगत में जो 
एकात्मकता का अनुभव वहू करती है, उसके कारण उसे 
`-अन्तःस्थित आत्माकी आवाज मानो सुनायी देती है । अपने 
स्वभाव भाव का मलरूप वह देखने को उत्सुक हो जाती है। 
फिर उपकी बद्धिगम्थता अपंनाही रूप निहारती हुई ज्ञात 
कर लेती है । अपनीही स्थिति को प्राप्त हो जाती है । फिर 
महत्‌रूपमें अधिष्ठित आत्मसत्ता का सवंगत प्रेम प्रकट हा 
जाता है | जीवन के विविध तत्त्वोंका सुन्दर संघात 
मनुष्यत्व । विविध ग॒णोंका, गणोंका तथा मौलिकता का परिचय 
इसी मनुष्यत्व में पह परमार्थसाधना का पंथ है जहाँ 
परमात्मद्शंन संभव है । अतः बुद्धि के द्वारा इस मनुष्य का 
आत्मसत्ता क्रा-मनृष्यत्व का परिचय कराया जाता है। जर्द 
वह आत्मदेवता मनुष्यत्वक्रो, उसके आधारभूत बद्धितरवर्की 
महत्‌ को परिलक्षितसा करता है । उसकी दयाद्र दृष्टि, उसकी _ 
कृपा वृद्धिमें परमसामथ्ये ला देती है । फिर उसे लगता है रि | 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative ह 


अध्याय ४ंथा ( ३५९ ) 


वह देवदयानिछि, वह्‌ बुद्धिनाथ सर्वथा अपनासा हो गया है । 
वह कोई आत्मीय बन चुका है | ऐसी अवस्था में बुद्धि स्वयं 
देवतारूप बन जाती है । उस्ने अपने स्वामीको, अपनी 
आत्माको हो जागृत किया हैं| फिर वह स्वयं देवमान्य हो 
गथा । अब अहंमन्य नहीं रही । उसके अन्तर में देवता जागत 
हुआ । दव प्रतिष्ठा हुई । बहुत दिनोंको नींदफ़े बादही मानो 
वह आत्मदेवता प्रसन्न होकर जाग उठा। बुद्धिकी अहंमन्यता 
ही उसको कारण थी । किंतु जब वह स्वयं नम्र, लीन हो 
जानके कारण देवताभाव की जागृति हो गयी है। वहाँ बृद्धि 
का ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वलित हो गया है। वहाँ सवमान्य प्रेम . 
उदित होता है। बह्‌ प्रेम वह आस्था वस्तुतः अतिरम्यरूप 
सद्गुरु चरणों का प्रसाद है । श्रीगुरु के चरणोंकाही वह प्रभाव 
है कि उस परमप्रेम की प्राप्ति सवंमान्यता का महत्त्व हो | 
मनुष्यमात्र इस बुद्धिके परमवेभव को श्रीगुरु की कृपाका ही 
परिणाम समझता है और वह सही है। श्रीगुरु की भक्ति 
सर्वथा सफल हो जाती है । बुद्धिकी निष्ठा केवल यहीं सफल 
है । अतिगंभीर, अतिमहान्‌, सन्मानयुवत, प्रेममय जीवन का 
आधारदेवता है श्रीगुरु का परमपावन चरण ! वहाँ हरक्षण, 
हर जगह अनुभव होनेवाला चित्त का चांचल्य, मनका विघटन 
या चित्तकी विमनस्कता आदिको हटाया जाता है और वहाँ 
सचमृच देवतादशंन, तीर्थदशंन का परमसौभाग्यसा प्राप्त 
हो जाता है। मनुष्य का प्रपंच, उसका संसार सुखमय, 
आत्मनिष्ठसा होकर वह सवंथा स्थिर तथा निष्ठावान्‌ हो 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३६०) श्री ज्ञानेशवरी सुबोधिनी 


जाता है | यही प्रार्थना प्रत्येक जीवमात्र के द्वारा श्रीगुरु के 
चरणों में की जाती है । उनके द्वारा यही योगदान दिया जाय। 
उनका प्रसाद इस जीवन को सदव प्रसन्न बनाता रहे | मनुष्य- 
जन्मकी सफलता प्राप्त होकर, कर्तव्य का अनुष्ठान निरन्तर 
होता रहे। वहाँ आत्यंतिक प्रेमका प्रादूर्भाव जीवमात्र के 
प्रति अनुकंपा, ईश्वर के प्रति श्रद्धापूर्णं निष्ठा तथा ज्ञान पूर्ण 
भक्ति की उत्कटता निर्माण हो। आखिर मे यह वूद्विप्रभाव 
अमनी योग्यता को अपनाता है । फिर अगला प्रवास शुद्धसत्त्व 
के उपस्थिति में सुकर हो जाता है । वहाँ जोवभाव का सत्व 
प्रकट हो जाता है । बद्धि की सखी जो आत्मा वह मित्रता 
को बढ़ाने को उत्शुक रहती है। उसके द्वारा बुद्धिको हिंतक 

उपदेश प्राप्त है । प्रकृतिमाताका विलास वह समझा दर्ती 
है ओर साथही अपनी ज्ञानमयता के कारण उसको आवृत्त 
कर सकती है | १रकृति सुदृढता सचमुच आरोग्य भवन है | 
उसको विकार नहीं होते उसमें सहजसिद्ध आरोग्य हैं तथा 
स्वरूप सौंदर्य भी । वहाँ उसी परमतत्त्व का लुभावना प्राकृतिक 
बिलास है। ईदवरी महामाया को अधिष्ठित करते हुए, दिव्य 
जीवन का आविष्कार प्राकृतिक खूपोंमें सिद्ध रहता है | मात 
किसी मनस्विती का तेजबलसंपन्न, सुन्दरतम स्वरूप यहा 
साकार हो चुका हो । परतत्त्वस्पर्शी विलास के नित्यनूत॒न 
आविष्कार अपनी उत्तमत्ता का परिचय दिलातें हैं | ड 
वहाँ प्राणीमात्रों में भी यही सत्ताचेतन्य अपनी यथार्थता 
8 प Srinagar ठै J सजीव तथा निर्जीव चराचरमें E हे 


ammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय दथा ( ३६१ ) 


एकही परमात्मसंवेदना में बाँधा गया है । उसकी एकात्मकता 
का उद्घोष करते हुए वह प्राकृतिक जीवन गूंज उठता है । 
उसको अनुभव करनेपर यह स्पष्टसा प्रतीत होता है कि वहाँ 
यह जो उपक्रमयुक्त उपयोजन है वह मानो कर्ेव्य की 
कुशलता को आवाहन करता है, ज्ञानबीज को स्थिरता देता 
है, उसके पोषण की ओर ध्यान देता है । वहीं स्थिरता 
अपनाने का सन्देश अनुस्यूत है । फिर उसीमें रम जाना, 
उसीमें दंग होना तथा एकात्म अनुभूति से शांतिस्नेह की दिशा 
वकत कराना यही कर्तेव्यमात्र हो जाता है। _ दिनक्रम. इसीमें 
परिपुर्ण रहता है। न वहाँ उदासी आती है न निराशा | 
चाननिष्ठा का अन्तःस्रोत अमृतस्रावी बन समूचे जीवन को 
अमर बना देता है। अमरत्वही वहाँ प्रसन्न है ।. योगयुक्त 
कतंव्यानुष्ठान के कारण वहाँ अमृतत्त्व की धारणा स्थिर हू । 
वह एक योगांग बन जाता है । बही बुद्धिका- मंडन है । वहाँ 
अहुन्ता नहीं, नम्रता है । विलास की विकारिता नहीं, जीचन 
की अन्तर्मुखता है । आत्मसामर्थ्य में जो मूलभूत तत्त्व निहित 
है उसंकीही उपासना यहाँ निरन्तर हो जाती है ।. इन्द्रियों के 
विषय यहाँ महत्त्वहीन- हो जाते हैं । विषयों का सान्निध्य भी 
हाँ विशेष अभिएति' नहीं निर्माण करता ।- क्योंकि यहाँ 
आत्मीयता की माधुरी अनुभव की जाती है । वहाँ सुंखसाधना 
हो जाती है कितु ब्रह देहको सुव्यवस्थित, सुगठित करने के 
लिए । वह एक अभ्यासयोग है| अतः विषयों का जो महिमान 
है, उनकी जो महत्ता है वह निष्ठाथृक्त अभ्यास के कारणही 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३६२) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


दूर हो जःती है । उमपे मार्ग सरल हुआ, विकार नहीं रहा, 
डगर डगर भर गयो । रजोगुक्त कर्मोका वेविध्य तथा व चित्य, 
उनका मिलाप केवल ज्ञानकी माधुरी बढा देनेके लिए है। | 
उसके द्वारा ज्ञानयोग का अभ्यास हो जाता है। इस योगयुक्त § 
जीवन में ज्ञोनदेह को आकार प्राप्त हो जाता है, उसको 
स्थिरता, सत्ता स्पष्ट लक्षित हो जाती है । जीवन ज्ञानसंपन्न 
हो जाता है । उप्तका रंगरूप, उसको मौलिकता तथा स्थिरता 
जीवन को तिःभ्रांत बना देती है, वहाँ निःशंक जीवन की 
ज्ञानरूपता है | फिर मनुष्य ज्ञानमें ही मग्न रहता है। अपने 
स्वभावको हो महता प्रदान करके जीवन स्वतः सिद्ध आ 
का प्रज्ञानघन विलास हो जाता है। 
अतः बद्धिका चांचल्य छोड देना चाहिए | उसकी 
सुनिश्चित धारणा होनी चाहिए। वह अपने वा 
अपरिपक्वता को छोडकर जब स्थिर होगी तब उसके भन्तर र 
बिकल्प नहीं होंगे । अन्यथा एऐहिकता या पारलौकिकता ह 
बारेमे केवल चर्चाही छिड जायेगी। कुछ भा हाथ नई 
| s श ८ Ce >> निष्ठा की 
आयेगा । वहाँ ज्ञानांकुर नहीं पन्तपंग। ज्ञानकी | 
गो ॥१९३-१९९ ॥' किक 
जे के द अंगि बाणें । तो शीतोष्णें जसि नणि । 
अग्नि आणि चांदिणें । सरिसेंचि मानी ॥। 2200 \ 
तैसे सांच आणि लटिक्रें । विरुद्ध अथवा निकें । 
संशय तो नोळखे । हिताहित २० १।। 
हा रात्रिदिवस पाहि । जैसा जाव्यंधा ठाउको नाहि! 
तैसे संयि असतां काहि । माचा नये ॥।२० २ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (३६३) 


म्हणोनि संशयाहुनि थोर । आणिक नाहि पाप धोर । 
या विनाशाची वागुर । प्राणियांसी ।।२०३।। 
या कारणें तूंवा त्यजावा । आधि हाचि एक जिणावा | 
जो ज्ञानाचिया अभावा | माजी असे ।।२० ४॥ 
जे अज्ञानाचे गडद पडे । तैं हा बहुवस मनि वाढ़े .| 
म्हणोनि सरवंथा मार्ग मोडे । विश्वासाचा ॥२०५॥ 
हृदयीं हाचि न समाये । बुद्धि तें गिवसोनि ठाये । 
तेथे संश्यात्मक होये । लोकत्रय ।।२० ६॥। 
जिस पर कालरूप ज्वरने अमल किया है वह शीतोष्ण 
जानता नहीं । धूप और चांदनी दोनोंको वह समान मानता 
है ॥२००॥। 
सत्य और झूठ, हित तथा अहित जानने में वह संशयात्मा 
असमर्थ है ।॥।२०१॥ | 
जन्मजात अन्धेको न दिन है न रात। वेसेही संशयात्मा 
का मन धोका, संकट या भला बुरा कुछ कुछ भी नहीं जान 
सकता ।।२०२।। 
अतः संशयसे बढकर महत्‌ पाप नहीं है। भूतमात्रों के 
लिए यही मानो विनाश का फाँसा है, जाल है ॥२०३॥। 
इसीलिये पहले पहल इस संशय को छोड दो । मन को 
व्यथित करनेवाले इसको ही प्रथम जीतना चाहिए । ज्ञानके 
अभाव में उसका अस्तित्व है ॥२०४॥ 
| जेसे जैसे अज्ञान का गहन अन्धेरा फैलता है, वेसे बसे 
पहे-संशय-मनमें दृढता से अपने पैर फॅलाताही रहता है 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


i | 


(३६४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


BRS IIS 


और विश्वास तथा श्रद्धा का मागेही उखाडता है ।।२०५॥ 
हृदय में एकबार जमा हुआ यह संशय वादमें उसमें 

समाता नहीं | वह बढताही रहता है। बुद्धिको खोजकर बह 

उसे अपने अधीन कर लेता हैँ। और बुद्धि 'आंत होनेपर 


तोनों लोक सब्देहरूप बन जाते हैं ॥।२०६। 
व्याख्या :- जीवन की द्वंद्रात्मकता विकारों के कारण 


~ 
Lr 


है । जहाँ विकार है वहाँ उसके संवेइन प्रतिकूल या अनुकर 
जरूर रहते हैं। विकारों का आधार ह विषय । विषयों से 
विकारिता की ज्वाला धधक उठती है। विकारों को विषयों 
का आवाहन हो जाता है | विषयों के अधोन होकर मन तथा 
बुद्धि दंद्रात्मक अनुभूति में डूब जाती है। भलाबुरा, संच- 
झठ, शीतोष्ण, आदिके समान दंद्वरूप, विकल्पयूवत तथा (ब 
करनेवाली यह अनुभूति जीवन का विक्रासही रोकती हैं | 
यहाँ विलक्षणता यह है कि लोग अग्निको भी ki की 
ज्योत्स्ता के समास मानते हैं । जीवन में यह जरूर का जाता 
है कि मनुष्यदेह धारण करनेवाले संत भी होते हैं, उ 
जीवभी रहते हैं । सन्तोंक्री प्रेरणा परतत्त्वस्पर्शी रहती है 
सामान्य जीव अपने विकारोंमें, विषयोंमें दंग रहते हैं उवा 
उत्थापन नहीं होता । संसारलालसा उनके मनम ब ड 
है । ये दो भूमिकाओं सवंथा अलग सत्ता रखती हैं । त 
के द्वारा प्रेम, गुण, च्याय तथा प्रीति, दया और दर्शत, म 
तथा मोहन, वात्सल्य और बीज, भक्ति तथा भा 
देवत्व और वंच्चत्व, मानवता तथा आत्मीयता, तर्न 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


> 
जिज्ञासुत्व, धर्माचरण तथा लीला, सहजभाव और सोहुद, 
आत्मीयता तथा परमतसहिष्णृता, प्रपंच तथा परोपकार आदि 
की दिव्य सृष्टिही निर्माण हो जाती है । जहाँ जहाँ इन देवी 
गृणोंका उत्कर्ष है वहाँ अस्तित्वका चिन्ह है कितु सामान्य 
जीवोंके द्वारा ये गृण नहीं जाने जाते। वह ज्ञांनदृष्टि का 
महात्म्य अनुभव नहीं किया जाता । फिर वहाँ अपनेही मनकी 
सत्ता रहती है, जो अहंमन्यता के सिवा और कुछ नहीं । यह 
अहन्ता मनुष्य के गुणोंको, उसके विकसनशीलता कोही दूर 
ढकेल देती है । वहाँ शांत स्वभाव की नितांत जरूरी रहती 
है । इंढ्वात्मक अनूभूति को अनुकूल या प्रतिकूल वेदना की 
तीब्रता निर्द्र होनेके लिए शांतता तथा स्थिरता आवश्यक है । 
अग्निके समान दाहक तथा ज्योत्स्ना के समान जो शीतल है 
उस मनुष्य के स्वभावसिद्ध देवी स्नेहसंपादन को ज्ञान कर 
लेनेक्रे लिएही प्रयत्नशील होना चाहिए । वहाँ अपने स्वभाव 
की भलाई, शांतता तथा प्रीति, प्रयत्नपूर्वक स्थिर करनी 
चाहिए । वह तो एक ऐसी मित्रता हो, प्रेम हो या प्रीतिरसाथन 
हो कि जो सभी दोषों को ढॅकाकर केवल गृणोंकीही अभिवृद्धि 
करता रहेगा । निरलस तथा निष्ठायुक्त भावसे दोषोंकी ओर 
दुळेक्ष करके आत्मीयताको ही बढाने का प्रयत्न होना चाहिए | 
जिस प्रकार पत्नी पतिपरायण होनेसे ही पतिब्रता मानी जाती 
है, उसी प्रकार आत्मनिष्ठा को महत्त्व देकर अन्य वातोंकी 
ओर हुलेक्ष करनेवालाही निद्र अनुभूति का अधिकारी होगा । 
गृणोंकी महत्ता ध्यान में लेकर षर्ड्उमियोंको-विकारों को 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३६६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनों 


त्याग देनेक़ा प्रयत्न यहाँ निःसंशय प्रशँसनीय होगा । वहाँ 
दृष्टिका योग ज्ञानपूर्ण होगा । ज्ञानगम्यता का रहस्य वहाँ प्रकट 
हो जाता है | जो जन्मसे ही अन्वा है, उसके लिए रात और 
दिन नहीं । उसने वह कभी अनुभव नहीं किया । कितु जो 
ज्ञानवान है वह दिन और रात को जानता हुआ उसके अतीत 
होकर प्रकाशमयताका ही अखंड अनुभव करता है । उसकों 
अनुभूति केवल अन्धेकी नहीं, दृष्टियुक्त ज्ञानसंपन्न व्यक्ति की 
है । वह ज्ञानदृष्टिकी ही आंशिक प्राणकला है । फिर ज्ञान 
अज्ञान, संत-साधारणजन, बडप्पन-छुटपन, बल-दुर्बलत्व 
आदि जो ढूंद्व इस देहके आध्चारसेही रहते हैं वे समझे ' जाते 
हैं, उनकी सत्ता स्पष्ट होती है। अगर उसका ज्ञान हो जाय 
तो बृद्धिका भ्म दूर नहीं होगा। यह अवस्था बुद्धिके लिए 
भाग्य की निश्चित नहीं । वस्तुतः मनुष्य्रजन्ममें बुद्धि pi 
महत्त्व अनन्यसाधारण है। मनुष्य इसी कारण प्राणीजगत्‌ म 
श्रेष्ठ समझा जाता है । मनुष्यदेहमें बुद्धिसे भी परे, अत्यन्त 
श्रेष्ठ तथा स्वयंसिद्ध आत्मतत्त्व है । उसका आविष्कार यार्त 
मनुष्यजन्म । कितु यह वात अभ्यास' पूर्वक ज्ञात करती 
आवश्यक है । अगर यह अत्यन्त निगूढ तत्त्व अज्ञात रह जा 
तो फिर बद्धि अन्धी है। उसकी निष्ठा अभावरूप होगी । 
वह अपने अन्तरंग को नहीं पहचान सकेगी । उसका जन्म त॑था 
उसका अधिकार दोनों भी निरथेक बनेंगे । अतः यह 
आत्मनिष्ठा, आत्मतत्व पहचाना जाय जिससे मनुष्यत्व की 
सारसवंस्व अपनाया जाएगा । तुम प्रेमको जाओगे । मकी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डया (३६७) 


रहस्यता स्पष्ट होगी । फिर उत्कट आनन्द की रसलीनता 
तुम अनुभव करो । यदि तुम्हें कोई मित्र न हो, तो फिर यह 
एकाकी जोवत बोझ होगा। स्वभाव की असामाजिकता 
कष्टदायक्र होगी । अतः प्रेम करते रहो | आत्मीयता फैलाव 
करो। अन्तर्बाह्म सृष्टि अपने प्रेमसे परिपूर्ण करो प्रेमयुक्त 
बातें करो। स्वमावक्रो नित्यताको, उसकी नामधारणा को 
तथा उस अक्षर आत्मतत्त्व को अपनाता जा | जीवदशा को 
जो भाव अपेक्षित होगा, वही उसे देता जा । फिर वहाँ दरशन 
होगा, वही वन्दन है प्रेम है और स्वत:सिद्ध सहजता भी । 

मन अत्यन्त चंचल है, अस्थिर है फिर भी भगवान द्वारा 
उसकी महत्ता वर्णन की गयो है । “ सभी इन्द्रियों में जो महान 
बलवत्तर है वही मन है, वह मैं हूँ ” यह उन्होंने हो कहा है | 
मनके स्वभाव भिन्न भिन्न हुआ करते हैं, ज॑सेकि चंद्रमा की कलाओं। 
मनक्रे अनेक संकल्प हैं, अनेक विकल्प भी । उसकी संशयात्मकता 
भी अवश्य विचारणीय रहती है। वह चन्द्रमा का वाहन है । 
चन्द्रमा में जिस प्रकार कलंक है, लांछन है, उसी प्रकार 
मनको भी लांछन है। उसकी विकारवशता तथा उसके 
संकल्प अत्यन्त वेचित्रयपुर्ण रहते हैं। उसकी चंचलता सबसे 
बडा विकार है । अतः उसके वेगुण्य को ध्यान में रखकर उस 
सम्बन्ध में सचमुच संकोच हो जाना चाहिए । ये विकार 
आत्यन्तिक घातक होनेसे वे मनुष्यजीवन को असफल बना 
सकते हैं। अत्यन्त सावधान होकर मनका संयमन करना 
आवश्यक है अन्यथा उसके विकारों के चंगुल में फंस जानेमें 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३६८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


SS जि oa 
देर नहीं । इन पशतुल्य विकारों के कारण मनुष्यत्वही धोखा 
खाता है मनके विकारों के अधीन होकर जीवन में विपदाही 
आती रहेंगी । वह सहुजही फन्देमें फंस जाता है। क्योंकि 
उसे विचाररूप औषधि प्राप्त नहीं होती । मनका सुनिश्चय 
होनेमें ही विचारप्रधान जीवन है | जहाँ वह संभव नहीं व 
विकारवशता उपस्थित है । विचार, वासना, विकार आदिको 
सरवर घमाने की क्षमता इसी मनमें है। वहाँ आत्मतत्त्व का 
पोषण नहीं, आत्मीयता की आस्था नहीं । फिर इस पांचभौतिक 
देह की प्रसन्नता, जो एक्रात्मकता की अनुभूति में निहित है, 
कहाँसे प्राप्त होगी ? उस देहकी धारणा विकारवशता में 
सीमित है। यह देह वस्तुतः आत्मचेतन्य का निष्काम 
आविष्कार होना चाहिए । कितु मनकी विकारावस्था में यह 
संभव नहीं । आत्मतत्त्व की उपेक्षा हो जानेसे बुद्धित्व भी 
इसीके फंदेमे फंस जाता है। वासना की प्रतिष्ठा बढ़ाने में 
यह बद्धि सहाय्यक होती है । अतः यह एक बडासा फदा हं 
चारों ओर फला हुआ रहता है | वहाँ भ्रम सबका सरवर 
घुमाता है । बृद्धि अंकुठित हो जाती है। एक विलक्षण माह. का 
आवरण सवत्र व्याप्त है । वस्तुतः जो आत्मदशन निःशंक 
रूपमें हो सकता है, उसके प्रति अकारण वाद निर्माण किए 
जाते हैं । इन वादों के कारण उसकी निःसंदिग्ध विद्यमानता 
भी वादयुक्त हो जाती है | बुद्धिका व्यामोह सरवंथा विनाश 
है | वहाँ ऋणमोचन नहीं । जीवन की सफलता का ऑत्सुक्य 
भी नहीं । आवश्यक है कि मनके फंदेमें न फंसकर बुद्धि स्थिर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 
\ । 
|} 


|b 
sl 


| 


अध्याय धया ( ३६९) 


रहे | वह अपनी शक्तिक्रा, आत्मसत्ता के आविष्कार का विचार 
करे। सरस्वती की वाणीका ऋणमोचन किया जॉय । वहाँ 
उसका नटना, उसका नाटय केवल आत्मदशंन के कारण हो 
नकि मनकी विकारवशता के लिए । किलु यह संभव नहीं 
होता । बुद्धि भी इधर उधर घूमती रहती है । अपनी यथार्थता 
को नहीं अपनाती । स्वाभाविक सिद्धता का स्वीकार नहीं 
करती, अन्तर्मूखता की ओर नहीं झुकती । जहाँ बुद्धिकी यह 
बात है, वहाँ मनके बारेमें क्या कहा जाय? वह तो सर्वथा 
अस्थिर है। उसकी बाल्यता मशहूर है। अतः उसे उपमा 
भी चन्द्रमा की दी जाती है। उसकी कलाओं, मनके विकार 
हैं। कितु श्रीभगवान्‌ शंकर के द्वारा उसे उनके मस्तक पर 
विराजमान होनेका भाग्य प्राप्त हुआ । क्या कहें कि उसकी 
विकारता, वाहन या लांछन इस प्रकार महत्त्वपूर्ण हो सका । 
श्री भगवान्‌ शंकर ने उसे माथेपर चढा दिया इसलिए उसे 
बल प्राप्त हुआ। उनके बल के कारण स्यात्‌ उसे माथेपर 
चढाया होगा । दोनों बातें भी सही हो सकती हैं । इसी लिये 
मन भौ चन्द्रमा के समान देवत बन गया। देवता हुआ । 
उसकी देवी शक्ति स्वीकार की गयी । अतः मनकी मौलिकता 
समझमें लेना अत्यन्त आवश्यक है। उसका आदर स्वयं 
भगवान शंकरजी ने किया है | उसको पूरी तरह ज्ञात कर 
लेनेसे उसकी विकारवशता बहुत कम होगी, नहीं रहेगी । 
मन का ठीक ठीक संयमन हो सकेगा । उसके द्वार ऋणमोचन 
हो सकेगा । जीवभाव को आत्मरूप. बनाने में वह प्रयत्नशील 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३७०) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


होगा । कमसे कम वाधक नहीं होगा । अतः आवश्यक है कि 
अभावात्मक न रहें । तुम अपने भावबल को स्वीकार करो | 
यह भावबल आत्मिक सामर्थ्यं का द्योतक है । आत्मनिष्ठा का 
वह प्रमाण है । आत्मसत्ता को अपनाने को चाह उसके द्वारा 
व्यक्त है । वहीं अक्षररूप देवतादशेन होगा । वहाँ जीवन का 
गहनगूढ़ अर्थ स्पष्ट होगा । वही देवताभाव है । अतः एक क्षण 
के लिए भी उससे वंचित मत रहो । उसे भूलोमत। इस 
आत्मभाव को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए । उसके अधीन 
रहकर जीवनका परमकल्याण है । वही भाव देवत्व में परिणत 
होता है। उसकी सहजता देवता की उपलब्धि है । अतः 
यह भाबधन अत्यन्त श्रेष्ठ है । उसे आँखोंसे ओझल मत होने 
दो । इस भावधन को मत भूलो, इस भावकी विस्मृति मत होने 
दो । यही बार वार कहना है, उसकाही अनृष्ठान करते रहो। 


वहीं उसको देवत्व प्राप्त होगा । उसको आँख, नाक, कान 
आदि अवयव प्रोप्त होंगे । वह मनुष्यरूप होकर रहेगा। 
जिस प्यार से हम अपने मित्रसे बोलेंगे, उसी तरह वह देवता 
हमसे बात-चीत करता रहेगा | वह एक प्रीतियुक्त मनुष्यही 
तुम्हारे हितके लिए सदेव प्रयत्नशील होगा । वह तुम्हारा 
सच्चा आधार होगा । तुम्हारा सहज स्वाभाविक आत्मीय 
हेगा । उसके अस्तित्व में शांति है, समाधान है, प्रेम हैं। 
उसके निःश्वास में अतिप्रचंड विइवास का सामथ्यं है । दवकी 
प्रबल तथा कष्टकारी भोग भी इस देवता के कारण रोकी 
जाएगा, सहन किया जायेगा । उससे कुछ हानि नहीं होगी ' 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था ( ३७१ ) 


उसके द्वारा दुःखद दैव की दुर्दशा भी दूर हो जाएगी । 
दुदंशा में वह विश्‍वासभाजन होगा । यहाँ अन्तःकरण 
विश्वात्मक है, विश्‍वात्मक सत्ताका व्यक्तिगत अन्तःकरण में 
एमात्मकता है । अतः वह देवतारूप है । अन्तःकरण में वह्‌ 
निरन्तर बिद्यमान है । उसका नित्यदर्शन सुलभ है। उसका 
अधिष्ठान हृदय में सुप्रतिष्ठित है । उसके दर्शनसौख्य से मनकी 
सन्नता नित्य बढती रहेगी, विकारवशता ओझल हो जाएगी, 
वृद्धि स्थिरता के कारण विश्वव्याप्त महत्से एकरूप होगी । 
ब्रह्मांड में व्याप्त विष्णुकी तरह देहमें स्थित बृद्धि में उसका 
आविर्भाव है, आविष्कार है | विष्णुमय जगत्‌ तथा विष्णुमय 
बुद्धिकी अनुभूति अखंड है । वहाँ भक्तिका अनन्यसाधारण 
स्रोत निरन्तर बहता रहेगा। भकितही वहाँ भकत होकर 
साकार हो गयी । संतता की धारणा वहाँ सिद्ध है | जगदंबा 
क रूपधारण करके वह भवित सभीको अपनी छायाम सुख 
देनेके लिए आविष्कृत हुई है ॥ २००-२० ६ ॥। 

योगसंन्यस्त कर्माणं ज्ञानसंछिन्न संशयम्‌ । 

आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय । ।४१॥ 

है धनंजय ! जिसने ज्ञानयोगद्वारा सभी कर्माको संन्यस्त 

किया-त्याग दिया । तथा ज्ञान के कारण जिसके सभी संशय 
नष्ट हुए हैं, जो आत्मज्ञानमें मस्त है, उन्हें कमं किसी भी 
प्रकार बाधक नहीं होते । 

ऐसा जरि थोरावे । तरि उपायें येके अंगबे । 

जरि हाति होय बरवें । ज्ञानखड़ग ॥॥२०७॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


>> ललमनीयरा 


(३७२) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


तरि ज्ञानशस्त्रे तिखटें । निखळ हा निवटे । 
मग निःसेष खत फिटे । मानसीचें ॥२०८॥ 

अर्थं :- इस तरह यह बडा संशय यद्यपि बहुतही विस्तार 
पा चुका है, तो भी ज्ञानरूप खड्ग हाथमें हो तो उसे स्वाधीन 
किया जा सकता है। 

अत्यन्त तीक्षण ऐसे ज्ञानरूप खड्गद्वारा यह पूरी तरह नष्ट 
होगा । संशयजच्य मानसिक दुःख-क्षोभ-पीडा-सब अपनेआप 
नष्ट हो जायेगा । 

व्याख्या :- अगर तुम्हारे मनमें निःसंशयता का उदश 
हुआ हो, मन सर्वथा निःसंदेह होकर ज्ञानरूप तथा स्वभावबल 
संपन्न हुआ हो तो ठीकही है, अन्यथा तुम्हें चाहिए कि उपनत 
मार्गका अनुसरण करो । उस मागेका अनुसरण करते हुए 
तुम्हें स्वतःसिद्ध चैतन्य का जरूर साक्षात्कार होगा । तुम उस 
निःसंशय अपनाओगे । जिससे तुम्हारे स्वभाव को भावव की 
सहायता प्राप्त होगी । कदाचित यह संदेह निर्माण होगा कि 
क्या वह कर्मका फल नही ? कितु यह सही नहीं द्यपि वह 
कर्मोका अनुष्ठान है तो भी वहाँ कर्म नहीं हैं । क्योंकि वे कम, 
उनका अनष्ठान सर्वथा उस अक्षरव्व के लिये है । उसके द्वारा 
ही कर्मका निराकरण होता है। कमे अ में. प 
होते हैं | वहाँ कर्मोके बारेमें अहन्ता नहीं, कतूँत्वका म 
नहीं । वह सचमुच नेष्कम्यंयोग है । अतः उस अक्षरत्व 
उपासना करते जाओ। उसके भावोंमें स्थिर हो । उ | 
नित्यसिद्ध स्वयंप्रज्ञ आत्मसत्ता में अपने को विलीन कर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


- i 


| 


| अध्याय ४था (३७३) 


अन्तर्मुख होते जाओ । वह तो देहमें स्थित है। बाहरी उपासना 


का आडंबर अनावश्यक है | इससे तुम अन्तर्मुख होकर, तुम्हें 
सच्ची विश्रांति प्राप्त होगी । कहने की यह सीमा है, इससे 
बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता | उसमें अनुशासित 
हो, वहाँकी शब्दमयता छोडकर उसके अन्तनिहित भावोंको 
अपनाते जाओ । उसीमें तुम्हारा कल्याण है । 


मनकी चंचलता तो उपर स्पष्ट की गई है । उसकी 
वासनाओं, विचार तथा इच्छाओं अत्यन्त तीब्रता से संघर्ष करती 
हैं । मनको अपने चंगुल में फंसाने का प्रयत्न कराती है । 
मनभी इस अवस्था में अत्यन्त उत्ुंलल हो जाता है । उसका 
संयमन होना कठीण हो जाता है| फिर उसके पास दुःखही 
दुःख रहता है । लकडी के या मिट्टीके टुकडे को भी छिद्र हुआ 
करते हैं। वे अतिसूक्ष्म छिद्र दिखाई नहीं देते । कितु उनकी 
विद्यमानता अनुभव को जातो है । इसी कारण वहाँ आत्मतत्त्व 
की गति रुद्ध होती है। उसका व्यक्त स्वरूप नहीं दीख 
पडता । मिट्टीका या लकडी का जीवन इस प्रकार अंपचीकृतसा 
रहता है । पंचीकरण की पूर्णता, जो मनुष्यदेह में साकार है, 
वहाँ नहीं दीख पडती । वहाँ उसका आभास मात्र है। उस 
आभास को जब आत्मतत्त्वकी विद्यमानता के कारण समझने 
का प्रयत्न होता है तब वहं अपनी अनेकता समझाता हुआ 
एकत्वको पाता है । उस अक्षरत्व की यह सीमा समझने योग्य 
है। सृष्टिमें संत्र आत्मतत्त्व का विलास है कितु उसके 
आविष्कार की मात्रामें अन्तर है । जो मनृष्य देहमें है, वह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३७४) _ भर ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनो 


मिट्टीमें या लकडी में नहीं । अतः जब मनभी अपनी वासनाओं 
के द्वारा उसको गति रुद्र करता है, तब वहाँ दःख के सिवा 
और कुछ नहीं होगा । उस अव्यक्त परमात्मभाव का संनिवेश 
होनेके लिए एसे छिद्र अनुचित हैं । मनकी वासनां इस प्रकार 
रुक्रावटसी हैं । अतः अक्षरत्व की उपासना के द्वारा, नामधारणा 
के अभ्यास से बुद्धिको तेजरूप बना देना आवश्यक है । उससे 
वासनाओं का अतिसूक्ष्म सूक्ष्म आकर्षण भी टूट जाय और 
मनमें, बुद्धि में नामस्थेयं प्राप्त हो । वासना सवंथा विनाशकारी 
हो जाती हैं । इस देहर उसका स्वामीत्व जसा अधिकार 
रहता है । और दुर्भाग्यवश यह देहभी उसकी अंकित हो जातो 
है । मन इन्द्रियों के अधीन रहकर वृद्धिको अपने जालमें 
फंसाता है और यह संघात वासनाओं के झंझट में अपने को 
बिलीन कर देता है । फिर उन्नयन की आशाही नहीं रहती । 
अतः बद्धि के द्वारा उस अक्षरत्व की पहचान कर लेनेके बाद 
उसकी यथार्थता, उसके स्वभाव के स्थायीभाव तथा अपन 
आचार प्रभाव स्पष्ट कर ळें । उन्हें तीर्थं के समान पवित्र 
समझकर उनमेंही अपनी निष्ठाको स्थिर करो । संभव है कि 
इससे मनका विकीर्ण होना, विकारों के अधीन होना नहीं 
हेगा | फिर मनका स्वभावधमं, स्वधमं अपने ब्राह्मण्य को 
अपत्तायंगा । अतः वह अक्षरात्मक नामरूप जब अपन 
अन्तःकरण में स्थैयं पायेगा तब बुद्धिको सचमुच महानता 
प्राप्त होगी । उसमें किसी प्रकार तडपन नहीं रहेगी । विश्वास 
बलवत्तर होगा । फिर वह स्वभाव धर्म, कुलधम या 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ंया (३७ ५) 


अपने अक्षरत्व के प्रभाव से पुरुषत्व को स्थेयं दिलाकर, उस 
कुल को पावन करता है । 

अतः यहाँ महात्म्य का प्रभाव स्थिर है। यहाँ का 
अनुशासन सवंथा महतूलौकिक रूप हो जाता है । वह लोकोत्तर 
बन जाता है । वहाँ कुलस्वामी का प्रसाद प्राप्त हो जाता है। 
क्योंकि पतिद्रता धर्मके समान स्वभाव अपने संसारव्रत का 
परिपालन करता हैं । पुरुष के प्रति उसकी निष्ठा अक्षुण्ण 
बनी रहती है । वहाँ वात्सल्य, स्नेह तथा सौंदर्य मूर्तरूप है । 
ऐसे अनेक जन्म प्राप्त होनेपर भी वे बोझ नहीं होते। क्योंकि 
वे अत्यन्त प्रियसे होते हैं। वहाँ अपने स्वभावसाम्यं का 
प्रत्यय जागृत है । उसकी विद्यमानता का महत्त्व समझा जाता 
है । उसके जीवन का हेतु स्पष्ट रहता है और वह सफल भी 
होता है। पुरुषोत्तम का साक्षात्कार हो जानेसे किसी भी 
प्रकार के संकटों से मुकाबला करने का सामर्थ्यं वहाँ प्राप्त 
है । शर्य, धेये स्वतःसिद्ध है अतः मनभी निर्भय है । वेदोरूप 
निराकार निविकार ब्रह्मसत्ता को नामरूपात्मक अक्षरयुक्त 
सगृणता में आविष्कृत किया जाता है । वहाँ सगृणता गुणवान 
होकर मानो प्रियदर्शनही हो जाती है। परमात्मभाव का 
परमप्रसाद उसके रूपमें दिलाया जाता है । लोगोंकी प्रसन्नता 
बढाने के लिए उस प्रसादरूप परमेश्वर की उपासना श्रेयस्कर 
हो जाती है । फिर वहाँ स्थेयं का, प्रसाद का प्रतिदान प्राप्त 
हो जाता है। अन्यथा मनके विकाररूप छिद्र उसे परमव्याकुल 
बना देते हैं। परतत्त्वस्पशंका योगदान हो जानेपर वे क्षत 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


~~~ 


(३७६) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


नष्ट होते हैं । व्याकुलता हट जाती है और सौंदर्य का 
सारसर्वस्व जसा आत्मभाव प्रकट होता है। स्थिरता का 
प्रभाव हो जानेसे मनकी चंचलता नष्ट हो जाती है । अंतःकरण 
मेंचितृशक्ति का ही विलास है । वुद्धिकी महत्स्वरूप 
विशालता चित्तको चेतन्य में विलीन कर देती है। विविध 
बिकारोंसे युक्त मन को आत्मभाव के कारण साम्यं पराप्त हो 
जाता है, वह इस जगत्‌ के भारी बोझ सह सकता है। 
विकारों का सवस्वी उन्मूलन करके गृण-निर्गूण-सहज सगुण 
भावमें वह्‌ दंग रह जाता है । मनुष्यत्व की विशालता आकाश 
के समान हो जाती है, प्राकृतिक जीवन का व्यामोह नष्ट 
होकर प्रकृति भी पुरुष की संगिनी बनकर उसमें निष्ठायुवत 
समर्पण कर देती है । इस देहको, इस चराचर जगत्‌ को उस 
पुरुषतत्त्व का साक्षात्कार सचमुच महत्‌ उपकार है । उसके 
स्पर्शं के कारण जीवन बोझ नहीं, विलासही बन जाता है। 
उसमें सहजता है, नेष्कम्ये है। जहाँ सहजविलास है 
वहाँ मन का विकास जरूर है। मनरूप वृक्ष का विकास 
ग्रथार्म हो जाते से वह सहज स्वाभाविक रूपमें 
अपना फैलाव कर लेता है। उसको जो अवकाश प्राप्त हैं, 
उसमें वह प्रकृतिको ही परिपुष्ट करता हुआ फलता फूलता 
हुआ सवंत्र आनन्द की घनी छाया देता है। धन, धान्य तथा 
फल फूलोसे वह अपनी संपदा बढ़ाता है । मनकी प्रसन्नता, 
महानता, व्यापकता आदिसे वह वात्सल्ययुकत सा होकर 
कुटुंबियों का आधार बन जाता है। उसके विशालकाय जीवतर्म 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (३७७) 


जनहित के साथ उनके रंजन तथा प्रसन्नत्व की ओर पर्याप्त 
ध्यान रहता है । वहाँ उस घने वृक्षके लिए प्रकृतिमाता का 
वात्सल्य प्राप्त है, वहाँ संपा है सहभाव है| उसके कारण 
सौंदर्यं का अतिरम्य विलास व्यक्त होता है । परमनीति का 
बोध वहीं निहित है। मानो आकाश को अपनाता हुआ वह 
मन प्राणस्थेयें को दृढ कराता है। उस स्वभाव की महिमा 
अकथनीय है । उसका चरमविकास वृक्षके रूपमें सुस्थिर है । 
जनवनरजन का अभिधान उसे प्राप्त हो सकता है । अनेकोंका 
आश्रय होकर वह जीवन का वात्सल्य प्रकट करता है । चित्तका 
चेतन्यमय होना ज्ञान है । ज्ञान की असाधारण क्षमता का 
प्रत्यय यहाँ आ जाता है । उसकी धार तेज है। मनुष्यों के 
विविध विकारों को वह्‌ अपने ज्ञानरूप तेज खड्ग के द्वारा 
तोड डालता है। उन्हें फिर कहीं आश्रय नहीं मिलता । 
विकारों की-वासनाओं की सवंथा पराजय होती है | अपनी 
स्वाधीन संपदा का सामर्थ्यं वहाँ प्रत्यक्ष होनेके कारण मन, 
बुद्धि आदि सव उस पुरुषतत्त्व के आधीन रहकर केवल पुरुषार्थ 
के लिए नेष्कम्येयोग का अनुष्ठान करने में दंग रहते हैं । 
वहाँ सवंसमावेशक तथा सर्वसिद्धिप्रद उपाय सहजसिद्ध है । 
बहुतही बढ़ा हुआ और वर्धिष्णु विकार यहाँ सवंथा उन्मुलित 
हो जाता है । चित्तकी चंतन्थमयता विकारों के नाशको समर्थ 
। फिर सहजजीवत में व्याप्त मन निरतिशय सौंदर्य का 
आस्वाद लेता है । वहाँ सभी उपाय नेष्कम्ययुक्त होकर 
सौंदर्यको ही सुन्दर बना देते हैं । थहाँ मन अपनेमें लीन है, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३७८) Eo श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


बह विकारवश नहीं । अपने स्वभावको ही वह पा जाता है। 
अतः वह अक्षत्‌, अदुःखयुक्रत, अशोकमय हो जाता है । कतेव्य 
की रमणीयता वहाँ साकार हो जाती है। उसके अनुष्ठान 
के लिए मन लालायित रहता है । उस पुरुष के द्वारा उसका 
सहकार्य, योगदान ज्ञानरूप हो जाता है। उससे मनको तेज 
प्राप्त है । फिर असिधोराब्रत के समान, ज्ञानरूप तेजस्वी ब्रत 
का अनुष्ठान शुरू होता है। वहाँ उस असीम का विदग्ध 
विलास है जहाँ वह ब्रह्मचेतन्य आत्मभूत होकर रम जाता 
है । फिर मनका मनपनही विलीन हो जाता है। मनोलय 
होनेके कारण अहन्ता का ध्रादुभोव कहीं दीख नहीं पडता । 
स्वभावसिद्ध सहजता का वह स्थैर्य वहीं रममाण है | उसके 
द्वारा मनष्य को हीनबल करनेवाला अस्थैर्ये सवथा निर्मूल 
क्रिया जाता है । विकारिता प्रभाव नष्ट हो जाता है । भूतत्त्वों 
को भतत्त्वोंपर स्योछावर किया जाता है। अन्यथा उसका 
दबाव प्रभावकारी होकर इन्हीं पांचभौतिक विकारों का 
प्रभव संभव है। पांचभौतिक जीवन को इस प्रकार निस्तेज 
किया जाता है और आत्मिक सौंदय के विलांसको, वह 
निष्ठावान जीवनयोग को संपन्न बनाया जाता है। ज्ञानरूप 
खड्ग के द्वारा यह पांचभौतिक प्रभाव दूर किया जाता है-। 
वे अपने स्वभाव को पाते हैं, अनुचित दबाव नहीं होता | 
अतः वे स्वभाव के कारण सहभाव के, सहकाये के होते हुँ। 
उनका मौलिक्रूप स्वभावगत तथा सहूजस्वाभाविक हो जानेसे 
वहाँ प्रस्ता है। ईशत्वका आविष्कार हो जाता हैं 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 
| 
| 
| 


, 3 &७० edit 


अध्याय डथा- ( ३७९ ) 


ईशस्वरूप अपने ईशत्वकोही मानो देखता हो । ईश्वरत्वही 
वहाँ ईइवरद्वारा ईशत्व की प्राप्तिके लिए प्रवास करता है । 
चानरूप खड्ग की सुतीक्ष्णता वहाँ व्रतका महात्म्य बन जाती 
है | मनका दुःख उन्मूल हो जाता है। वहाँकी सुतीक्षणता 
जीवन के भेदभाव को छेद कर अपने वक्तव्यको, व्यवहार 
का तथा अनुष्ठानको सुतीक्ष्ण बना देती है। अतः उसके द्वारा 
विकारों तथा व्यामोह का विनाश हो जाता है । 

इस प्रकार यह ज्ञानका स्वरूप अत्यन्त श्रवणमनोहुर है, 
परम॒ सुन्दर है । वहाँ स्वाभाविक रमणीयत्व है और सहज- 
सौंदर्य की सहजता स्थिर है। हे धनंजय ! है अर्जुन ! यह जो 
कथा कही गयी है वह ज्ञानकी सीमा है। उससे बढ़कर और 
कुछ नहीं । यही वस्तुतः बुद्धिगम्य ज्ञानवार्ता है, झेष जो है 
वह अनुभूतिगम्पही, उसको कहना असंभव है। अतः तुम 
इसका अनुष्ठान करते रहो जिससे वह तुम्हारे जीवनमें एकरूप 
हो जाएगा । वहाँ ज्ञानसौदर्यं प्रकट हो जाएगा । उसका 
दशनीय तथा परमध्रेममय आविष्कार तुममें सिद्ध रहेगा । 
लोगोंके द्वारा तुम्हें विलक्षण आदर तथा सम्मान प्राप्त होगा 
क्योंकि -वे तुम्हें देखकर भी प्रसन्न हो जायेंगे । उन्हें विलक्षण 
आल्हाद शांति प्राप्त होगी। अतः उस आत्मदर्शन का 
अनुसंधान चिरन्तन रूपमें रहे । उसी अनुष्ठान में तुम स्थिर 
हो ॥२०७-२०८॥। 

__ तस्मादज्ञानसंभूतं हुतस्यं ज्ञानासिनात्मनः । 
: ˆ 'छित्त्वेनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ! ।।४२।। 
अतः अज्ञानतः जन्मा हुआ, हृदयमें स्थित यह आत्मविषयक 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


a २७5 5७ 


| 


(३८०) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


AAAS 


~~~ 


संशय, ज्ञानरूप खड्ग के द्वारा छिन्न कर दो और योग के 
द्वारा निष्काम आचरण करता जा। हे भारत * ऊठकर 
स्वधर्मरूप युद्ध के लिए अग्रसर हो । 
या कारणें पार्था | उठि वेगा वरौता । 
नाश करुनि हृदयस्था । संशयासि ॥२०९॥ 
ऐसे सर्वज्ञाचा बापु । श्रीकृष्ण ज्ञानदीपु । 
तो म्हणतसे सकृपु । आइके राया ॥२१०।। 
तथा पूर्वापर बोलाचा । विचारूनि कुमर पंडूचा । 
कैसा प्रन अवसरिचा । करिता होईल ॥। ९ ११॥ 
अर्थं :- अतः हे पार्थं ! जल्दीसे उठ, खडा हो । हृदयस्थ 
संशय को नष्ट कर । 
हे राजन्‌ ! है धृतराष्ट्र, सुन छे । सर्वज्का भी जो पिता 
है, वह श्रीकृष्णरूप ज्ञानदीप-ज्ञानका ही प्रकाश- बडी क्ृपासे 
अर्जनसे कह रहा है। श्रीभगवान्‌ के पूर्वापार कथन का 
विचार करते हुए श्री अर्जूनजी उससे फिर समयोचित प्रश्‍न 
पूछेंगे । 4 
व्याख्या :- अतः हे भारत ! हे पार्थ ! इस माधाका gi 
जो तुमसे जोरजोर से संघर्षं करता रहा है, उसे दूर करो रे 
प्रकृति कें आवेगको, उसके विकारों को तथा उसके विषयोंकां 
दूर करो । उनकी तीब्रता, उनका वेदना हँटा दो । तुम्हा 5 
अन्तःकरण में इस प्राकृतिक संशय की विलक्षण प्रतिष्ठा हैं। 
संशय के कारण व्यामोह है, विषयोंकरा आवाहन हैं। * 
गुहस्थीने तुम्हारे मनमें आसन जमाया है । तुम समझते दी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


- 


अध्याय था ( ३८१ ) 


कि इस प्रापंचिक उत्कर्ष कें ट्राराही जीवन का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान 
तुम्हें प्राप्त होगा । प्राकृतिक विलांसितांमें बह आत्मिक सौंदर्य 
छिपा है । कितु यह संमझने में तुम्हारी बंडी भारी भूल है। 
जा मनुष्य का जन्म पाता है, वह कया किसी दूसरे से मनृष्यत्व 
पा सकेगा? यह कितनी गलत कल्पना है । मनुष्यहीं मनुष्यत्वको 
अपना सकता है | इसलिये उसे स्वयं कष्ट उठाने पडते हैं । 
कोई दूसरा उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता । उसे अपने 
कोही पढाना चाहिए । अंपनेको हीं अपनी योग्यता लानेके 
लिए अनुष्ठान सा करना पडता हैँ । अपनी महत्ता बढाने का 
प्रयास दूसरा कोन कर सकता है? हरेक को अपनी महत्ता 
के लिए प्रय॑त्तशीर होना चाहिए, साधना करनी चाहिए । 
अपने दोषं आतंमनिरीक्षण कें द्वारा ज्ञात कर लेने चाहिएं और 
उन्हें दूर करनेका भी प्रयत्त करना चाहिए । यह काम तुम्हारे 
लिए क्या कोई दूसरा कर संकता है? घर गृहस्थी, सत्ता 

संपदा आदि बातें तुम्हें तुम्हारी मनुष्यता, उसके हेतुं, ईशत्वकी 
प्राप्ति आदिको प्राप्त कराने में त्रिलकुल सहाय्यक नहीं होंगी । 

अगर यही तुम्हारी कल्पना हों तो वह गळत है । वहे तुम्हारा 
अम है, धोखा है । कंतव्यप्रिय रहनमेंही मनुष्यत्व हैं । मनुष्य 
देहेका सच्चा अलंकार है पौरुष, पुरुषतत्त्व, पुरुषार्थ । जो 
कतव्य कर्मयक्त है वही केवल देहको पोषण देते हुए ईश्वरत्व 
की अनुभूति में मन हो सकता है । उसे अपनी महत्ता प्राप्त 
हैं । अंतः यह तुम्हेही करना ` होगा । दूसरा कोई नहीं कर 

सकता । अतः प्राकंतिंक मोहसे दुर हंटो ! विरागयुवत होकर 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३८२) श्री ज्ञानंइवरी सुबोधिनों 


अपने कतेव्यों को निष्क्राम बुद्धिसि करते रहो । 
विकारोंमें व्यग्र हुए मनको सहज स्वाभाविक स्वतन्त्रता 
का वातावरण प्राप्त होना चाहिए । निसगे के नित्यनूतन 
रमणीय विलास में मनको जरा संचार करने दो । उसके बाद 
तुम्हारा अन्तःकरण उस सवंसाक्षी अन्तरात्मा देहधारणा को 
मनष्य के प्रेमको प्राप्त करायेगा । अन्तरात्मा की विभूति वहाँ 
बिशालभाव धारण करेगी और उसके द्वारा अन्तःस्थ प्रेम 
मनष्यमात्र के बारेमें, तथा चराचरमें एक विलक्षण आत्मीयता 
निर्माण करेगा । फिर अन्तर्गत प्रकृति का विकसन होगा, उससे 
नित्य निरामयता का प्रसाद प्राप्त होगा । जीवन के नित्ययज्ञ 
को जागत रखते हुए इस देहकोही प्रकाशित करनेको अवसर 
प्राप्त होगा । वहाँ स्वभावसुन्दर नाम तथा रूप दोनोंकी 
सगणता का न्रिगूणातीत अव्यक्तभाव देखकर फिर एक 
तैष्कर्म्य योगकाही अनुष्ठान होता रहेगा । वहाँ पुरुषाथ को 
उपलब्धि होनेके कारण वही पुरुषतत्त्व तुम्हें नित्यप्रकाशदात 
देता रहेगा । तुम्हें वही स्थिर करेगा । प्रकृति तथा शरीर 
निरामयता पायेगी । स्वभाव में सौंदर्य आ जाएगा । मन 
विम॒क्त होकर महानता में लीन होगा। इस देहकी हरेक 
क्रिया अत्यधिक वेधक होकर, वहाँ कर्तव्यपरायणता र 
साक्षात्कार होगा । उसेही मनुष्यत्व की तथा देवत्वको प्रा ks 
है । उन दोनोंमें एकात्मता अनुभव की जाएगी । भाता 
का गंभीर अनुभव वहाँ विद्यमान रहेगा । स्वतःसिद्धता 
प्रकाशकाही जो मन्दिर हैं, जहाँ प्रकाशरूप नन्दादीप प्रज्वलितं 


CEC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


> 


5 
My आए 


अध्याय ४या (३८३) 
MRR ©) शी, केक कील कि 


हैं, वहीं श्री भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । उनके द्वारा तेज का फंलाव 
चारों ओर हो रहा है | वह मानो सहजहंस का ज्ञानगृह है । 
उन्होंने ज्ञानदीप प्रज्वलित रखा है, सहज हंस के समान विचरण 
करते हुए वे ज्ञानकी दीप्तिसे चारों ओर प्रकाश फेलाते रहे 
हैं। वे स्वयंही ज्ञानदोप हैं । उन्होंने अत्यन्त कृपा करके श्री 
अर्जुनसे यह कहा है । उन्होंने उसे “भारत”, 'पंड्कुमर, पार्थे, 
जेसे आत्यंतिक स्नेहयुक्त शब्दोंसे संबोधित करके बडप्पन 
दिया । उसकी महत्ता बढायी । साथही वे स्वयं भी महिमामय 
रहें । वहीं श्री अर्जुनको भी समयोचित प्रश्‍न सूझा । उसने 
पहले पहल पूर्वपक्ष किया और बादमें उसके उत्तर में उत्तरपक्ष 
की योजना की । प्रदनोंका निरसन करनेका यह सुखसंवाद 
हुआ । उसे सुनने के लिए देवभी लालायित हैं । श्री अर्जुनजी, 
जो पंडुपुत्र हैं, अब प्रश्‍न करेंगे ।॥। २०९-२११॥ 
ते कथेची संगति । भावाची संपत्ति । 
रसाची उन्नति । म्हणपेल पुढां । ।।२१२।। 
अर्थं :- संभाषण का पूर्वापर संबंध तथा संगति और 

अक्ति लक्षित करते हुए, दर्शन संबंधरूप योगस्थिति-वह 

बभव, भाव और उसकी उत्कटता, और साथही रसोंका 

परमोत्क्ष प्रेम, अभिरुचि, श्रेष्ठता और समृद्धि आदि सब कुछ 

श्री भगवान्‌ आगे चलकर कहेंगे- । 

व्याख्या :- वह प्रश्‍न कया है ? श्री, भगवान्‌ कृष्णजी द्वारा 
उसका किस प्रकार निरसन किया गया है ? क्या उत्तर दिया 
है ? आदिके संबंध में इस कथाको सुसंगत करकेही स्पष्ट 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ie 


(३८४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनों 


AAAS AANA 


करूँगा । वह भाव, उत्तका आशय सचमुच कथा की संपन्नता 
को बंढ़ायेगा | वहाँ संतत्वका ही आख्यान है | वीर, शुंगार 
शांतादि विविध रस; जो सरस्वती की वाणीका सौंदये हैं वे 
अपनी उत्कटता के कारण रसोत्कर्ष को पाते हैं, उन्नत हो 
जाते हैं । उनका उन्नयन होता है । वे केवल पार्थिव रसानुर्भा 
नहीं देते तो उनके द्वारा अपाथिव परतत्त्व स्पर्शी रस।नुभूति 
का साक्षात्कार है ॥ २१२॥। 
जयाच्या बरवेंपणी । कीजे आठा रसांचि वोंवाळणि । 
जो सज्ञानाचिये आयणि | विसांवा जगीं ॥ २१३॥ 
अर्थ :- जिसके सौंदय पर शुंगारादि आठों रस न्योछावर 
क्रिये जानेकी पात्रता के हैं | ज्ञानी सज्जनों के तत्त्वनिर्णय को 
चातुर्यं को इस जगत्‌ में केवल शांत रसही विश्राँती स्थान है । 
व्याख्या :- वहाँ विविध प्रकार के भोगॉपर य अष्टरस 
मानो न्योछावर किये जायेंगे | इन्हीं आठों रसोंके द्वारा बुद्धिको 
मानोविश्रांति प्राप्त होगी । अष्टांगयोग अनुष्ठान के कारण 
अगर कुछ थकावटसी आ जाय तो इन्हीं रसोंके कारण वहाँ 
उत्साहं पैदा हों सकता है । योगमय जीवन का संपूण साफल्य 
जी चित्तवत्तिं निरोध है उसकी महत्तम योग्यताका, श्रेष्ठता का 
तथा सलाई का बिश्रामधाम वृद्धिके लिए प्राप्त होता है। 
ज्ञौनवानं को मखंरिंते कंरंनेवाला वह बुद्धितत्त्व उसे मार्न 
विश्रांति प्राप्त हो जाएगी ।।२१३।। 
जो शांतचि अभिनवेल । ते परिसां मच्हाटे बोल । 
ते समंद्राहुनि खोल । अर्थभरित ।।२१४।। 
अर्थं :- विकारंरहित शांत नित्यनूतन एसे मे 


CEC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


रे मराठी 


= ie 


~ 


2७८ 5: ८८7७ 


UY 2. 


अध्याय दथा | Leet) 


कु 
i) 


शब्द सचमुचही समुद्रसे भी गंभीर, अर्थगोरव से ओतप्रोत हैं 
सर्वप्रकार के भाव-वेभव से परिप्लुत हैं । 
व्याख्या :- वहाँ शांतरस का मानो मूर्तिमंत आविष्कार 
हैं। उसके रसोत्कर्षं की सीमा यहाँ सगुण हो जाती है 
मूतिमान हो जाती है | वह अपने विलास द्वारा नित्यनूतनता 
निर्माण करता रहेगा । उसके द्वारा व्यक्त होनेवाले विचार 
मराठी भाषाका सुन्दर शांगार है। उनमें समुद्र के समान 
विचारों का गांभीर्य तथा अर्थका अगाधत्व है। वे शब्द 
मृ्तिमान अर्थ तथा रसोत्कट अनुभव हैं ।।२१४॥। 
जसे बिव तरि बचके यवढ़ें । 
परि प्रकाशं त्रैलोक्य थोकडें । 
शब्दाची व्याप्ति तेणें पाडें । अनुभवावी | २१५ 
अर्थे :- सूर्यंबिव तो छोटासा ही दीख पडता है, किलु वह 
त्रेलोकय को प्रकाशित करता है, उसके प्रकाश के लिए त्रैलोक्य 
भी छोटा है । वसेही मेरे शब्दोंकी व्याप्ति है । 
व्याख्या :- ज्ञानका विव दिखनेमें छोटा है, वह अपनी 

मुद्ठीमें समाजाता है कितु उसका प्रकाश समूचे त्रैलोकथको भी 
व्याप्त कर देता है । त्रेलोक्यसे भी वह बढ़कर है, अधिक है । 

उसके शब्दोंकी व्याप्ति इस प्रकार अत्यन्त विशाल है | वह 

संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर देता है । वहाँ अनुभव का दीप 

जगमगाता है। शब्दसामर्थ्यं का यह महिमान अनुभव करने 

योग्य है । ।।२१५॥। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ee” 


(३८६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


ना तरि कामितयाचिया इच्छा । फळे कल्पबृक्षु जेसा। 
बोल व्यापक होय तैसा । तरी अवधान द्यावें ॥ २१६ 
अर्थ :- जो कमं इच्छा किये बगेर सफल नहीं होते, उनके 
लिए कल्पवृक्ष जिस भ्रकोर फलदायी है, उसी प्रकार मेरे शब्द 
व्यापक हैं । अतः गौरसे सुनें । 
व्याख्या :- स्वभावसिद्ध कर्मोको छोडकर जो अन्य कर्म 
होते हैं, उनकी सिद्धि इच्छाके बलपर ही संभव होती है | अतः 
उसके लिये इच्छाका होना नितांत आवश्यक है | कितु यहाँ 
तो इच्छा होतेही उसकी तृप्ति हो जाती है । एसाही यह शब्द 
है, उसका यह महान्‌ सामर्थ्यं है । वह मानो कल्पवृक्ष के 
समानत है । जो चाहे वह हम उससे ले सकते हैं। हमारी 
इच्छा वह फलद्र प कर सकता है। अतः श्रोताओं से प्रार्थना 
है कि वे इस ओर जरूर ध्यान दें । सभी प्रकार का व्यवधान 
छोडकर इस ओर अवधान दें । ।।२१६।। 
हें असो काय म्हणावें । सर्वज्ञ जाणती स्वभावें । 
तरि निकें चित्त द्यावें । हे विनंती माझी ॥ २१७ 
अर्थ :- वस्तुतः यह्‌ कहनेकी कुछ आवश्यकता नहीं । 
आप सवंज्ञ हैं, आप यह जानते हैं, अतः मेरी यह प्राथना है 
कि इस ओर ध्यान दें । 
व्याख्या :- इससे बढ़कर और कया कहूँ ? ये श्रोता सभी 
संतसज्जत हैं । वे सर्वथा ज्ञानसंपन्न हैं। अतः उन्हें मैं बया 
समझाअूं ? वस्तुतः वृद्धिको ज्ञानप्रदीप बनाने की क्षमता 
उनमें हैं । वे बृद्धिको सफलता करेंगे | मेरे हाथ केवल, यही 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डया (३८७) 


है कि उनसे केवल प्रार्थना करता रहूँ ! वे सबकुछ जानते हैं, 
अतः उनका अवधान मुझे भी उत्साह दे देगा । ।।२१७॥। 
जे साहित्य आणि शांति | हे रेखाचि दिसे बोलती । 
जसि लावण्यगूण कुळवंती । आणि पतिव्रता ।।२१८॥ 
अर्थ :- यहाँ साहित्य और शांति मुखर हुओ यह कविता 
दीख पडती है । मानो कुलवान तथा लावण्यमयी स्त्री और 
वह भी पतिव्रता है । 
व्याख्या :- जगत्‌ में यह जरूर देखा जाता है कि लावण्य 
है, तो गुण नहीं होते । गृण हैं तो लावण्य नहीं होता । दोचोंका 
एक जगह मिलाप क्वचित्‌ दीख पडता है। दोनों की 
विद्यमानता एकही व्यक्तिमें होनेमें कठीनाई नहीं कितु वह 
क्वचित दीख पडता है | हाँ अगर बह किसीमें एकत्र हो, और 
साथही वह कुलवती भी हो तो उसकी महत्ता अधिक बढ 
जाती है । उसका सौंदर्य निखर उठता है। इन सभी गुणोंके 
साथ अगर वह पतिव्रता हो तो सोनेमें सुगंध आ गयी । 
कुलवती, लावण्ययुक्त, गुणवान तथा पातित्रत्यधर्म का पालन 
करनेवाली स्त्री सचमुच महान्‌ रत्न है। वह लावण्य की 
चरमसीमा है | उसी प्रकार यह साहित्य एक एक अभिनव 
गुणोंसे संपन्न हैं । वहाँ शांतितत््व मानो साकार है | शांतरस 
का यहाँ अधिष्ठान है। शांतरस के कारण निर्माण हुए 
स्नेहमयता का वातावरण यहाँ ओतप्रोत है। सहजसंपन्न 
काव्यसंपदा निर्माण हो जानेसे वह सवंथा सायुज्यसदन की 
रेखा बन गयी है । वस्तुतः इस वाड्मय से सायुज्यसदन की 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३८८) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


SR SN 


प्राप्ति सुलभ है। सलोकता, समीपता, सरूपता आदि मुक्तिक 
प्रकारों ने वह रेखा विनष्ट की । वहाँ कम है कितु नंष्कम्य- 
युक्त । अतः कमंक्री रेखा नहीं रही। उच्हींके द्वारा नामरूपात्मक 
माण साकार भगवंत का पुर्णस्वरूप स्पष्ट हुआ । साथही 
उसकी स॒गणता के अनन्तर भी जो कुछ शेप रहा उसक वारम 
क्या कहा जाय ? वह तो केवल एक रेषा हैं। वहाँ केबल 
त्रिगुणातीत अनुभूति है । उसके वारेमें बथा कहा जा सकता 
है ? इस वाङमय के अनशोलन से महद्‌भाग्यरूप धर्मपरायणता 
निर्माण हो गयी है और वही भगवन्त का गृणानुवादन मात्र 
। उप्त भाग्य के द्वारा उस असीम का ही वर्णन किया जाता 
है. भगवन्तकाही गणानवाद होता हैं। एक परमात्मस्वरूप क 
सिवा वहाँ ओर कुछ भी कहा नहीं गया । वहाँ अन्य कथन हैं 
भी नही । चतुर्भूज परमात्मा का वह सगुण ध्यान, उस काव्य 
संपदा का परम अधिष्ठान होनेसे वहाँ केवल भर्वितका रम्य 
आविष्कार है । मानो यहाँ भवित साकार, शब्दसथ हाक 
साहित्यमें अवतीणं हुई । उस अनन्त के सगुण वर्णन मे भक्तिः 
रस का स्नेहाद्र तथा शांत अविर्भाव जीवन के समग्र रसको 
पुनीत सा करता है | भकतीका वह परमप्रेममय स्वरू तथा 
उसका अमतस्वरूप पाकर मनुष्य सचमुच कृताथ हो जाता है 
इस कवित्व की रचना भवति का वाइ्मयीन रूप हैं। यहां 
अव्यभिचारिणी भक्तिका विदग्ध विलास रसोत्कप का 
चरमसीमा तक पहुँच गया है। यहाँ उसका एक एके सि 
प्रेमसे मधुर, स्नेह से ओतप्रोत तथा शांतिसे अत्यन्त परिपूर्ण 


ढः CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


लक 


अध्याय ४था (३८९) 


AANA 


है । श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, स्नेह आदिका एक अनूठा स्रोत जीवन 
में बहा देनेका सामर्थ्यं इस भक्तिगंगामें है । अतः बह प्रसंग 
परम आल्हादक बन गया है | ।।२१८॥। 
आधींचि साखर आवडे । 
आणि तेचि जरिहे ओषधा जोडे । 
तरि सेवावी ना कां कोडें। नावानावी ।।२०९।। 
अर्थं :- शर्करा तो स्वभावसे हो मधुर और उसकी योजना 
दवाके रूपमें की जाय तो सेवन करनेमें कोन वाधा होगी ? 
व्याख्या :- भवरोग के कारण जो पीडित हैं उन्हें 
नामस्मरणरूप कामधेनु प्राप्त हुई तो उन्हें वहीं रम जाना 
चाहिए । उसकीही सेवामें लगे रहना चाहिए । उस संबंधमें 
विचार करने की कुछभी जरूरी नहीं । शक्कर अत्यन्त मधुर 
है, सबको प्रिय है । वह मानो नामरसायन की जोडमें है तो 
फिर उसके बारेमे विचारही क्यों किया जाय? विविध 
नामरूपोंसे ग्रथित हुआ वह भवजीवन, नामरसायनरूप औषधि 
के द्वारा निःसंशय निरामय हो जाएगा । भवरोग में फंस जाने 
की अपेक्षा नामरसायनका ही स्वीकार करें और उसकी शकरा 
के समान माधुरी का आस्वाद लें । उसमें समरस हो जाओ । 
उसीके समान मधुर हो जाओ । वहाँ अन्य विचार करना 
भूल है । ॥२१९॥ 
सहज मलयानिळ सुगंधु । तया अमृताचा होम स्वादु । 
तेथेंचि जोडे नादु | जरि देवगत्या ।।२२०॥ 
अर्थ :- मलयानिल सहजही घुगंधी है, तिसपर देववशात्‌ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३९०) श्वी ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनो 


BETO NAIA 


उसे अमृत का स्वाद और संगीत के मधुर स्वर प्राप्त हुए तो-। 
व्याख्या :- भवज्वरसे पीडितों की तडपन अत्यन्त 
कष्टकारी है । वहाँ मन तथा शरीर दोनोंको अवस्था अत्यन्त 
बरी रहती है | एसा स्थिति में मलयगिरीसे आनेवाली शोतल 
मन्द सुगंधयूकत वायूका आस्वाद लिन निःसंशय महद्भाग्य 
है । उस वायुको अमृतका स्वाद हो ओर दवयांग स अगर 
उसमें कलरव निर्माण हो तो सभी इन्द्रियों को संतोष दता हुई 
वह वायु भवज्वर पर प्रभावा औषधि होगी । वहाँ दवह 
प्रसन्न हो गया ।।२२०॥ 
तरि स्पशे सर्वांग निववी । स्वादे जिव्हेतें नाचवी । 
तेवींच काना करवि म्हणवि | बाप माझा ॥२२१॥ 
थ :- स्पर्शस ही सर्वांग को शांत करता है, स्वाद 
जिव्हा को लालायित करता है, और श्रवणेद्रियों को यर 
सचमच वेद जेसा लगता है। 
व्याख्या :- वहाँ स्पशे तो अत्यन्त समाधान तथा आल्हाद 
देनेवाळा है | संपूर्ण शरीर को शांत तथा उत्साहमय करनेकों 
क्षमता उसमें है । संपूण शरीर का शांति तथा समाधान देते 
हुए अमृत की वृष्टि हो जानेसे जो शीतलता आती है, उसका 
ही यही अनुभव हो जाता है। जॉवदशा अत्यन्त शीतल 
परमआल्हादक तथा समधात हो जाती है । काचोंसे सुना हुआ 
ह अमृतमधुर अक्षर, जिसकेद्वारा अपनाया जाता है और 
अमत आस्वादन के समान वहीं अमृतत्त्व का उपलब्धि हौ 


जाती है । कानोंको ही जिव्हा प्रकट होकर वेही स्वथ उस 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४या (३९१) 


आस्वाद की भलाई व्यक्त करने लगे। उसमें संपूर्णतया 
सामरस्य प्राप्त हो जानेसे नादध्वनि मूर्तिमंत देवके रूप हो 
गया । देवत्व ही देवतारूप हो गया । अमृत के रूपमें देवही 
अमृत देनेवाला हो गया | ॥ २२ १॥ 
तसें कथेचे इये ऐकणें | श्रवणासि होय पारणें । 
आणि संसारदु:ख मूळखणे । विक्ृतिविण ॥२२२॥ 
जरि मंत्रेचि वंरि मरे। तरि वायां कां बांधावें कटारें। 
रोग जाये दुधें साखरें। तरि निब कां पियावा ॥२२३॥ 
अर्थ :- उसप्रकार यह कथा श्रवण मानो श्रवणेद्रियों की 
सारी सफलता है। वे तृप्त होते हैं । प्रापंचिक दुःख किसी 
भी प्रकार कष्ट न देते हुए उन्मूलन हो जाता है। 
खाली मन्त्रोंसे वरी का नाश होता है तो फिर छुरी पास 
रखने: की क्या आवश्यकता है ? 
व्याख्या :- इस अमुत का महात्म्य भी इतना विचित्र है 
कि उसका लोभ, उसका मोह भी अनिष्टप्रद हो जाता है । 
विषाक्त प्रकृति की समूची जडही यहाँ विषकंद के रूपमें बन 
जाती है । अमृत के बारेमे भी निर्लेप, निर्मोही वृत्तिकी 
आवश्यकता है । निर्मोही हो जानेपर अमृतत्त्व का योग है । 
अन्यथा वह मोह भी खतरे से खाली नहीं । प्रकृति के त्रिविध 
गण इन मोहोंके कारण साम्यावस्था नहीं अपनाते । मोहकी 
जड कायम होनेसे इन गुणोंका कर्मानुसंधान लोभमें, विकारों का 
डबा रहता है । भिन्न भिन्न प्रकार के सकाम कर्म मोहोंको 
बढ़ाया करते हैं । प्रकृति को जहाँ समाधान है वह निरतिशय 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३९२) : श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


पुरुषत्व की उपासना नहीं हो जाती | वह॒आत्मतत्त्वही इन 
गुणोंके द्वारा मानो छिपाया जाता है। फिर अमतत्त्व कहाँ 
रहा ? उसकी कीमत क्या हुई । वह तो मृल्यहीन बन जाता 
है । उसके प्रति निर्मोही नहीं हो सकता और वह भी अपनी 
अमृतमयता का प्रभाव नहीं दिखाता । फिर मैं और मेरा' 
का प्रभाव है । मनुष्य चाहता है वह अमृत भी मेरे अधीन 
रहे । यह केसे संभव होगा ? कितु मनुष्य की अहंता बलवत्तर 
रहती है। वह और कुछ नहीं सुनती । उसके पास अहंता का 
अभिमान का बडा भारी प्रभाव है । वह अपनी वातको लेकर 
टससे मस नहीं होता । अपनी बातको ही सही मानता है | 
उसके जीवन में अहंपोषण के सिवा और कुछ कार्य नहीं रह 
जाता । फिर अपनीही महत्ता में प्रवाहप्रतित हुआ मनुष्य 
उस परमात्मतत्त्व की पहचान को कसे पात्र होगा ? वह उस 
तत्वको देख नहीं सकता या वह तत्त्व उसकी दुष्टिसे ओझल 
हो जाता है । उसके इन्द्रिय, उसकी वाणी या उसकी जिव्हा 
इस अमृत के आस्वाद को स्वीकार नहीं करती । उन्हे शायद 
अरुचि निर्माण हो जाती है। अतः वह अमुत उनसे कोसों 
दूर भागता है । वह समझता है कि इस मनुष्य को संतत्वकी, 
सत्यकी, अमृतकी चार हैही नहीं । फिर बुद्धि क्योंकर 
आत्मनिष्ठ रह सकती है ? जहाँ अमृत के प्रति, आत्मतत्त्व 
के प्रति अरुचि है वहाँ बुद्धि व्यामोह में फंसी रहेगीही । वह 
दूसरेकी होकर पराभूत हो जाती है। अतः यहाँ सन्तोंका 
दर्शन, उनकी सेवा, उनकी कृपा आदिका लाभ हो जाय तो 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (३९३) 


इस जीवन में प्राणसंजीवन निर्माण होनेका विचार कमसे कम 
रहेगा । उस विचार का प्रत्यक्ष फल आज नहीं कल सही, 
किंतु जरूर प्राप्त होगा । अहुन्ता के विधान का भ्रम फूट 
जानेपर अन्तरंग जागृति का योग जरूर आ जाएगा । यह 
आशा, यह इच्छा अवश्य परिणामक्षम हो जाती है। अतः 
देवता सान्निध्य की जरूरी है| आत्मवस्तु की ओर लगन 
निर्माण होनी चाहिए । प्रकृति को अपना त्रिगुणात्मक 
मायासंसार संकुचित करना होगा । अपने विकारोंको, विविध 
प्राकृतिक तत्त्वोंको विलीन करना होगा । एसी अवस्थाम वे 
गुण भी जागृत हो जावेंगे | वे अपनी मूल प्रकृतिकी ओर 
अन्तर्मुख होंगे । उन्हें विश्वास सा पेदा होगा । उनके विश्वास 
में आत्मसत्ता का अनुसंधान रहेगा । इसी लिए वह प्रकृति स्वयं 
ऐसे विश्वास के लिए, पुरुष की निष्ठाके लिए उत्सुक है । कितु 
यह सब सहजही नहीं हो सकता । उसके लिए तप की, अनुष्ठान 
की, विराग की आवश्यकता होती है । यह न होनेपर गृणोंकी 
प्रभावकारिता विशेष परिणामक्षम रहती है । प्रकृति अंतर्मुख 
नहीं होती | फिर उसके मनमे विश्वास पंदा कसे होगा ? 
वासना तथा विकारों से. वह अपने परोंक्रो ही मानो जकड 
देती है । वह स्वतन्त्र नहीं रहती | गुण, वासना, विकार 
आदि के कारण बहिर्मुख रह जाती है । अतः पहले पहल 
उसके मनमें विश्वासही निर्माण हो जाना चाहिए । मतलब 
यह है कि जिसके द्वारा जीवन का विश्वास निर्माण हो सकेगा, 
जो जीवनभर तुम्हारी निष्ठाको अचल बनायेगा, जिसके हारा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३९४) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


AAAS AAAS 


इस देहकी धर्मधारणा स्थिर हो सकती है, ऐसे साथीकी यहाँ 
जरूरी है । उसके विचारों से तुम्हारा अनुष्ठास हो जाथ तो 
फिर तुम्हें कष्ट नहीं होंगे । वह स्वयं तुम्हारा विश्वास 
होगा । वही तुम्हें उस आत्मतत्त्व की ओर लेनेमें सहाथ्यक 
होगा । अहन्ता तथा दुःखका अन्योन्य संबंध है। दुःखको 
कोई भी साथी नहीं | जगत्‌ में उसकी मित्रता करने कोई भी 
उत्सुक नहीं रहता । अहन्ता के कारण मित्रोंकी कमी और 
अमित्रोंकी ही वृद्धि हो जाती है। उनकी विपुलता के कारण 
अमृतत्त्व भी उसके पास जानेको डरता है। वह तो दूर दूर 
दौडता है । और विशेष यह है कि रोगी अवस्थामें भी मन 
अपनी अहन्ता की कोरी कल्पनाअें सुनाया करता है । 
अमृतत्त्व की कल्पना करता हुआ मन अहन्तासे संथा ओतप्रोत 
है । वास्तव में मनके ये संकल्प, उसकी कल्पत्ताओं सुननेवाली 
आत्मा वस्तुतः तुम्हारे प्राकृतिक लाभहानि की ओर तनिक भी 
भी ध्यान नहीं देती । उसे मनकी किचित्‌ भी चिता नहीं, उसके 
रागद्वेष के बारेमें, उसके विकारों के वारेमें उसे संपूर्णतया 
विराग है । अतः विकत्पात्मक संकल्पों के द्वारा मनकोही 
प्रलीन करना आवश्यक है । उसके संकल्प विकल्पों को निःस्तब्ध 
करके उसे पहलेपहल सुस्थिर करना आवश्यक है । इसके 
पश्चात्‌ और भी एक अडचन पैदा हो जाती है । वह है मनके 
प्रलीन होनेके कारण मिध्यापन, लाचारी, विवशता । वह 
लज्जा, संकोच अस्थानमें ही आत्मासे दूर ढुकेलता है । लज्जा 
दूर नहीं होती । वह यह नहीं चाहती कि मन तथा बुद्धि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ा (३९५) 


अपने विषयों को छोडकर केवल आत्मनिष्ठ बने रहें | अतः 
वह फिर फिरसे प्रयत्नशील रहती है कि मन विषयों की ओर 
मुड जाय । बुद्धि विक्रारवश हो। लज्जाकी यह प्रतिकूलता 
निःसंशय लज्जास्पद है । अतः उसे अपनी बिकारिताको, अपने 
फंदेको लेकर चले जानाही होगा। उसके सिवा लज्जा की 
आदत दूर नहीं होगी । उसकी अडचन हट नहीं जाएगी । 
विषयोंका वैविध्य, मनबुद्धि को उनकी ओर सहजही आकषण 
तथा आस्था और लज्जाका विलक्षण अहंभाव आदिके कारण 
वह आत्मनिष्ठ विश्वास, उस अमृतत्त्व की उपलब्धि होने में 
देर लग जाती है । कितु आत्मतत्त्व की ओर अग्रसर होनेका 
मनुष्य का प्रांजल संकल्प जितना तीब्र, उत्कट होगा, उतनाही 
प्रकृति पर प्रभाव आ जाता है। फिर लज्जाका, विकारोंका, 
वासनाओंका कष्टकारी अनुभव उसे त्रस्त सा बना देता है | 
बह संसार से दूर जानेके लिए तैयार हो जाता है । विजनवास 
स्वीकारने को उत्सुक हो जाता है | इस समय वह अपना मन, 
बद्धि आदिको सचमुचही वासनाओं से दूर कर लेता है। 
इतना होनेपर भी संकट पूरी तौरसे दूर नहीं हो जाता । 
प्रकृतिजन्य आलस्य और एक शत्रु है । वह तो सबसे बढचढ़- 
कर है । उसके कारण आदमी प्रयत्न करने को भी उत्सुक 
नहीं रहता । प्राकृतिक जीवन का लोभ किसे छूटा है? ये 
मोह, विकार, वासना तथा विलास यद्यपि अन्तमें हे हँ 
तो भी उनके सुखसंवेदन को जिन्होंने अनुभव किया है वे उन्हें 
झट छोड नहीं सकते | देहकी धारणा इन्हीं विकारों के लिए 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३९६) श्री ज्ञानेश्वरी सुब्रोधिती 


सी बन जाती है । उन्हें छोडने पर भी वे छूटते नहीं । आलस्य 
के द्वारा उन्हें अधिक पोषणसा मिल जाता है । देहकी आदत 
झट नष्ट नहीं होती । उनकी अपनी महानता वनाये रखने के 
लिए प्रयत्न हो जाते हैं। आलस्य के द्वारा यह प्रयत्न होते 
हैं । प्रकृति की जडता वेसीही बनी रहती है और जीव उसाम 
डबा रहता है। यह जाड्य अतीव जड है, वह झट हटता 
नहीं । वेसाही बना रहता है। अतः वह अमृत पाना भी 
विषकंद के समान हो जाता है। वह अमृतत्त्व है या विषकंद 
है ऐसा संभ्रम निर्माण हो जाता है । मनुष्य जडदेहासक्तसा 
हो जाता है । उसके कष्ट निरथंक से हुआ करते हैँ । वह 
अमृत या विष ऐसा संभ्रम जिसके संबंध में निर्माण होता हैं, 
बह ऑत्मतत्त्व सहजसिद्ध होनेपर भी प्रकृति का यह जाड्य, 
आलस्य, उसकी विकारवशता रास्तेमें रोडे पदा क़र देती 
हैं। इस देहकों उसकी अनुपमेय उपलब्धि करा दनका | 
जी नहीं ललचाता | अतः अतीवा परिश्रम के, त्याग के बादही 
बह अनुनुभूता योग सिद्ध हो जाता है। उन कष्टा व 
भी यों हो सकता है कि क्षणमें वहाँ मृत्यु है तो दूसरे क्षण 


ce 


अमृततुल्य स्वर्गसौर्य ! क्षणमें आनन्दवि लोखा है बा 
दूसरे क्षण तोब्र बन्धन है । कभी उसका तीब्र संवेग है, तां 
कभी ग्लानी की चरमसीमा । कभी बुद्धिकी स्थिरता अनुभव 
की जाती है तो कभी उसकी विकारवशता । EX] हि 
प्रयत्नों के विविध रंग, विविध हास्यविलास था र स हर 
अनेकविध अनुभव आ जाते हैं। बादमें जब कभी इन्हीं शल 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय डथा (३९७) 


NS YE SEER २२-४२ 


फलस्वरूप अपनी मौलिकता का परिचय देते हुए वह महान्‌ 
स्वाभाविक, सहज स्वरूप आत्मस्वरूप अपने अमृतत्त्व की 
यथार्थता दिखलाता है तब संदेह नहीं रहता | तब विषय.भी 
अमृत बन जाता है । उसके प्रसाद में यह पात्रता जरूर है । 
फिर मनुष्य सुखदुःख की ढंद्वात्मक्ता से अतीत होकर निद्॑द् 
अनुभूति का अधिकारी हो जाता है । जीवन में हास्य मुखरित 
होता है । कष्ट दूर भागते हैं । दुःख रहताही नहीं । प्रसन्नता 
पुष्ट होती है । शांति, तुष्टि तथा पुष्टिका मन्त्र सर्वत्र गूंज 
उठता है । यह साधना निःसंशय दुष्कर हो जाती है॥ वहाँ 
हास्य, आनन्द तथा तेज आदिकी मुखपर आभा आ जाती है । 
ईश्वरीय ऐश्वर्य वहाँ तुम्हारी सेवामें सिद्ध है। मनमें संकल्प 
निर्माण होतेही उसकी झट पूति हो जानी चाहिए । यह 
अभिमान मनक्रो रहता है । उसकी अहन्ता उसे इसलिए अधीर 
बना देती है । किन्तु जब तक मन विकारों का अंकित होकर 
उनके पीछे घसीटता जाता. है, जब तक वह अपनी आत्मीयत्ता 
को छोडकर केवल भोगलिप्सा को लिए हुए है तब तक वहाँ 
आत्मनिष्ठा का उदय केसे संभव है ? जहाँ आत्मसत्ता का 
अभाव है वहाँ संकल्पों की पृ्तिमें जरूर .बाधा है | वहाँ 
आत्मविश्वास नहीं होगा । मनुष्य का स्वभाव द्विविध है । 
कभी वह अंस्थिर है तो कभी स्थिर है। उसकी स्थिरता 
प्राकृतिक बहिर्मुखता की ओर है, ओर अस्थिरता आत्मसत्ता 
के संबंधमें है। अतः वह स्थिरता आत्मसत्ता के हक 
होनी चाहिए। और अस्थिरता उस प्राकृतिक जीबन के बारेमे । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(३९८) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिनी 


जब वह सुस्थिर स्वभाव से आत्मसत्ता का अनुग्रह पानेकी 
इच्छा करेगा तब वह अपने जीवन में भी धुस्थिर होगा । 
अपनी योग्यता बढायेगा | चित्तकी स्थिरता जरूर होनी चाहिए 
और उसके साथ अस्थिरता भी शांत स्वभाव के द्वारा, स्नेह से 
रोकी जानी चाहिए । ऐसा होनेपर ही मनुष्य की मनुष्यता 
प्रकट होगी । अतः यह जो कथा है वह केवल सुनने की अपेक्षा 
उसमें तल्लीन हो जाना चाहिए । उसके द्वारा स्वहित अपनाया 
जाय तो बहुत अच्छा। जिसके द्वारा सचमुच जीवन का 
कल्याण संभव है, ऐसे परमात्मतत्त्वसे ही मित्रता बनी रहे । 
ज्ञानकी यह दृष्टि मैत्रेयी के समान अगर स्थिर रहेगी तो फिर 
तुम्हारी भावना जागृत रहेगी | फिर तुम्हारा मनुष्यत्व तुम्हें 
अपनेआप प्राप्त होगा । उसके द्वारा जीवन का परतत्त्वयुवेत्त 
अनुभव तुम प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार यह श्रवण अपनी 
आँखोंकों स्नेहाद् ता की प्रहचान देकर, ज्ञानभोजन का योग 
ला देता है । श्री आत्मदेव के लिए यह ज्ञानरूप अन्न अतीव 
संतोषप्रद होता है। देवताभाव के कारण वहाँ प्रसन्नता के 
पक्वान्नही मानो मिल गये । आँखोंमें भी एक विलक्षण आतंता 
निर्माण होती है । वे आँखें स्नेहाद ता के साथ आत्मदेवता की 
मृति देखने के लिए आतुर ह उन्हें वह रूप देखने की 
निरतिशय इच्छा है । जब वे आव्मराज का दर्शन कर लेती 
हैं तभी उन्हें संतोष तथा समाधान प्राप्त हो जाता है र 
दर्शनोत्सुक नेत्रही मानो समूचे शरीर में व्याप्त हुए हैं, इतनी 
उत्सुकता वहाँ बढ़ जाती है । दर्शन के लिए उनका जी मार्नी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४ंथा (३९९) 


तडपता है | जब उस सौंदयंशाली आत्मदेवता के दशन का 
सुयोग प्राप्त होता है तव सचमुच समाधान समधात हो जाता 
है । वहाँ केवल दर्शनकी ही उत्सुकता नहीं रहती, दर्शन के 
वाद परिपूर्ण सामरस्य की प्रेरणा, आतंता वेंसीही तीव्र बनी 
रहती है । वहाँ एकविधभाव की, उसके प्रति अनन्य निष्ठाकी 
जरूरो है। वही निष्ठा दर्शन तथा सामरस्य भी प्राप्त करा देगी । 
जिससे शांति तथां संतोष का साम्राज्यही निर्माण हो जाथगा । 
जब बालक दीं स्वरों में रोता हुआ अपनी माँको जोर जोरसे 
पुकारता है, तब मां भी उसकी आर्तता को जानकर झट उसके 
पास आ जाती है, उसे अपने स्तन्यसे संतुष्ट कराती है । 
उसका दुःख मिटा देती है। रोनेके कारण उसके भावकी 
तीब्रता, तथा तप्तता प्रतीत हो जाती है। माँ उसी कारण 
जल्द आयेगी । वेसेही यहाँ भी दर्शन तबतक संभव नहीं 
होता जबतेक हम अपनी योग्यता के लिए तप नहीं करते । 
अपनी योग्यता बढाने के लिए होनेवाले वेराग्यादि तपसे उस 
देवता को आवाहन हो जायगा । वही तडपन, आकांक्षा तीव्र 
होगी तो देवतादर्शन निःसंशय हो जायगा । उसमें देर नहीं । 
वस्तुतः वह तो हैही । कितु उसका अव्यक्तभाव हम व्यक्त 
नहीं कर सकते कि जिसके लिए मनुष्ये की योग्यता नहीं 
रहती | जब उसका आविर्भाव हो जाता है तब संसार का 
झंझट दूर हो जाता है। दुःखका सबंथा निरास हो जाता है। 
विकारों के द्वारा बृद्धिको भी यह ज्ञान होता है कि उनका 
बोझ अत्यन्त भारी तथा उत्कट दुःखदायी है । फिर वही उस 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(४००) श्री ज्ञानेश्‍वरी सुबोधिन्न 


बन्धके विरुद्ध प्रयत्न करने को उत्सुक हो जाती है। उसके 
्रयत्नों का निबंध शुरू होता है। उसे मानो मन्त्रही प्राप्त हो 
जाता है और वह स्वतन्त्र तथा आत्मनिष्ठ होनेको उत्सुक 
हो जाती है । ऐसा होनाही सर्वथा उत्तम है । देहबुद्धि के 
द्वारा यह प्रपंच सितगुडा जानाही उचित है। विकारों के 
विस्तार के ऐवज में वहाँ संकोचही होता रहे। ऐसा शुरू 
हो जानेपर फिर अन्य उपायों की आवश्यकताही नहीं रहेगो । 
देहवृद्धि का यह प्रतिप्रसव का प्रयत्न देहाभिमान को जरूर 
दूर कर सकता है। नामरूप मन्त्रके द्वारा यह देहृजनित ज्वर, 
यह अभिमानरूप शत्रु मर जाता है, नष्ट होता है तो फिर 
कट्यार की किसीभी प्रकार आवश्यकता नहीं रहेगी । किसी 
शस्त्र के द्वारा उसे डराने की बिलकुल जरूरी नहीं । वस्तुतः 
वहीं अवधान देनेको जो बुद्धि तत्पर है वह वस्तुतः अत्यन्त 
निःस्वार्थ हो जाती है उसे अपनी कोई इच्छा नहीं रहती । 
बह अपने प्रपंच को त्यागकरही आत्मनिष्ठा का अनुभव करने 
को उत्सुक बनाती है। सवंसामान्य जीवन में उसके इस 
निष्ठाका ध्यान नहीं रहता। अतः वह जो कुछ कहती है 
उसके अनुसार बर्ताव करने को तैयार नहीं हो जाती । उसंकी 
पात्रताही मानो नहीं होती । फिर बह दूसरे के लिए, देहके 
लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतित करती हैं। बुद्धिकी पि 
देहको प्राप्त होकर वह देहकी हो जाती है । देहबुद्धि कहलाती 
है । कितु जब वह योग का एक अंग बन जाती है, योगातुष्ठान 
के लिए उद्युक्त हो जाती है तब वहं योगका उपयोग कहलाती 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४थां (४०१) 


है | वहाँ योगानुष्ठान के कारण बुद्धिकों जो नियमन प्राप्त 
होता है, उन्हीं शस्त्रोंके आघातों के कारण उसकी देहनिष्ठा 
छिन्न हो जाती है। वहाँ बृद्धिका कौशल दोख पडता है। 
जीवन में उसकी उपयोगिता के सुपरिणाम लक्षित होते हैं । 
वह अपनी अनन्य निष्ठासे आत्मदेवता के सम्मुख उपस्थित हो 
जाती है । योगभाव का योगदान उसके द्वारा दिया जानेसे 
वंह योग काही एक हाथसी बन जाती है। वहाँ विश्वास उदित 
है । जीवन आइवासित है । मानो योगरूप वरदहस्त सिरपर 
होकर आश्वस्त करता हो । वही योग सहजभाव को पा जाता 
है और पूरे विशवास के साथ वह बुद्धि अपने प्रपंचों के सह 
वहाँ विलीन होती है । फिर वहाँ दुःख कहाँसे होगा ? अनायास 
सुंखके सुपरिणाम सफल हुंए। वहाँ पात्रता स्थिर है, वहीं 
विश्वास है अतः डर नहीं रहा । निर्भयता के कारण देहभी 
प्रसन्न है, वहाँ दुःख नहीं । वह आत्माको ही विश्वासभाजन 
होगयी है, उसकी अंकित है। वहाँ फिर निःश्वास नहीं, 
दुःश्वास नहीं, केवल विश्वास है । अतिरम्यता का अधिष्ठान 
प्राप्त होकर दुःख भी ही अप्रतीम सुखका सौंदर्य होगया । 

अतः यह्‌ बुद्धि स्वभावतः ही स्नेह, सुख तथा शांति का 
साधन है। वह मानो समाधान की मूर्ति है। वह कभी 
निरर्थक नहीं हो जाती । प्रेमकी पराकोष्ठा वहं अनुभव करती 
है | परमग्रेमर्प, स्नेहाद तथा अत्यन्त समूधात वृत्तिका यह 
विश्रामधाम है । वस्तुतः प्रकृति का प्रपंच जो केवल विकारोंसे 
युक्त है, उसे कभी नहीं भाता । उसकी आकांक्षा, उसका 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


हृदूगत वस्तुतः आत्मनिष्ठाका ही मन्त्र उद्घोषित करता है। 
गणोंक्ी विक्रारिता, तथा चंचलमन के फेर उसकी निष्ठामें 
संदेह पैदा करते हैं, रकावट डालते हैं। अतः वह दुःखी हो 
जाती है | उसकी निष्ठा जब देहको त्यागकर हम आत्मरूप 
करायेंगे तब उसकी इच्छा सफल होनेके कारण वह हषं विभोर 
हो जाती है। आत्मनिष्ठा के कारण बह. सचमुच अत्यन्त 
प्रसन्न हो जाती है। उसके अंकित होकर बुद्धि आत्मदेवता की 
उपासना में अपने को प्रलीन कर लेती है। उसे आत्मराज के 
अंकित होकर रहना अतीव प्रिय होता है । फिर उसके लिए 
मनुष्य की यह देह आनन्दधाम हो जाती है । वह वहीँसे 
हलनेका नाम तक नहीं लेती । विविध प्रकार के विवेचन के 
द्वारा, भाष्यके द्वारा या वक्तव्य के द्वारा बृद्धिका लक्ष्य रापत 
नहीं होता । जब वह योगयुत हो जाती है तब मानो उसके 
अन्तर में उस आत्मनिष्ठा का बीज बोया जाता है । मानो 
वहाँ गर्भधारणाही हुई वह॑ यही योगयुक्त आत्मराज की 
उपासना में उसका चित्त दंग रहता हैं । वह उसे नितर्ति पिप्र 
है | वहाँ अपना स्वंस्व समापित करने को वह उत्सुक रहता 
है । बुद्धिकी यह प्रेममयता हम देख नहीं सकते क्योंकि उसका 
निष्ठा तथा अभिरुचि समझ नहीं सकते । योगतत्त्व के कारण 
उसका प्रेम खिळ उठता है। उन दोनोंका परस्पर अतीव 
प्यार है योग तथा बुद्धिका यह रहस्य स्पष्ट कर लेनाह 
उचित है । वही बुद्धि योगबुद्धि हो जाती हैं जहाँ आत्मनिष्ठा 
का ज्ञान उदित है। योग तथा बुद्धिका यह परस्पर शरम 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(४०२) श्री ज्ञानेइवरी सुबोधिनी 


मर. | 


अध्याय था (४०३) 


अटूट सा हो जाता है और वहीं ईइवर के शुंगार का मानो 


आविष्कार हो जाता है । ईश्वरीय साक्षात्कार का वह वाहन 
हो जाती है । उसे महत्‌ महत्तर महत्तम सन्मान प्राप्त हो 
जाता है ऑर उसकी आनन्शमयता पराकाष्ठा को पहुँच जाती 
है । साथही वह अपना कतंव्य कभी नहीं भुलती । आत्माकी 
अंकित होनेका जो भाग्य उसे प्राप्त हुआ है, उसके अनुकूल 
वह्‌ निष्ठा, निश्चय तथा ज्ञान उप्तकेही लिए समापित करती 
है । यह बुद्धियोग दूधमें शक्कर के समान, सोनेमें सुगंध के 
समान अतीव मधुर तथा सहजसंपन्न है। इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं । भवरोग को हटाने के लिए यह दूधशर्करा के समान 
अत्यन्त मधुर औषधि जहाँ प्राप्त है वहाँ कडवे औषधियों की 
योजना करने का कारणही नहीं | कटु तिक्त ऐसे वचन, तथा 
मुँहको अत्यन्त कडवी रुचि प्रदान करनेवाली औषधि आदिकी 
क्या जरूरी रही ? यहाँ स्वयं मनही प्रलीन हो जाता है, 
उसका बुद्धिमेंही लय होता है, फिर उसे कड्आपन कहाँसे 
दे देंगे ? उसे किसी प्रकार 'योगयुक्त हो जाओ' ऐसी आज्ञा 
तक करने का कारण नहीं रह जाता । क्योंकि बृद्धि सर्वथा 
वरिष्ठ, महत्‌ है | उसके अधीन उसके नोकर जैसा मन है। 
अतः उसे कटूतायुक्त वचन करके, या कड्वी औषधि देनेसे 
कुछ विशेष लाभ नहीं । उसे योगयुक्त करनेकी स्वतन्त्र रूपसे 
जरूरीही कहाँ रही ? क्योंकि जब बुद्धि योगयुक्त है, तब मन 
उसके अंकित होकर योगको प्राप्त होता है। अतः यहाँ भिन्न 
भिन्न भूमिकाओं के कारण विविधता का विलास प्रकट 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(४०४) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


SSNS NASA NNN NNN SN 


करनेवाली प्रकृति नटी तथा व्यक्ति विशेष के द्वारा नटरूप 
होकर वही बुद्धितत्त्व अपने दिव्य बुद्धिबोध को ही अपनाता है। 
वही आत्मदेवता वहाँ दर्शनीय, श्रवणीय और मन्तव्य है । अतः 
वहाँ कडुआपन न हो । निम की कटूता मन को चित्त को प्राप्त 
प्राप्त न हो । वह स्वयं सहंजसिद्ध होकर योगमें प्रलीन हो 
जाता है। कतेव्यकर्म के निष्क्राम अनुष्ठान द्वारा वही 
आत्मदेवता प्रसन्न हो जाता है। उन्हीं कर्मोसे नेष्कर्म्ययुवत 
योगोपासना हो जाती है, जो बुद्धितत््व का व्यामोह नष्ट 
करनेमें समर्थ है। अतः मनको किसीभी प्रकार कष्ट न देते 
हुए, या हटयोग के कतिपय उपायोंट्टारा देहको भी कष्ट न 
पहु चाते हुए मन तथा बुद्धिका योगयुक्त होनेके लिए सहज 
संभाव्य बुद्धियोग का रहस्य जान कर लो । फिर श्रवणसुखमे 
समाधि है, मनमें चैतन्यका ही संकल्प है, बुद्धि योगनिष्ठ तथा 
आत्मरूप हो जाती है और जीवसवंस्व का निरतिशय प्रेम, 
मैत्री, स्नेह आदिका यत्र तत्र सर्वत्र आविष्कार अनुभव किया 
जाता है। चेंतन्य की अत्यन्त कल्याणकारी बुद्धि केवल 
आत्माकाही सुखसंवाद करेगी, कल्याणकीही वात कहती 
जाएगी । ॥२२२-२२२३।। 

तेसा मनाचा मार न करिताँ । पल 

आणि इन्द्रियां दु:ख न दता । 
वरेथे मोक्ष असे आंइता । श्रवणाचि माजि ॥२२४॥ 

अर्थं :- अतः मनको किसी भी प्रकार कष्ट ने पहु'चाते 
हुए, इन्द्रियों को दुःख न देकर केवल श्रवणमें ही यहां मास 
अनायास ह \ , 43 


(0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


f 


अध्याय ४था (४०५) 


व्याख्या :- मनुष्य मनके वारेमें बिचित्रसी कल्पनाअं 
करता है । वह उसके साथ विलक्षण रूपसे बर्ताव करता है । 
जिससे मनका संयमन होना तो दूर रहा, फिर वह एक प्रकार 
सरवर होकर रहता है। प्रकृति स्वाभाविकता त्रिगृणों की 
साम्यावस्था है | कितु त्रिगुणोंक्री विषमता के कारण अनेकता 
का महान्‌ व्याप हो जाता है। अनेकविधता का परिपोष 
होता है और ये गुण अवगूण बन जाते हैं। फिर देहकी 
योग्यता क्या रहती है ! यह देह एक बन्धन रूप हो जाती 
है । -देहकी अव्यवस्था विलक्षण कष्टदायक है। वहाँ मन 
विमनस्क है । वह कहीं गुम होता है, पता नहीं चलता । 
ऐसी अवस्थामें मनकी व्यग्रता नष्ट करते हुए विशालता के 
साथ एकात्मभावना की साधना हो जानेपर वह कहीं दृढ 
होनेकी संभावना है । अतः मनको कष्ट देनेकी अपेक्षा उसे 
श्रबणसुख का अधिकारी बना दिया जाय तो वह उस सुख के 
कारण मित्रता का भावधारण करके परिपुष्ट होता जाएगा । 
फिर उसकी - सरवर भटकनेकी स्थिति नहीं रहती । वह 
अंतर्भूख होकर प्रकृति में विलीनसा हो जाता है | वहाँ उसकी 
आत्मीयता सत्यनिष्ठ बुद्धिको प्राप्त हो जाती है । और वह 
मन स्नेहरस में तल्लीन होकर इस देहुकी व्यापकता का अनुभव 
करता हुआ उसीसे देहबुद्धि को भूल जाता है । देहबुद्धि नहीं 


रहती । जहाँ देहबुद्धि नहीं वहाँ दुःखभी नहीं रहा, अहन्ता 


नहीं रही । यह तो सचमुच बडा कायं हो जाता है । विश्रांत 
श्रमोंके द्वारा यह जीवित परमसुख का निरतिशय भाव अपनात्ा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(४०६) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनो 


AAAI 


रहा । जीवित में शांति, विश्रांति, घुख आदिकी विद्यमानता 
रही । उसके सभी श्रम मानो विश्रांत हुए, सुखको पाते रहे । 
वहाँ उदासी का अस्तित्वही नहीं रहा | फिर मनका पता 
कहाँ है ? वह तो बिलोन हो गया । अब वह फिर मुँह नहीं 
दिखायेगा । उसने यातो मार खाया । वहाँ जीवित का अत्यंत 
उदात्त, श्रेष्ठ भाव अनुभव किया जाता है अतः प्रेतवत्‌ 
उत्साहशूच्य जीवित का वहाँ अस्तित्वही नहीं। वह तो 
चेतन्ययूक्त, अतिउत्साहपूर्ण, आनन्दघन जीवन का, सुखके 
परमोत्कर्ष का अनुभव है । केवल उपमासादुश्य के लिए यह 
कहा गया । जीवन मनके विलीन हो जानेके कारण उदास 
नहीं हो जाता कितु आनन्दघन रूपमे परिणत होता है। 
वासनाएँ लापता हो गयीं । उनकी सत्ता नहीं रही । उनका 
अधिष्ठाता मनही नहीं रहा तो उन्हें फिर कौन पूछता है ? 
आँखें उततसे दूर हट गयीं । और जिव्हा केवल आत्मरसका ही 
आस्वाद लेती है अतः अन्य किसी रुचिकी उसे जरूरी नहीं । 
वह अन्य बातोंकी जरा तक चाह नहीं रखती । वहाँ मानो 
मुखका अस्तित्वही नहीं रहता,फिर जिव्हास्वाद काहेका? ड 
बिपरित विकारों के कारण मनको भारी कष्टही उठाने ड 
हैं क्योंकि वहाँ वार्धकप्रक्ता ही अवतार हुआ हो । युवावस्थाम 
वासनाओंका, विकारोंक़ा जो प्रभाव दीख पडता है, रसास्वाद 
के लिए सभी इन्द्रिय जिसप्रकार लालायित रहते हैं और भाग 
आभोगद्वारा मनको संतुष्ट कराते हैं, उस प्रकार अब तो कुछ 
नहीं रहा । शरीर की स्थिति तथा देहबुदधि दोनों अपत्ती - 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


उ 


DSR जज 
RNS अंक फरदए। 


जे. 


__ =¬ पी 


अध्याय था (४०७) 


S _ 


महत्ता खो वंठो हैं | देह की शाशवति नहीं है । वह तो किराये 
रही लिया हो र देहबृद्धि जो आत्मनिष्ठ होनेको स्पृहा 
रखतो है वह क्या इस देहको लेकर कुछ अधिक चेतना निर्माण 
करेगी ? वहां देह सचमुच थकीसी, विश्रब्धसी हो जाती हैं 
वह किसीको मर्यादा तक नहीं देखती | वह निलंज्जसी होकर 
किसीके भी गृणावगुण के वारेमें अपना मत व्यक्त करती, 
प्राकृतिक जंजाल बढ़ाया करती है। कितु उसकी अगतिकता 
अधिक है | उसकी बात कोई सुनता नहीं। क्वचित उसके 
कहने के कारण उसेही कष्ट हो जाते हैं। एक तो देहबुद्धि 
नहीं रहती और देहतिष्ठा नहीं । फिर देहकी ओर ध्यानही 
नहीं रहता । साथही वह्‌ देहभी एसी निलंज्ज हो जाती है कि 
वह मार खाकर भी अपनी विद्यमानता के लिए प्रयत्नशील 
रहती है । सचमुच वह तो निरर्थक हो जाती है । अजागलस्तन 
के समान व्यर्थ है । शरीर, आँखें, मुख, आदि इन्द्रियों के 
द्वारा मनको जो असहकार प्राप्त है उससे उसको अतितर 
दुःख, उदासीही प्राप्त होती है । उसे कुछ सुझता नहीं, उसका 
रंजन नहीं होता । उसे आश्रय भी प्राप्त नहीं होता । हृदयशून्य 
दौर्बल्य को आलिंगन देनेके समान मनकी बुरी स्थिति हो जाती 
। वह विवश लाचार होकर अपनी गृहस्थी का सपना देखा 
करता है । वह स्वयं प्रपंच के लिए कोरी कल्पनां करता 
है । मनकी गृहस्थी की यह मतुष्यता प्रकट होती है । किलु 
मनकी कोरी कल्पनाओं कभी जीवित को सफल नहीं बना 
सकतीं । वहाँ केवल. बहिर्मुलता है। जीवन के भोगयुकत 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(४०८) श्री ज्ञानेब्वरी सुबोधिनी 


आमोद प्रमोद हैं। उसकी बहिर्मुखता है कितु प्रत्यक्ष मुखकाही 
पता नहीं । फिर क्या दुःखही दुःख । मुखही ला पता हो 
जाता है । फिर वह क्या करेगा ? आभोग उसके लिए असंभव 
रहता है। वहाँ आइवासन का शब्द नहीं, आश्रय नहीं, 
आधार नहीं । मनकी स्थिति आत्यंतिक दुर्बल होती, दुःसह 
हो जाती है । मनकी विकारवशता का यह रूप है, यही उसका 
भार खाना है। दुःखमें दवता है । वहाँ जीवदशा की दुरवस्था 
है, दुदेशा है। 'त्राहि' त्राहि कहनेवाली अत्यन्त दुःखद 
स्थिति है । मनकी स्थिति भी अत्यंत कष्टयुक्त है । यहाँ जीवित 
धारणा केवल दुःखमात्र है। मन से यह कष्ट सहा नहीं 
जाता । और वह तडपता रहता है। अतः जहाँ मनको कष्ट 
नहीं होंगे ऐसा एकही स्थान है। त्रिविध तापों के कारण मनको 
तीव्र दुःख प्राप्त होता है किलु श्रवण भक्तिमें उसके सभी 
दुःख नष्ट हो जायेंगे । वह एक ऐसा साधन है कि जहाँ मनके 
कष्ट सर्वथा नष्ट होंगे । व्यक्तिगत अहंभाव का पोषण तथा 
मनके विकारों के कारण उसकी तडपन उन दोनोंका अभाव 
होनेके लिए बुद्धिकोही परमशुद्ध कराना आवश्यक है । बुद्धिका 
ही सुनिश्चय हो जाना चाहिए । जीवदशा की स्वाभाविकता 
में वासनाओं का उद्दीपन जरूर होता है, साथही उनकी तृप्ति 
सर्वथा हो नहीं सकती । अतः वहाँ बिकारिता का एक उत्कट 
आवेग रहता है, आर्तता रहती है । यह चात करने के लिए 
बद्धिको देहके कणकणमें व्याप्त हो जाना चाहिए । म 
विकारिता को संयमित करना होगा और श्रवण की माधुरी 


EC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय ४था (४०९) 
के द्वारा शृद्धबुद्धिका लय उस आत्मनिष्ठा में कराना- होगा । 
फिर वासनाअं अपने आप शांत होने लगती हैं। इन्द्रियों की 
अनियन्त्रितता मनके दुःखका प्रधान कारण है। उन्हें बुद्धिके 
अधीन करके श्रवणसुख के कारण जो समधात हुआ है, वह 
इस देहका सच्चित्स्वरूप अब आनन्दघनता का स्थान होगया । 
वहाँ इन्द्रियों का बोझ नहीं, वासनाओं की आर्तता नहीं 
विकारोंका प्रभाव वहीं, मनका विलास नहीं । केवल मोक्षश्री 
का वेभव यहाँ समूचे अंतर्बाह्य जीवित को प्रसन्नता दिलाता 
है। यह श्रवणसुख सहजही प्राप्त हुआ है। उसका सेवन 
करने को उत्सुक हो जाओ। अत्यन्त अवधानपूर्वंक उसके 
सेवन में सिद्ध रहो । फिर मोक्षकी बात कोरी कल्पना नहीं 
रहेगी । वह तो एसा कृपाप्रसाद है कि मानो मिष्टान्न का 
भोजनही प्राप्त हुआ हो | जब वह अनायास उपलव्ध हो गया 
है तो फिर वह पक्वान्न किस प्रकार तयार किया गया ! उसके 
लिए कौन कौनसी चिजें लगीं आदि बेकार की बातें करना . 
अनावश्यक तथा अनुचित है। पहले -तो भोजन का 
रसास्वाद लिया जाय। यथेच्छ भोजन'का लाभ उठाये। 
वहो परम कतंब्य है। उसका आस्वाद लेते रहना 
चाहिए । जीवन में मोक्षश्री का वेभव इस प्रकार सहूजसिद्ध 
हो गया तो फिर उसमेंही लीन हो जाना उचित हैं। उन 
सिद्धोंके द्वारा, संतसज्जनों की  कृपासे यह स्वयंसिद्ध पक्वान्न 
प्राप्त हुआ, तो उसका आस्वाद लेनेमें संदेह वयोंकर किया 
जाय ? न तो वे तुम्हें भोजन की सिद्धता करनेको कहेंगे । 
वे तो उस स्वयंसिद्ध भोजन का यथेच्छ आस्वाद लेनेकाही 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


(४१०) श्री ज्ञानेश्वरी सुबोधिनी 


आग्रह करते हैं । अतः वहीं. फिर चर्चा करने में समग्र न 
गंवाये । हमें उसीमें विलीन हो जाना चाहिए । उसके आस्वादं 
में अपने को संतुष्ट तथा समधात कर: लेना चाहिए । अतः 
श्रवण आवश्यकं है । वह मोक्षधी का द्वार है । उसे खुला 
रखा गया है क्योंकि वंह श्रवण कर सके ।.अतः' श्रवणभक्ति 
की साधेनां करते रहो ।।२२४॥ Bot) 
म्हणोनि आइतिया आराणुका । गीतार्थ हा निका । ' 
ज्ञानदेव म्हण आइका । निवृत्तिदासु ॥२२५ 

अथे :- इसलिए श्री निवृत्तिदास ज्ञानदेवजी कहते हैं कि 
यथाशक्य शातिसे समधातता से कल्याणमयी गीतार्थ ठीक ठीक 
सुनिए 

व्याख्या :- जहाँ तुम्हारी. सहूजही गति हो सकेगी, ऐसा 
यह समाधान-बोध यहाँ अनायास प्राप्त हुआ है । यह प्राप्त 
समाधान निःसंशय महत्त्वपूर्ण है और वह स्वयं तुम्हारी ओर 
आया है | अतः उसमेंही लीन होना उचित हैं.। गीतारूप अमृत 
का यही अथं है, भात्र है; और आशय भी । लुम इसीम डूब 
रहो | श्री भवान्‌ परशुराम के अवतार .सुमय जिस प्रकार 
उस महत बद्धिका अवतरण . हुआ, उस ईवह्वरीय. साक्षात्कार 
का प्रत्यक्षानुभव हो.सका, वेसाही वह अनन्तर श्री प्रभु रामचद्रजी 
के अवतरणकाछ में भी संहजसिद्ध रहा -। जो. पूवं वर्ती-अवतारों 
में'था वही परवर्ती अवतारों में, भी. सहज. प्राप्त हुआ ।. यह 
स्वभावतः सिद्ध तत्त्व हमारे: सम्मृख.- उपस्थित है.। उसे महत्‌ 
ब्रह्मका विशाल व्यापक तथा  सूक्ष्मातिसूकष्म, - परमप्रमरूप 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


